आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
व्यक्तिव और कृतित 


लेखिका 
कुमारी पी० वासवदत्ता एम० ए० 


५. यगबार्ए कान" 





पुगवाणी प्रकाशन, कानपुर 


प्रकाशक:--युगवाणी प्रकाशन कानपुर 
मल्य १२ ₹० प्रकाशनकाल:-अप्रैल सन्‌ १९६६५ 


सुद्रक:-विवेक प्रिंटसे कानपुर 


गुरुदेव 
आचायें-प्रवर पं० नन्‍्ददुलारे जी वाजपेयी 
को 
सादर 
समपित 


प्रावकथन 


साधना के लिए आकांक्षा अपेक्षित है । मेरी प्रबन्ध-लेखन की आकांक्षा 
मेरे मानस में प्रारम्भ से ही विद्यमान थी और वह तभी पूर्ण रूप से पल्‍्लवित 
हुई जब मुझे एम०ए० उत्तरा््ध की हिन्दी परीक्षा में अष्टम प्रश्नपत्र के विकल्प 
में किसी निर्धारित साहित्यिक विषय पर एक लघु प्रबन्ध लिखने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । वास्तव में प्रबन्ध लेखन का उह्द श्य परीक्षार्थी की साहित्यिक चेतना 
को जागृत करता और उसके अन्तर्गत व्यवस्थित साहित्यिक लेखन शैली को 
जन्म देता ही है जोकि उसके आगामी साहित्यिक जीवन की पूर्व पीठिका का 
कार्य कर सके । प्रबन्धललेखन की यह आकांक्षा मैंने हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष 
आचाये वाजपेयी जी के सम्मुख व्यक्त की । उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर 
मुझे डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के समीक्षा और शोध सम्बन्धी कार्य पर समी- 
क्षात्मक प्रबन्ध लेखन का आदेश दिया। उनके इस आदेश से मुझे अत्यन्त 
प्रसन्चता हुई और उनके आदेश को कार्यान्वित करने के लिए मैं अध्ययन में 
प्रवत्त हुई | प्रबन्ध लेखन के अन्तराल में विषय से सम्बन्धित सामग्री प्राप्त करने 
में मुझे संघर्ष का सामना करता पड़ा, परन्तु अपने पृज्य गुरुदेव की कृपा और 
आशीर्वाद सदा काय में प्रेरणा ही प्रदान करते रहे और इस प्रकार आठ माह 
के निरन्तर प्रयत्त के पश्चात्‌ मैं इस प्रबन्ध को प्रस्तुत कर सकी हूँ । 


आंधूनिक हिन्दी समीक्षा का भविष्य उज्ज्वल है और वह अपने नव्यतम 
रूपों में विभिन्न प्रवत्तियों को समाहित किए हुए एक नवीन दिशा की ओर 
गतिशील है। शुक्लोत्तर समीक्षा में जहां एक भोर स्वच्छंदतावादी समीक्षा 
पद्धति उदित हुई हैं वहाँ आधुनिक हिन्दी समीक्षा में समाजशास्त्रीय और मनो वैज्ञा- 
निक शैलियां भी प्रचलित हैं। स्वच्छंदतावादी समीक्षा के प्रणेता आचार वाज- 
पेयी जी हैं। उन्होंने अपनी नवीन मौलिक उद्भावनाओं और साहित्यिक प्रतिभा 
द्वारा इस समीक्षा को जीवन्त रूप प्रदान किया है। इसी प्रकार मानवतावादी 
ओर समाजशास्त्रीय समीक्षा शैलियों का भी आधुनिक हिन्दी समीक्षा में विशेष 
योगदान एवं प्रदेय है। मानवतावादी समीक्षा आधुनिक हिन्दी समीक्षा को एक 
विशेष स्वरूप प्रदान करती है । अन्य शब्दों में मानवतावादी समीक्षा आधुनिक 
हिन्दी समीक्षां का एक प्रमुख अंग है। मानवतावादी समीक्षा के प्रवरततेक डा० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी जी हैं जिन्होंने समीक्षा क्षेत्र में एक नव्यतम स्वरूप प्रस्तुत 
किया है। अपने इस प्रबन्ध में मैंने डा० हजारीप्रसाद ट्विवेदीजी के शोध और 
समीक्षा कार्यो पर प्रकाश डाला है जिससे उनका समीक्षक और शोधकर्ता 
व्यक्तित्व अधिक स्पष्ट रूप से उद्धाटित हो सके । 


प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में आचाये ह॒जारीप्रसाद द्विवेदीजी के जीवन॑ 
एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया हैं। उनकी प्रारम्भिक जीवन की झांकियां, 
स्वभाव और अध्ययन का क्षेत्र, विभिन्न रुचियाँ इस अध्याय के विषय हैं । 
अन्य साहित्यकारों की भांति ह्विवेदीजी को भी प्रारम्भ से संधर्षो' और जीवन में 
झंझावतों का सामना करना पड़ा है। प्रबन्ध के इस अध्याय की सामग्री एकत्रित 
करने के लिए अत्यधिक कठिताइयां और बाधाय उपस्थित हुई हैं फिर भी अपने 
गुरुदेव द्वारा [समय-समय पर प्राप्त आशीर्वाद के फलस्वरूप मैंने सामग्री का 
संचयन किया है। आचाय॑ द्विवेदीजी के पत्र-सम्पर्क आदि द्वारा प्राप्त एवं स्वतः 
यत्र-तत्र से आकलित सामग्री ही इस अध्याय का एकमात्र आधार बन पाया है । 


प्रबन्ध का द्वितीय अध्याय ह्विवेदीजी के साहित्यिक निर्माण कार्य से 
सम्बन्धित है जिसमें कि उनकी समस्त साहित्यिक क्ृतियों और रचनाओं पर 
एक विहंगम दुृष्टिपात किया गया है। उनकी समस्त साहित्यिक कृतियों का 
विभिन्न रूपों में वर्गीकरण भी किया गया है। प्रथम कोटि में उनके समीक्षात्मक 
ग्रन्थ हैं । इसके अन्तर्गत उनकी 'सूर-साहित्य/ "साहित्य का साथी“, आधुनिक 
हिन्दी साहित्य पर 'विचार' आदि समीक्षात्मक कृतियां हैं। साहित्यिक कृतियों 
का द्वितीय रूप उनके शोध-प्रंथों में प्रस्फुटित हुआ है। “कबीर', 'मध्यकालीन 
धर्मसाधना', “नाथ संप्रदाय, “हिन्दी साहित्य का आंदिकाल” आदि उनके शोध- 
ग्रन्थ हैं जो इस प्रबन्ध का प्रमुख प्रतिपाद्य बने हैं। तृतीय प्रकार की रचनायें 
द्विवेदीजी की निबन्ध पुस्तकें हैं जिनमें द्विवेदीजी का निबन्धकार का व्यक्तित्व 
पूर्ण हूप से विकसित हुआ है । उनके सम्पादित ग्रन्थों में 'संदेशरासक”, “पृथ्वीराज 
रासो', नाथसिद्धों की बानियां! आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं । ट्विवेदीजी के 
कथा-साहित्य से सम्बन्धित तीन पुस्तकें हैं 'बाणभट्‌्ठ की आत्मकथा” और 'मेघ- 
दूत एक पुरानी कहानी तथा “चार चन्द्रलेख”' | वस्तुतः “मेघदूत एक पुरानी 
कहानी--मेघदूत का कलात्मक अनुवाद है। इस प्रकार इस अध्याय में उनकी 
समस्त कृतियों का वर्गीकरण कर उनका रचनातिथि सहित परिचय दिया 
गया है। 


प्रबन्ध के तृतीय भध्याय में ट्विवेदीजी के समीक्षक व्यक्तित्व का निरूपण 
किया गया है। उनकी समीक्षा के प्रमुख पीठिका उनकी मानवतावादी दृष्टि हैं 
जिसको उनकी समस्त समीक्षात्मक कृतियों में देखा जा सकता है। मानवतावादी 
समीक्षक के अतिरिक्त इस अध्याय में द्विवेदीजी की साहित्य एवं कलागत मासन्य- 
ताओं एवं प्रतिमानों का भी प्रतिपादन हुआ है। प्राचीन साहित्य सम्बन्धी विचारों 
के अतिरिक्त द्विबेदीजी की आधुनिक साहित्य सम्बन्धी समीक्षाओं एवं आदशों' 
पर भी प्रकाश डाला गया है । आधुनिक समीक्षादर्श के संदर्भ में द्विवेदीजी के 
वाद सम्बन्धी (छायावाद, प्रगतिवाद, आदर्शवाद) दृष्टिकोणों का भी उल्लेख 


किया गया है। समग्रत: उनकी समस्त कृतियों का आधार उनकी व्यापक मानवीय 
दृष्टि ही प्रतीत हुई है । 


चतृर्थ अध्याय में द्ववेदीजी के शोध सम्बन्धी कार्यों पर दृष्टिपात किया 
गया है । अध्याय के प्राथमिक अंश में शोध के स्वरूप, शोध और समीक्षा का 
अन्तर एवं हिन्दी में शोध-कार्य की परम्परा आदि पर विचार किया गया है। 
हिन्दी की शोध-कार्य की परम्परा का आलेख करते हुए द्िवेदीजी के शोध संबन्ची 
कार्यों का विवरण दिया गया है। द्विवेदीजी के शोध-करार्य सम्बन्धी क्षेत्रों को 
भी इस अध्याय के अन्तर्गत रखा गया है । 


समीक्षक एवं शोधकर्ता व्यक्तित्व के साथ ही उनके साहित्यिक व्यक्तित्व 
का एक अन्य अंग इतिहास लेखक के रूप में प्राप्त होता हैं । अध्याय के प्रारंभिक 
भाग में इतिहास लेखन सम्बन्धी भारतीय और पाश्चात्य आदर्शों को प्रदर्शित 
किया गया हैं| द्विवेदीजी के इतिहास लेखव सम्बन्धी आदर्श और विशेषतायें 
क्या हैं ? शुक्लजी और द्विवेदीजी के हिन्दी साहित्य के काल-विभाजन सम्बन्धी 
विचार और उनके औचित्य पर भी विचार किया गया। इसके अतिरिक्त इस 
अध्याय में द्विवेदीजी की इतिहास सम्बन्धी उपलब्धियों और प्रदेयों का भी विवे- 
चन किया गया है । 


समीक्षक एवं शोषकर्त्ता के अतिरिक्त प्रबन्त्र के छठे अध्याय में द्विवेदी 
जी के आचार्यत्व की भी चर्चा की गई हैं। आचारय॑त्व को प्राचीव परम्परां का 
उल्लेख करते हुए आधुनिक हिन्दी साहित्य में उसकी विकसित परम्परा इस 
अध्याय का विषय वस्तु बनी है। आचाय॑े द्विवेदीजी के आवायत्व के उपकरण 
क्या हैं, इस प्रश्त का भी समाधान इस अध्याय में हुआ है । 


सातवाँ अध्याय शैनीकार द्विवेदी का है। इसमें हमने द्विवेदीजी के 
अन्तरंग और बहिरंग दोेली प्रसाधनों पर विचार किया है। नवां अध्याय उप-- 
संहार और प्रदेय का है। इसमें प्रथम अध्याय से अष्ठ अध्याय तक के विषय के 
सारांश को प्रस्तुत किया गया है । 


द्विवेदीजी के समीक्षक व्यक्तित्व के प्रतिपादत के साथ ही युगीन समी- 
क्षकों एवं शोबकर्त्ताओं से उतकी तुलना प्रबन्च के अष्टम अध्याय में की गई है । 
इस अध्याय के अन्तर्गत हिन्दी समीक्षा एवं शोध की परम्पराओं पर ऐतिहासिक 
दृष्टि से विचार कर द्विवेदीजी की समीक्षात्मक एवं शोध सम्बन्धी उपलब्धियों 
का उल्लेख किया गया हैं। अध्याय के द्वितीय चरण में द्विवेदीजी की शोध स॑बन्धी 
दिशाओं और विशेषताओं को भी देखा गया है। नव॒मर अध्याय में द्विवेदीजी का 
हिन्दी साहित्य को प्रदेय क्या है, इस पर विचार किया गया हैं । 


इस प्रबन्ध के प्रस्तुत किये जाने का पूर्णपेण श्रेय परम पृज्य गुरुदेव 
आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी जी को हैं जिनसे मुझे पितृवत्‌ स्नेह और आशीर्वाद 
प्राप्त हुआ है। उन्होंने मेरी साहित्यिक चेतना को अपने परम ज्ञान के आलोक 
से एक नवीन ज्योति प्रदान की हैं। मेरी साहित्यिक अभिरुचियों को जागृत ही 
नहीं किया वरन्‌ उसे व्याप्ति भी प्रदात की है। मेरा यह प्रबन्ध उनकी निरन्तर 
प्रेरणा और आशीर्वाद का परिणाम मात्र है 


मैं अन्य गुरुजनों को भी धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकती जिन्होंने 
समय-समय पर मुझे इस प्रबन्ध सम्बन्धी पुस्तकें प्रदान कर इस कार्य को अवि- 
रल रूप से आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की है । साथ ही बहिन पद्मा वाजपेयी 
को अपनी कृतज्ञता प्रकट किये बिता नहीं रह सकती जिन्होंने मुझे इस प्रबन्ध 
लेखन में पूर्ण रूप से स्नेह एवं प्रेरणा प्रदान की है। समय-समय पर उन्होंने मुझे 
सामग्री के संच्रयन हेत अनेकानेक पुस्तकों से लाभान्वित किया है। अत: मैं उनके 
प्रति आन्तरिक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ । 


मेरा यह प्रबन्ध लेखन का प्रथम प्रयास है। मैं अपने विचारों को 
कहाँ तक प्रतिपादित कर सकी हुँ और कहां तक सफलता प्राप्त कर सकी हूँ 
इसका निर्णय विद्वज्जनों पर ही छोड़ती हूँ । 


हिन्दी विभाग 
सागर विश्वविद्यालय पी० वासवदत्ता 


भभिका 


सागर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग की एम० ए० की परीक्षा के निमित्त 
एक लघुप्रबन्ध लिखने की स्वीकृति दी जाती है। प्रतिवर्ष एम० ए० के कुछ चुने हुए 
विद्यार्थी इस प्रकार के प्रबन्ध लिखते हैं जिनमें कभी किसी साहित्यकार, लेखक या 
कवि के समग्र लेखन का अध्ययन किया जाता है और कभी किसी साहित्यिक धारा, 
प्रवृत्ति, समस्या आदि का विचार किया जाता है। यद्यपि इन्हें लघृप्रबन्ध को 
अभिवा दी जाती है, परन्तु कभी-कभी ये आकार में दीघ हो जाते हैं और इनमें 
विषय का समग्र स्थापन किया जाता है। कु० वासवदत्ता का प्रस्तुत प्रबन्ध इसी 
प्रकार का है। 

प्रस्तुत प्रबन्ध में हिन्दी के सुप्रसिद्ध समीक्षक, शोधकर्ता और पंडित आचार्य 
हजा री प्रसाद द्विवेदी की संक्षिप्त जीवनी के साथ उनके व्यक्तित्व और साहित्यिक 
निर्माण कार्य का विशद रूप में उल्लेख किया गया है । प्रवस्ध को आवश्यक-अध्यायों 
में बांटकर प्रत्येक भ्रध्याय में पक्ष-विशेष का आकलत और अध्ययन किया गया है। 
यों तो द्विवेदी जी एक रचनात्मक साहित्यन्नदा भी हैं, परन्तु मूलतः वे एक सांस्क्रतिक- 
चितक हैं। इस प्रबन्ध में द्विवेदी जी के रचयिता रूप की केवल प्रासंगिक चर्चा की 
गई है, प्रमूख॒त: उनके चितक रूप का विस्तार के साथ आलेख किया गया है। 
प्रबन्ध-लेखन के समय इसी आशय का शीर्षक दिया गया था, पर पुस्तक हूप में 
प्रकाशित होते समय शीर्षक कुछ बदल दिया गया है। इम्ीलिये यह स्पष्टीकरण 
आवश्यक था। 

कु० वासवदत्ता ने परिश्रमपूर्वक और श्रद्धापवंक यह प्रक्‍स्ध लिखा है। 
द्विवेदी जी की साहित्यिक और चितनात्मक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए यत्र-तत्र 
कृतिपय अन्य साहित्यिकों और विचारकों से उनकी तुलवा भी की गयी है, परस्तु 
वहां आशय इतना हो रहा है कि द्विवेदी जी की विशेष प्रवृत्ति-दिशा को समझ लिया 
जाय और उनकी भौलिक उपलब्धियों को उन्हीं भूमिकाओं पर देखा जाय। तुलना 
का आशय कहीं भी किसी की श्रेष्ठता या अवरता प्रदर्शित करता तहीं रहा है । एक 
श्रद्धालु विद्यार्थी के लिये ऐसा करना न सम्भव ही था, व उचित ही ।' 


यह कहना तो समीचीन ने होगा कि इस प्रक्‍न्ध में द्विवेदी जी के साहित्य 
का विवेचन एकदम निर्म्नात्त रूप से हुआ है, परस्तु उनके प्रदेथ को यथासंभव 


( १३ ) 


अविकल हप में प्रस्तृत करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। निर्देशक के रूप में 
मैंने इस प्रबन्ध के प्रणयन में यथेष्ट रुचि ली है, इसलिए इसके गुण दोषों में मेरा 
भी दायित्व किसी-न-किसी मात्रा में स्वीकार करना होगा, ओर उसे मैं स्वीकार 
करता हूँ । 

प्रस्तृत पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर मुझे विशेष प्रसन्नता है। कु० 
वासवदत्ता प्रथम श्रेणी में एम० ए० करने के पश्चात्‌ प्राचीन और तवीन साहित्य- 
सिद्धास्तों का विकासात्मक अध्ययन कर रही है। मुझे आशा है कि उसके लेखन में 
क्रमश: अधिक प्रौढ़ता आएगी और वह हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में अपनी योग्यता के 
अनरूप कार्य कर सकेगी । 


सागर विश्वविद्यालय -नन्दढुलारे बाजपेयी 
१५४-४-६१५ 


अनुक्रर्माणका 


१--जोवन और व्यक्तित्व | 


जीवन, कृतियां, स्वभाव और व्यक्तित्व, सामाजिक सम्पर्क, अध्ययन का क्षेत्र, 
रुचियाँ । 
२--द्विषेदी के साहित्यिक व्यक्तित्व का ऋरिक विकास २२ 
समीक्षात्मक ग्रग्थ, सूर साहित्य, साहित्य का साथी, आधुतिक हिन्दी साहित्य 
पर विचार, शोध ग्रन्थ, कबीर, मध्यकालीत धर्म साधना, नाथ श्म्प्रदाय, हिश्दी 
साहित्य का आदि काल, इतिहांस ग्रन्थ, हिन्दी साहित्य की भूमिका, हिच्दी साहित्य, 
निबन्ध पुस्तकें, अशोक के फूल, विचार और वितकं, विचार प्रवाह, हमारी साहित्यिक 
समस्‍यायें, कल्पलता, साहित्य का मम, छायानुवाद, प्राचीन भारत का कलात्मक 
विलास, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, लालकनेर, संपादित ग्रध्थ, संदेशरासक, 
पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ, कथा साहित्य, वाणभट॒ट की आत्मकथा, 
मेघदूत ( एक पुरानी कहानी ) । 
“ई--समीक्षक हिवेदी 4 


साहित्य सम्बन्धी आदर्श और सिद्धान्त, साहित्य का प्रयोजन : उसके हेतु, 
काव्यहूप सम्बन्धी द्विवेदी जी के विचार, कहानी, ताटक, उपस्यास, वाद पर द्विवेदी 
जी के विचार, आदर्शवाद, छायावाद, यथाथवाद, प्रगतिवाद, कलापक्ष, छम्द, 
अलंकार, व्यावहारिक समीक्षा, मानवतावादी दृष्टि, शुक्ल जी और द्विवेदी जी की 
भिन्न दृष्टियां, द्विवेदी जी की समीक्षा का सांस्कृतिक आधार, द्विवेदी जी की अस्त- 
प्रान्तीय साहित्य-दृष्टि, प्राचीन साहित्य की समीक्षा, प्राचीन हिन्दी-साहित्य, 


सम्बध्धी द्विवेदी जी के समीक्षात्मक विचार, आधुतिक साहित्य सम्बन्धी समी क्षायें । 
”५-..शोधकर्त्ता हिवेदी १०१ 
शोध का स्वरूप, शोध और समीक्षा का अध्तर, हिष्दी में शोधकार्य की 
परम्परा, द्विवेदी जी के शोधकारय के विभिन्न क्षेत्र, ऐतिहासिक शोध, हिध्दी साहित्य 


की भूमिका, ताथ सम्प्रदाय, कबीर, निरंजन कौन है, मध्यकालीन धर्म साधना | 


५-इतिहापत लेखक द्विवेदी १२६ 
इतिहास लेखन का आदर्श ; भारतीय और पश्चिमी, इतिहास लेखन शेली, 
द्विवेदी जी की इतिहास लेखन शेली की विशेषता व आदर्श, शुक्ल जी का आदर, 
युगों के नामकरण का प्रश्न, काल विभाजन और उसके औचित्य पर विचार, शुक्ल 
जी के इतिहास से द्विवेदी जी के इतिहास में मतभेद स्थल, द्विवेदी जी के इतिहास 
की उपलब्धियाँ ओर प्रदेय । 
६-आचाय॑ द्विवेदी १५४ 
आचार्य का स्वरूप एवं उपकरण, आचाययत्व की प्राचीन परम्परा, आधुनिक 
हिन्दी साहित्य में आचायंत्व की परम्परा, आचार्यत्व के उपकरण, द्विवेदी जी के 
आचाय॑त्व के उपकरण, साहित्येतर विषयों में प्रवेश, व्यक्तित्व के कतिपय गुण, 
मिलनसार स्वभाव, कतिपय चारित्रिक विशेषताये, जीवन दृष्टि की विशालता । 


.8३७,४०९५४/. 


७-शैलीकार द्विवेदी १७६ 


द्विवेदी जी की गद्य शेली, समीक्षात्मक शेली, विशुद्ध विचारात्मक शैली, 
निष्कर्ष, शैली का बहिरंग पक्ष । 
८-द्विवेदी-युगीव समीक्षक ओर शोधकर्ता १६६९ 

हिन्दी त्मीक्षा का आधुनिक युग, हिष्दी समीक्षा का द्वितीय चरण, शुक्लोत्तर 
शास्त्रीय समीक्षा, स्वच्छंदतावादी समीक्षा का आरम्भ स्वच्छंद्तावादी कवियों का 
समीक्षाकायं, स्वच्छन्दतावादी गद्य समीक्षक, द्विवेदी जी का समीक्षाका्यें, आधुनिक 
हिन्दी शोध की पृष्ठभूमि, द्विवेदी जी के शोधकार्य को दिशायें, समकालीन शोध- 
कर्ताओं का कार्य, आधुनिक विश्वविद्यालयीन शोध, (१) हिन्दी के प्राचीन कवि और 
काव्य सम्ब्धी शोध, (२) प्राचीत सामाजिक भोर सांस्कृतिक दृष्टिकोण का शोध, 
(३) जीवनी सम्बन्धी शोध, (४) आधुनिक काव्य सम्बन्धी शोध, (५) सेद्धान्तिक 
समीक्षा, वाद सम्बन्धी शोध, भाषा सम्बन्धी शोध, शोध के क्षेत्र में द्विवेदी जी की 
विशेषतायें । 
९--उपसंहार ओर प्रदेय २२७ 

व्यक्तित्व की विशेषतायें, साहित्य निर्माण, इतिहास लेखक, शोध और 
समीक्षा, शैलीकार, आचायंत्व, प्रदेय, ऐतिहासिक प्रदेय, मानवतावादी दर्शन, 
तात्विक प्रदेय । 


जीवन और वर्र्यक्तत्व 
जीवनी 


इतिहास इसका साक्षी है कि प्राचीनकाल से अब तक जितने भी प्रसिद्ध 
साहित्यकार हुए हैं, उनमें से अधिकांश को आरंभिक जीवन में या अपने जीवन- 
काल में कुछ-कुछ कठिनाइयों का सामना करता ही पड़ा है। आधुनिक युग में भी 
कवियों और लेखकों पर सरसरी दृष्टि दौड़ाने पर भी यह बात अवगत होती 
है | अपवाद स्वरूप कुछ उदाहरण अवश्य मिल जायें, यह दूसरी बात है। 
विदेशों में भी यही बात हमें नजर आती है, उदाहरणार्थ जानसन को ले सकते 
हैं। उन्‍होंने भी अपने जीवनकाल में अतेक कठिनाइयों का सामता किया था, फिर 
भी साहित्य रचना में कोई अवरुद्धता नहीं भाने दी । हमारे द्विवेदी जी भी इसके 
अपवाद न थे । उस्हें भी अपना प्रारम्भिक जीवन कठिनाइयों में बिताना पड़ा थां 
और इन्हीं कठिनाइयों की कसौटी में जीवन रूपी स्वर्ण को कसकर खरा स्वर्ण के 
रूप में अपने जीवन को बनाया तथा अपनी क्ृतियों द्वारा गिरी हुई जनता को 
साहस देने का भार उठाया | इसलिए भी वे मानवतावादी लेखकों में शीर्ष स्थान 
रखते हैं। अब हम उनके साहित्यिक जीवत के साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन 
संबंधी घटनाओं, व्यक्तित्व सम्बन्धी विचारों, व्यक्तित्व की विशेषताओं, 
साहित्यिक रचनाओं और उनके किक विकास, तथा उनके अन्य कार्यों, पर 
विचार करेंगे । 


२ हजारी प्रताद द्विवेदी : व्यक्तित्व और झतित्व 


उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक छोटा सा ग्राम था जहाँ द्विवेदी जी 

के प्रपितामह के पिता के नाम पर ही “आरत दुबे! का छपरा बसाया गया था। 
वह जिस बड़ गांव का हिस्सा था उस गांव का नाम ओझबलिया था। उसी 
गांव में उनके बाबा रहते थे । द्विवेदी जी के वृद्ध प्रपितामह (आरत दुबे) ने यह 
छोटा-सा टोला बसाया था । उनको ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। इसी 
ज्योतिष से काफी पैसा भी कमाया था | पारिवारिक आथिक दशा फिर भी दीन 
थी | इसी परिवार में आचार्य जी का जम्म संवत्‌ १६६४ शुद्ध श्रावण शुक्ला 
एकादशी को अर्थात्‌ अगस्त १६०७ ई० में हुआ था | इनके पिता प॑० अनमोल 
द्विवेदी बड़े अध्ययनशील एवं संत स्वभाव के व्यक्ति हैं। ये महावीर हनुमान के 
परम भक्त हैं। द्विवेदी जी की माता का ताम परमज्योतिदेवी है । आजकल दोनों 
वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं और भगवान विश्वनाथ की पुरी काशी में निवास 

कर रहे हैं । 


द्विवेदी जी के बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था। एक बार की बात 
है कि इनके पिता मुकदमा लड़ रहे थे। उस समय मुकदमे में रुपयों की बड़ी 
आश्यकता थी । पास में रुपए नहीं थे पर भाग्यवश उनको कहीं से १००० रुपयों 
की अचानक प्राप्ति हुई उससे अनमोल द्विवेदी जी बड़ प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए । 
-पास-पड़ोस के लोगों ते द्विवेदी जी का नाम बेजनाथ से बदल कर हजारीप्रसाद 
रख दिया और उसी दिन से ये इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। 


इनका विवाह सन्‌ १६२७ में श्रीमती भगवती देवी के साथ हुआ था । 
इनके चार पुत्र और तीन पुत्रियाँ हैं । 


द्विवेदी जी की प्रारम्भिक शिक्षा अपने जिले के प्राइमरी स्कूल रेपुरा में 
हुई। सन्‌ १६२० में अपने चाचा की देखरेख में बसरिकापुरा मिडिल स्कूल से उन्होंने 
प्रथम श्रेणी में मिडिल परीक्षा पास की | मिडिल पास करने के पश्चात्‌ उन्होंने 
संस्कृत पढ़ना प्रारम्भ किया। इस्होंने संस्कृत की पढ़ाई पहले पराशर ब्रह्मचर्याश्रम 
में; जो गांव के पास ही था, शुरू की । पश्चात्‌ रणवीर संस्कृत पाठशाला काशी 
, विश्वविद्यालय से सन्‌ १९२३ में प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की । १६२९ में 
- साहित्य की परीक्षा, फिर १६३० में शास्त्राचाय परीक्षा पास की । अंग्रेजी स्कूलों 
: में तियमित अध्ययन नहीं हुआ । घर वालों की स्थिति आर्थिक दृष्टि से बहुत 
सामास्‍्य थी। स्वयं इधर-उधर से संग्रह करके अंग्रेजी की एडमिशन परीक्षा 
- (हाईस्कूल) सन्‌ १६२७ ई० में काशी विश्वविद्यालय से ही.पास को। सन्‌ 
१६२६ ई० में इण्टरमीडियेट परीक्षा एवं आचार्य परीक्षायें पास को । 


जीवन और व्यक्तित्व ह ह 


उनके चाचा पं० बांकेविहारी दवे मैथिलीशरण गृप्त जी के प्रेमी थे। 
उन्होंने आचाये जी को वाल्यकाल में भारत भारती, जयद्रथवध, रठाया था। 
उनके स्कूल के हेडमास्टर पं० महेन् पांडे, 'जयरघुवंश व्रतज वन भानू' भजन 
करवाते थे और शिवजी के मन्दिर में पकड़ ले जाया करते थे। रामचरितमानस 
से ही थोड़ी सी साहित्यिक संस्कृति बीज रूप में मिली है । छपी किताब उस 
समय वहाँ बहुत कम मिलती थीं परन्तु गांव में आयेसमाज के कारण कुछ कुछ 
शास्त्राथ और विद्या का वातावरण था। उन दिनों पं» तुलसीराम के दर्शनों के 
अनुवाद को पढ़ गए थे। जो भी पढ़ते बड़े ध्यान एवं रुचि से पढ़ते थे। उपनिषद्‌ 
की टीकाएं, महाभारत के कई पाठ पढ़ डाले थे | तुलसी रामायण नियमित रूप 
से पढ़ा करते थे । पंद्रह सोलह वर्ष की अवस्था में बनारस आये। इनके चाचा 
बड़े शास्त्रार्थी थे। उन्होंने द्विवेदी जी को 'लघृसिद्धान्त कौमृदी पूरी याद करवा 
दी । वे शुद्ध उच्चारण के साथ रटते थे । आचाय॑ जी ने संस्कृत बड़ी जल्दी पढ़ 
ली थी। उस समय इनको बिरला छात्रवृत्ति पंद्रह रुपये महीने मिलती थी | पं० 
जगन्नाथ तिवारी जी के पड़ोसी गांव के रहने वाले और संबन्धी भी हैं । वे अंग्रेजी 
पढ़ते थे,द्विवेदी जी संस्कृत ॥ कभी कभी वे तिवारी जी से अंग्रेजी पढ़ते में सहयता लेते 
थे | तिवारी जी भी बड़े उत्साह के साथ उन्हें इस काम में मदद देते थे। सन्‌ 
१६२७ के बाद से ही आचाय॑ जी की हिन्दी की ओर रुचि एवं झुकाव था । इच्हीं 
दिनों आचार्य जी का परिचय आचार्य नन्ददुलारे वाजयेयी जी से हुआ था । 
वाजपेयी जी आधुनिक काव्य के प्रेमी थे। उसी समय से द्विवेदी जी आधुनिक 
हिम्दी साहित्य की ओर उन्मुख हुए थे । 


शास्त्राचाय होने के बाद द्विवेदी जी सन्‌ १६३० में हिन्दी अध्यापन 
के हेतु शाम्तिनिकितन बुलाएं गए। सन्‌ १९३२ में वे बी० ए० की परीक्षा 
में बैठना चाहते थे, किन्तु आँखों की अस्वस्थता के कारण बैठ ने सके और 
पढ़ना बन्द कर दिया । 


हित्याचार्य के रूप में तो इन्हें दनियाँ जानती है, लेकिन वहु एक 
'उद्भट ज्योतिषी भी हैं, इसे कम लोग जानते हैं । ज्योतिष द्विवेदी जी को अपनी 
पैतक परम्परा से ही नहीं मिली, इन्होंने ज्योतिष विषय में शास्त्री और आचार्य 
परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की हैं । इनके पिता जी की तीक् इच्छा थी कि वे या तो 
ज्योतिषी बने या फिर वकील बने । वक्नील तो नहीं बने पर ज्योतिषी से 
साहित्यकार कैसे बने इसकी कहानी पृथक है। 


द्विवेदी जी को स हित्यकार बनाने में हरिऔध जी को बड़ा हाथ था] 


ड हजारी प्रसाद हिवेदी: व्यक्तित्व और कृतित्व 


वह अपनी रचनाएँ इल्हें बड़े चाव से सुनाया करते थे और इन्हें कविताएं लिखने 
के लिये सदव प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया करते थे। द्विवेदी जी का कहना है कि 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के पास जाते मुझे डर लगता था। बाबू श्यामसुन्दरदास 
जी भी मेरी पहुंच से बाहर थे । हरिऔध जी और लाला भगवानदीन दोनों की 
मुझ पर बड़ी कृपा रहती थी । तब मैं ब्रजभाषा में कविताएं लिखा करता था। 
मेरी रचताए वीर रस पूर्ण हुआ करती थीं, मैं उनका पाठ भी बड़े जोरशोर से 
किया करता था | हरिऔध नी मुझे कभी-कभी आधुनिक भूषण कहा करते थे । 


शांतिनिकेतन में एक हिन्दी अध्यापक की आवश्यकता थी । उन दिलों 
आज्ञा देवी (अब श्रीमती आशा आरयंनतायकम्‌) वहां रेक्टर थीं । वे एक अच्छे 
हिन्दी अध्यापक कीं खोज में थीं। हरिओऔध जी ने द्विवेदी जी का परिचय इतमे 
प्रभावपूर्ण शब्दों में दिया कि एकदिन आशादेबी जी बहुत प्रभावित हुई' और 
इनको शांतिनिकेतन ले गई । यह घटना नवम्बर १६३० ई० के प्रारंभ की है। 
कतियाँ 

शांति निकेतन पहुंचने पर दूसरे प्रकार के संस्कार पड़ने लगे | द्विवेदी 
जी ६ तवम्बर को चलकर ७ नवम्बर १६३० को शांति निकेतन पहुंचे और 
उन्होंने ८ नवम्बर को कार्य भार संभाला । द्विवेदी जी इन तिथियों को "द्विजत्व” 
प्राप्ति की तिथि मानते हैं। यहां से वे अपना दूसरा जस्म मानते हैं। इसीलिये 
तिथियाँ द्विजत्व प्राप्ति की तिथियां हैं। धीरे-धीरे महान व्यक्तियों से परिचय 
हुआ । वहां कविगुरु रवीम्द्रनाथ ठाकुर, महामहोपाध्याय पं० विधु शेखर भटठाचार्य॑, 
आचाय क्षितिमोहन सेन, आचाये नंदलाल बसु, श्रीमान दीनबंधु सी० एफ एण्ड ज 
ओर अन्य अनेक देशी-विदेशी विद्वानों के संपर्क में आए | वहीं पं० बनारसीदास 
चतुव॑ंदी से परिचय हुआ और “विशाल भारत! में लिखना शुरू किया । इन व्यक्तियों 
से आचार्य जी काफी प्रभावित हुए । वे स्वयं नहीं कह सकते उन्होंने किससे क्या 
लिया ? यहीं से इनको साहित्य-सैवा की प्रेरणा मिली । इतका यश क्रमश: फैलने 
लगा। शांतिविक्रेतन में कार्य करते हुए उनका हिन्दी, अंग्रेजी बंगला आदि के 
विद्वानों से संपर्क हुआ और वे इन यशस्वी विद्वानों एवं साहित्यकारों से प्रभावित 
हुए और बहुत कुछ सीखा भी । परिणामतः उनकी साहित्यिक प्रतिभा चमक उठी । 
सन्‌ १६२० के आसपास आरम्भ कर आज तक एक अखंड तपस्वी की भांति 
द्विवेदी जी साहित्य की साधना में संलग्न हैं। शांतिनिकेतन में रहते हुए उन्होंने 
कई ग्रंथों का निर्माण किया है । आल 

'सूर साहित्यः इन्होंने सन्‌ १६३२ में लिखा था तथा इसका प्रकाशन 
सन्‌ १६४० में हुआ थों। यही उनका सर्वप्रथम ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बारे में 


जीवन और व्यक्तित्व हु 


आचाये क्षितिमोहन सेन ने भूमिका में इस प्रकार लिखा है, “श्री हजारीप्रसाद 
हिवेदी भक्तितत्व, प्रेमतत्व, राधाकृष्ण मतवाद आदि के संबंध में जो कुछ भी 
उल्लेख योग्य जहां कहीं से पा सके हैं उसे इस ग्रंथ में संग्रह किया है और उस पर 
भली भांति विचार किया दूसरा ग्रंथ उनका “हिन्दी साहित्य की भूमिका 

हैं जिसका रचनाकाल सन्‌ १६३६-४० है। हिन्दी साहित्य को एक नवीन 
दृष्टिकोण से पंठिकों के सामने लाने की तीब् इच्छा थी जिसकी पूर्ति द्विवेदी जी ने 
इस पुस्तक के द्वारा की हैं। इस पुस्तक में नवीन दृष्टिकोण को जिस स्पष्ठता 
और योग्यता से व्यक्त किया गया है वह अम्यत्र दुर्लभ है। यह पुस्तक हिन्दी 
साहित्य का इतिहास नहीं है और न यह ऐसे किसी इतिहास का स्थान ही ले 
सकती है। आधुनिक इतिहासों को यह अधिक स्पष्ट करती है और भविष्य में 
लिखे जाने वाले इतिहासों की मार्गदशिका है । इसी में इसका महत्व है । तीसरी 
पुस्तक 'नख दर्पण में हिन्दी कविता' नामक छोटी-सी पुस्तिका का प्रकाशन भी 
सन्‌ १६३४ में हुआ है । चोथी पुस्तक “कबीर' है | द्विवेदी जी ने शांतिनिकेतन 
में रहकर कबीर की रचना की है। इसका रचनाकाल सन्‌ १६३४ है। इसमें 
कबीर के व्यक्तित्व, साहित्य और दार्शनिक विचारों की आलोचना की गई है । 
साथ ही साथ यह एक शोधात्मक ग्रंथ है। इसका छठा संस्करण निकल चुका है । 
इससे इसकी प्रसिद्धि का अनुमान लगा सकते हैं। सन्‌ १९४० में “मध्यकालीन 
धर्मंसाधना' पाठकों के सामने प्रस्तुत हुआ ।इस पुस्तक में कूल मिलाकर ३७ 
_निबन्धों का संग्रह है। पर इनको क्रम से बैठाकर एक ग्रंथ का रूप देने की 
सफल चेष्टा की गई है । इस पुस्तक से मध्यकाल पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 
सन्‌ १६४४ में उन्होंने 'स्‌र और उतका काव्य! वामक पुस्तिका की रचना की । 
इस पर भी सूर तथा उनकी क्ृतियों पर संक्षेप में विचार किया गया है। यद्यपि 
यह पहले एक लेख का स्वरूप लेकर पाठकों के सामने आया तत्पश्चात्‌ उसी लेख 
को एक पुस्तिका का स्वरूप दे दिया गया । इसके बाद सन्‌ १६४० में बाणभट्‌ठ 
की रचता हुई जिसके लिखते की पृष्ठ-भूमि ही अलग हैं। अभी उसी पर 
विचार करेंगे । 


बाणभद॒ की आत्मकथा” लिखे जाने की कहानी भी अजीब है। 
आचार्य द्विवेदी जी ने एक वराह मति देखी थी जिसमें परम तेजोमय वराह 
नन्‍हीं-ली सलज्जा धरित्री का उद्धार कर रहे हैं। इस प्रतीक को उत्होंने 
चंद्रगुप्त, रामगुप्त से जोड़ा । दूसरे जब वे बी० ए० में रत्नावली पढ़ाते थे तब 
विवादग्रस्त, मंगलाचरण को लेकर उनका मन बाणभद्‌ट की ओर गया। तीसरे 
इसी बीच जब राहुल जी ने 'वोल्गा से गंगा' में बाणभट्ठ को वाचग्रान, व्यसनी, 


हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


लंपट तथा शठ अंकित किया ( यही बात श्रीहरष ने भी उसके बाबत कही थी ) 
तो आचाय॑ जी ने इसी तथ्य को रोमांटिक तथा प्रतीतात्मक परिवेश देने के लिए 
राहुल जी के दो अब्यायों से अधिक चार पांच अध्याओं में बाणभद॒ट की एक 
जीवनी लिखने तथा अंत में दीदी का पत्र छापने और हावेलकत कादम्बरी 
भूमिका का खंडन करने के लिग्रे उत्हें प्रेरणा मिली। उन्होंने इसे उपन्यास के 
लिये नहीं लिखा था, क्ित्तु विशाल भारत' में पहली दो किस्तों के छपते ही 
सबसे पहले राहुल जी का प्रशंसात्मक पत्र और फिर स्व० चत्रसेन शास्त्री का 
पत्र मिला । फिर पांच अध्यायों में समाप्त किए जाने के लिए संकलित यह 
नावलेट एक अप्रतिम उपन्याक्त बन गया ।* 


क्‍ बाणभट्ट एक ऐतिहासिक उपस्यास है । आजकल कई उपन्यास निकलते 
रहते हैं। फिर भी बाणभट॒ट की कथा अधिकाँश उपम्यासों से भिन्न है । यह निराला 
और अनूठा उपन्यास है। श्री गोवद्धंन शर्मा एम० ए० ने बाणभट्‌ट की आत्मकथा 
के बारे में लिखा है कि सफल आलोचक बनने के लिए विश्लेषण की जिस 
सुक्ष्मता को पाना आवश्यक है वही आलोचनात्मक तत्व ( क्रिटिकल फ क्‍्लटी ) 
संभवतया उपस्यास की सहृदयता में बाधा पहुँचा सकता है लेकिन द्विवेदी जी की 
आलोचवाओं और निबस्थों में पाठक के हृदय को गुदगुदाने, सांस्कृतिक स्मृति 
को जगाने और बहा ले जाने की जो शक्ति है, वही बाणभद्‌ठ की आत्मकथा को 
सफल उपस्थास बना सकी है । हिविदी जी रचित इस आत्मकथा में न॒ तो कहीं 
इतिहास तत्व की अवहेलना हुई हैं और न उपन्यास तत्व का बलिदान ही । इस 
रचना में कहीं भी वस्तुगत अस्वाभाविकता नहीं मिलती ।' इतिहास के अच्छे 
विद्वाव भगवतशरण उपाध्याय सप्रयास ढूढ़ने के बाद भी श्री द्विवेदी जी के 
ऐतिहाप्तिक निरूपण में कहीं कोई छिद्र त पा सके । शैली, भाषा, स्वाभाविकता, 
तत्कालीन समाज के चित्रण की दृष्टि से यह एक श्रेष्ठ उपब्यास भी है। “बाण- 
भंदट की आत्मकथा, यह नाम्म ही पाठकों के हृदय में श्रम उत्पन्न कर देता है । 
बाण की अस्य रचनाओं की भाँति इसका भी अधूरा होना बाण की दीर्ष प्रलंबय- 
मान अलंकृत भाषा शैली, तत्कालीव समाज व संस्कृति का सजीव उभरा हुआ 
चित्र, बाण भद्‌ठ, हर्षवर्धन, कुमार कृष्ण वद्धंन लोरिकदेव आदि ऐतिहासिक 
चरित्रों की अवतारणा और आत्मकथा की सहज स्वाभाविक विशेषतायें भावुकता 
प्रवाहमय अभिव्यंजता सब इस भ्रम को पैदा करने में सहायक होते हैं कि बाण 
(-उद्धुत-धर्म युग-फरवरी १६६२। 

२-साहित्य संदेश दिसम्बर १६५४। 


जीवन और व्यक्तित्व ७ 


भट॒ट की आत्मकथा शायद वास्तविक आत्मकथा का हिन्दी रूपाध्तर हो । संस्कृत 
के उद्भट विद्वान डा०शास्तिकुमार नान्राम व्यास भी एक बार इसी भ्रम में पड़ गये 
यह है द्विवेदी जी की प्रतिभा का चमत्कार | इसके साथ ही उन्होंने एक आस्ट्यित 
महिला केथेरायन को मिली पाण्डलिपि की कथा की मौलिक उदभावना करके इस 
अम को अधिक दर तक बढ़ा दिया है। 


तत्पश्चात 'नाथ संप्रदाय! का प्रकाशन सन्‌ १९५० में हुआ । भारतीय 
धर्म साधना के इतिहास में ताथ संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय रहा है पर उसके 
बारे में पुस्तक लिखना बड़ा कठिन काय॑ हैं। इस पुस्तक के प्रकाशन के पूर्व ही 
डा० बड़थ्वाल और राहुल सांस्क्ृत्यायन ने यद्यपि थोड़ा बहुत काम किया था, 
तो भी यह संप्रदाय एक प्रकार से उपेक्षित रहा है। शोधात्मक ग्रस्थों में इसकी 
गणना की जाती है। हिन्दी साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है । 


अनेक पुस्तकों के अतिरिक्त द्विवेदी जी समय-समय पर निबंध भी लिखते ' 
रहते हैं| ऐसे ही निबन्धों का संग्रह अब तक कई निकल चुक़े हैं। ट्िविदी जी ने : 
इन निबस्धों में संस्कृति, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विविध विषयों 
पर प्रकाश डालने का प्रयत्त किया है जो एक तरह गवेषणात्मक तथा आलो- 
चनात्मक कहे जा सकते हैं। जिनमें अशोक के फल, विचार और वितक, हमारी 
साहित्यिक समस्‍यायें आदि निबन्ध संग्रह क्रश: सन्‌ १६४७, १६४९ एवं. 


१६४५० को निकले हैं । 


इन निबन्ध संग्रहों के अलावा अनूदित ग्रंथ भी हैं जिन्हें इन्होंने शान्ति- 

निक्रेतन में रहते समय तैयार किया था। हिवेदी जी रवीर्द्रनाथ से बहुत 
प्रभावित हुए थे साथ ही बंगला भाषा से भी । अनृदित ग्रन्थ' रवीन्द्रनाथ द्वारा 
लिखे और बंगला भाषा के हैं। इनमें मेरा बचपन, लाल कनेर आदि, कई 
वितायें हैं | संस्कृत से इन्होंने प्रबन्ध चिस्तामणि, प्रातन प्रबन्ध संग्रह आदि 


;-०7१०-- न कर 


ग्रंथों का अनुवाद किया है जो इतिहास के पुनर्गठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 


सन्‌ १६५४ में 'मेघदूत' एक पूरानी कहानी भी लिखी है जिसकी भाषा 
सरल एवं प्रवाहमात है। उपन्यास का स्थान भी रिक्त नहीं छोड़ा है। यद्यपि 
कहने के लिए उपन्यास एक ही लिखा है पर उसके लिखने की शैली नवीनतम है 
जो पाठक को आक्ृष्ट किए बिना नहीं रहती, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके 
हैं। इस प्रकार शान्तिनिकेतन में रहकर अनेक स्वतन्त्र पुस्तकों, अनेक निबन्धों, 


१--साहित्य संदेश--द्सिम्बर १६४४ । 


हा हजारों प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व जौर कृतित्व 


अनेक अनूदित पुस्तकों की रचना की है जो इनके यश रूपी सौरभ को चतुदिक 
फैलाने में समर्थ हैं । 


इनकी इस चतृदिक प्रतिभा को पं० अमरनाथ जी झा ने अच्छी तरह 
पहुचाना और इन्हीं दिनों बिना आवेदन पत्र दिए ही उत्होंने द्विवेदी जी को 
काशी विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग के रीडर पद पर इनकी नियुक्ति कर दी। 
इस पद को इन्होंने अस्वीकार कर दिया । इस प्रकार शान्तिनिकेतन में ही हिन्दी 
विभाग के अध्यक्ष पद को ये बीस वर्षों तक सम्मान के साथ सुशोभित करते 
इसी बीच श्री गोविन्द मालवीय जी हिन्दू विश्वविद्यालय के नये कुलपति पद 
पर प्रतिष्ठित हुए । इन्होंने बिता आवेदन पत्र भेजे ही द्विवेदी जी को हिन्दी 
प्रोफेतर तथा हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रूप में नियुक्त कर दिया । ये बड़ों का 
दबाव न टाल सके और सन्‌ १६५० से १६६० तक वे इसी पद पर रहे । यहाँ 
रहकर भी आप साहित्य की निरन्तर सेवा करते रहे । इसी संदर्भ में उन दिलों 
लिखी पुस्तकों पर विचार कर लेना ज्यादा उचित मालूम होता है । 


सन्‌ १६९५० में 'साहित्य का साथी नामक पुस्तक की रचना की थी 
जो विद्याथियों को ध्यान में रखकर लिखी गयी है, इस दृष्टि से बहुत ही 
उपयोगी एवं ज्ञानवद्धंकं है । सर्मिति की उपाधि परीक्षाओं (कोबिद तथा 
रत्त) के विद्यार्थियों को एक ऐपी पृस्तक की कमी अनुभव की जा रही थी 
जिसके द्वारा विद्याथियों को साहित्य के विभिन्न अड्ों की जातकारी मिल सके | 
इसी जानकारी के लिए इस पुस्तक की रचना हुई और यह पुस्तक गुजरात 
विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षाओं में सन्‌ १९५८-१६६० तथा उस्मानिया 
विश्वविद्यालय की एम० ए० परीक्षा में सन्‌ १९५८-५९ के लिए स्वीकृति की 
गई थी । अब तक इसके चार संस्करण निकल चुके हैं | साहित्य के विभिन्न अज्डों 
पर साहित्य का साथी पूर्ण प्रकाश डालता है। हिन्दी साहित्य का आदिकाल' 
आचाय॑ हजारीप्रसाद द्िविदी का यह भाषण बिहार राष्टरभाषा-परिषद के दूसरे 
वर्ष की भाषणमाला का प्रथम व्याख्यान है जो १३ मार्च १ ६५२ ई० में पटना 
में परिषद के तत्वावधान में हुआ था | यह एक शोधग्रंथ है। जिन विषयों को 
पूर्व इतिहासकारों ने उपेक्षित एवं संदेहास्पद कहकर प्रकाश में लाने की कोशिश 
ते की ऐसे काल को लेकर विस्तार से विचार किया गया है | पांच व्याख्यानों का 
यह संग्रह आदिकाल के सम्बन्ध में काफी प्रकाश डालने में समर्थ है। इसके 
सम्बन्ध में अनेक विद्वानों की सम्मृतिर्या निकली हैं जो निम्न प्रकार हैं--डा० 
अमरनाथ झा ने 'हिन्दी साहित्य का आदिकाल' पर अपने विचार अभिव्यक्त 
करते हुए कहा है कि “हिन्दी साहित्य का आदिकाल' बड़े मूल्य की वस्तु है। 


जीवन ओर व्यक्तित्व ९ 


हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक समय का इसमें बहत ही सन्दर दिग्दर्शन 
डा० सुतीतिकुमार चार्ट्ज्या का मत भी द्रष्टव्य है । निस्त्त॑ं देह यह पुस्तक अमृल्य 
है । वास्तव में यह हिन्दी साहित्य की उत्पत्ति और विक्राश पर विशद प्रकाश 
डालती है। इससे शोध सम्बन्धी विद्वान अत्यविक लाभःन्वित होंगे। डा० धीरेन्द्र 
वर्मा का मत ध्यान रखते योग्य है 'हिन्दी साहित्य के आदिकाल' के सम्बन्ध में 
इसमें बहुत सी नवीन सामग्री है । पं० रामनरेश जिपाठी जी का मत इस प्रकार 
है। “इस पुस्तक में लेखक की सूक्ष्म विवेचना शक्ति और ऐतिहापिक गवेषणा के 
प्रमाण मिलते हैं। यह पुस्तक हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक इतिहास के जिज्ञासुओं 
के लिए बड़ी ही उपयोगी है ।” 


इसके पश्चात्‌ 'हिन्दी-साहित्य सन १६४३ में प्रकाशन में आया । इस 
ग्रन्थ में साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों और महत्वपूर्ण वाह्य रूपों के मल और 
वास्तविक स्वरूप का परिचय देने की चेष्टा की गई हैं। यद्यपि यह पस्तक भी 
विद्यार्थियों को ध्यान में रख कर लिखी गई है । फिर भी अन्य इतिहासों से कम 
महत्व नहीं रखती। सन्‌ १६५४ में साहित्य का मर्म' जो लखनऊ विश्व- 
विद्यालय में दिये गये तीन व्याख्यानों का संग्रह है - प्रकाश में आया । इसमें 
भारतीय प्रपीक्षा सिद्धांत: रस, एवं काव्य रूपों आदि पर विचार प्रकट किया 
गया है । 


उपयु क्त स्वतन्त्र ग्रन्थों के आलावा अनेक फूटकर निबन्ध भी लिखे हैं, 

व्याख्यान भी दिये हैं और ग्रस्थों का संपादन भी किया है। निबन्ध संग्रह जसे 
कल्पलता का सं० २००८ में प्रथम प्रकाशन हुआ और दूसरा संकरण सं० २०१२ 
में निकला | दूसरा निबन्ध एवं भाषण संग्रह “विचार प्रवाह हैं जो प्रथम बार 
जलाई १९४५९ में पाठकों के समक्ष आया। यद्यपि इसके कुछ लेख व भाषण 

पत्र-पत्रिकाओं में छप चुके थे पर पुस्तक के रूप में सन्‌ १९५६ में ही सामने 

आया । निबन्ध संग्रहों के अतिरिक्त कई ग्रन्थों का सम्पादन भी किया है। इन 

सम्पादित ग्रन्थों में सर्व प्रथम ग्रन्थ 'संदेश रासक' है जिसका सम्पादन कार्य 

१९६० में हुआ है। इसकी प्रस्तावना में द्विवेदी जी ने लिखा है। अनेक खोज 

के पश्चात्‌ इनकी प्रतियों का पता लगाकर उनका हवाला इसमें स्पष्ट रूप से 

दिया गया है। इसका सम्पादव अपने शिष्य श्री विश्वताथ त्रिपाठी (लेक्चरर 

के० एम० कालेज, दिल्‍ली) के साथ किया है। अन्य एक ग्रन्थ 'पृथ्वीराज रासो' 

का संक्षिप्त संशोधित संस्करण ई० १६५४७ में निकाला है। इसका सम्पादन 

द्विवेदी जी ने नामभवर सिंह के साथ किया है । इसकी भूमिका हुजारी प्रसाद 

- द्विवेदी जी ने लिखी है तीसरा सम्पादित ग्रन्थ 'नाथसिद्धों की वाणियाँ हैं जिसका 


१० हुजारी प्रताद द्विवेंदी : व्यक्तित्व और कतित्व 


सम्पादत सं० २०१४ में हुआ | इसमें चौबीस ताथसिद्धों की रचनाएं सम्पा- 
दित हैं । 


आजकल द्विवेदी जी पंजाब युनिर्वास॒टी चण्डीगढ़ के हिप्दी विभाग 
के अध्यक्ष एवं प्रोफतर से पद को सुशोभित कर रहे हैं। उनकी विद्वता और 
अध्ययनशीलता से मुग्ध हों १९४७ ई० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने अपने 
करांची अधिवेशन में साहित्य परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित किया। १६४६ ई० 
में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हे डाक्टर आफ लिटरेचर की आनरेरी उपाधि 
से विभूषित किया । द 


द्विवेदी जी आजकल पंजाब विश्वविद्यालय चण्डी गढ़ के हिन्दी 

अध्यापक के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज वे एक कुशल अध्यापक और शिक्षाविद्‌ 
होने के साथ ही साथ कई भाषाओं के मर्मज्ञ और प्रकाण्ड विद्वान तथा कृशल 
गद्यकार हैं। उनकी रचनाएं आज हिन्दी जगत में अपना विशेष स्थान रखती 
हैं। उनके 'सर साहित्य/ को साहित्य समिति, इन्दौर ने स्वर्णपदक से समादृत 
किया है। इसी प्रकार उनके “'कबीर' पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें अपना 
मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदात किया है। वाणभट्ट की आत्मकथा पर नागरी 
प्रचारिणी सभा ने “महावीर प्रसाद हिवेदीं स्वर्णपदक' देकर सम्मानित किया । 
भारत-सरकार ने पद्मभूषण देकर उन्हें सम्मानित किया है।सन्‌ १६६१ में 
रवीम्द्र शताब्दी के अवस्तर पर साहित्य अकादेवी (नई दिल्‍ली) ने इन्हें ढाई 
हजार रुपये का पुरस्कार दिया। द्विवेदी जी ने पुरस्कार को पूरी रकम पंजाब 
विश्वविद्यालय को दे दी। इसमें द्विवेदी जी के कुछ अन्य मद के धन को मिला 
कर पंजाब विश्वविद्यालय प्रति वर्ष भारतवर्ष की भावनात्मक एकता पर सर्वश्रेष्ठ 
निबन्ध लिखने वाले विद्यार्थी को उपाधि वितरण उत्सव के अवसर पर 'हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी स्वर्ण पदक दिया करता है। सन्‌ १६९६२ के अक्टूबर महीने में 
भारत सरकार ने उन्हे रूस में एक सांस्कृतिक शिष्ठमण्डल के सदस्य के रूप 
में भेजा । 


चण्डीगढ़ में द्विवेदी जी ने 'लालित्य मीमांसा' सन्‌ १६६२ में लिखा है 
जो अभी प्रेस में है। दइसरा भारतीय नाटय परम्परा और दशरूपक “जिसको 
डा० ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी और श्री प॒थ्वीनाथ द्विवेदी ने मिलकर सम्पादत 
किया है, प्रेत में हैं। इसके अतिरिक्त आजकल एक ग्रन्थ 'चारुचन्द्रलेख”' लिख 
रहे हैं जिसमें अभी तीस अध्याय लिखे या प्रकाशित हो चुके हैं। इस ग्रन्थ का 
उहं श्य, मध्यकालीन साधताओं को प्रकट करता था जिसमें चारुचर्दवलेख सिद्धि 


जीवन और व्यक्तित्व ११ 


प्राप्त करके अपनी कहानी प्रथम पुरुष में कहती है, तागसेन प्रेम साथमा में 
झिल्क, कुन्ठादि का प्रतीक होकर अपनी कहाती मध्य पुरुष में कहता है तथा 
राजा प्रेम साधना के पूर्व विश्वास का प्रतीक होकर अपनी कहानी 'उत्तम पुरुष 
में कहता है ।! 


इसके अलावा इन्होंने प्रारम्भ से अनेक छोटी-छोटी पुस्तिकायें लिखी हैं। 
जैसे संतों का सुक्ष्मेद, 'अपभ्रस का रसात्मक साहित्य कालिदास द्वारा प्रयुक्त 
प्रसाधन सामग्री रवीद्रनाथ की कवितायें हैं। इस प्रकार ये हिन्दी की सेवा 
सन्‌ १६३० से आजतक अनवरत रूप से करते आ रहे हैं। इसके अलावा 
इनकी कई कवितायें लिखी हैं एक कविता स्केच भी मिलती है। यद्यपि लिखते 
समय कविता लिखने का उहृश्य न था पर लिख गये कविता - अब उस गद्य 
रूप कविता का अवलोकन करें | 


४एक सहृदय मित्र ने पूछा कि तुम क्या जानते हो कवि भवाती मिश्र को, 
जिसकी कविता हुआ करती असाधारण मगर पहले बहुत सामात्य, जबां ऐसी 
कि हर कूचे गली के लोग समझें अदा ऐसी कि भारी ठूठ - बोड़म रीक्ष जायें 
और बातों बात में बाते! निकल आये फकीरों की, वली की, पीर मुर्शिद की । 
स्मरण आया कि हाँ, मैं जानता हूँ एक फक्कड़ राम को जो नाम ऐसा ही बताता 
है, मगर वह सरल सृर्दर आदमी है, और ये हैं कह रहे, 'कवि हैं! अजब हैरान 
हूँ क्या मस्त मौला लोग ही कवि कहे जाते हैं यहाँ पर । 


सोचकर मैंने कहा - भाई, जरा हुलिया बताओ वेश कैसा है, सकूतत 
क्या कि पेशा क्या? बताया है मझोला कद, खदरिया एक धोती, एक कुर्ता 
बस यही है वेश । सीपी का चमकता एक मोती है कि फेरी में कटी हैं उम्र, 
रहता कभी वर्धा, कभी बास्बे, कभी उत्तर, कभी दक्खिन कभो पूरब, कभी 
पश्चिम, पैर में बाँधे सनीचर, गा न सकता, रो न सकता, मगर कुछ-कुछ सिखा 
सकता, भठकतों को सही रास्ता दिखा सकता और कुछ लिख लिखा सकता, 
यह गरम अफवाह है यह कवि प्रयोगी हो नहीं सकता कदाचित्‌ योग से विश्रक्‍्त 
योगी है, बियोगी से नहीं हरगिज । 

मुझे बिलकुल नहीं शक रह गया यह मिश्र जी हैं और कोई नहीं 'बस 
मेरे पिछाने वे भुलक्कड़ राम ही हैं। याद आयी सैकड़ों बातें बुन्देले मिश्र जी 
की बोल उनके हैं कि धरती से सठे ही सरकते हैं मगर कुछ जब छोड़ दो तो नाग 
से फूफकार उठते हैं-फण का रूप देखे ही बने हैं। हवा में यों उड़ा करते वे कि 


१- उद त-धर्मयृग-फरवरी १६६२॥ 


१२ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


जैसे बाज पंखे छोड़ उड़ता है मगर है देखता रहता धरित्री को झपठता फिर 
अचानक देखकर आखेट वांछित, चला जाता है वहीं फिर आसमां में ओर पंखे 
खोल बहुता है कि गोया कुछ हुआ ही नहीं । 


क्या वह आदमी कवि हो गया है । 
याद आया आदमी यह शहर में प्रायः भटक जाता रहा पाता व रास्ता खोज। 
शायद फिर विचारा भटक कर कविया गया है। हाय, वह भोला परेशानी भरे 
जाने कहाँ है, पूछता फिरता कहाँ उनचास नम्बर है, गली का नाम जो पूछो, मगज 
खुजला रहा है । 


सच वताऊ' मित्र, भोला मिश्र सुन्दर गद्य है, चचल मनोहर सरस 
झंकृत गद्य, ऐसा गद्य जो है लोचवाला, तर्जवाला, जरा कुछ झुक जाय तो 
उप्त मर्जवाला जिसे दुनिया छन्‍्द कहती है । विचारा क्या अजब जो इस तरफ 
भी भटक जाये। 


सच बताओ मित्र, क्या तुमने सुना वह इन दिनों किस भोर है ! मैं 
जानता हूँ सहज जन वह है हृदय के अतल से निस्सृत् अक्ृत्रिम प्र मवाला, शील- 
मुदुता सरलता से खचित मणिमय हेसवाला, जरा कुछ झुक जाय तो वह सरस योग 
क्षेमवाला जिसे दुनिया कवि कहा करती । विचारा क्या अजब वह इस तरफ भी 
भटक जाए। 


स्वभाव ओर व्यक्तित्व : 


द्विवेदी जी का जीवन बड़ा सरल है, झइत्रिमता का आभास तक नहीं 
मिल पाता इनका सरल, सहज स्वभाव बड़ा ही आकर्षक है | सादगी के अवतार 
हैं मानों । हमेशा खहर का कर्त्ता और धोती पहने हुए, कन्बे पर लापरवाही से 
भागलपुरी चादर डाले हुए जब वे बैठते हैं उस समय उनका एक पांव चितन की 
की धारा में हमेशा तरंगित होता रहता है । वे बातचीत के सिलसिले में तरह 
तरह के विनोद करते रहते हैं ठहठहाकर हंसवा मानों उनमें सरल एवं विष्कपट 
स्वभाव का प्रतीक है। बड़े स्पष्ट भाषी हैं। ऐसा लगता है अपनी हंसी के बीच 
वे इस दुनियाँ की चिता को ही भूल जाते हैं। उनका दृष्टिकोण एकांगी - नहीं, 
वे कभी अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर रखकर नहीं परखते । उनका कहना है 
सब लोगों का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होता है। भारतीय दृष्टिकोण अलग है 
और पश्चिमी दृष्टिकोण अलग । हम यह नहीं कह सकते कि यही ठीक है 
और वही ठीक है । अपने अपने देश की संस्क्ृति के अनुप्तार रीतिरिवाज का 


जीवन और व्यक्तित्व १३ 


निर्माण होता हैं । हम उनके बात-चीत के सिलसिले में उपयु क्त बातों को अच्छी 
तरह पा सकते हैं। समुचित दृष्टिकोण के द्वारा किसी देश की संस्कृति को माप- 
दंड बनाकर दूसरे देश की संस्क्ृति को नहीं परखना चाहिए | वह दृष्टिकोण एक्रांगी 
दृष्टिकोण बनकर रह जायगा। उनकी इस विज्ञालदृष्टि ने गिरती हुई मानव . 
जाति को उठाने की प्रेरणा दी । इसी मानवतावादी दृष्टिकोण एवं स्वभाव के. 
कारण शीघ्र ही पाठक व श्रोता से आत्मीय संबन्ध स्थापित हो जाता है। 


उच्च आदर्शों को अपने जीवन में महत्व देते हैं इस्लीलिए इनको 
महात्मा गांधी एवं कवीदरु्द्र रवीन्द्र से इतनी भक्ति व श्रद्धा है । परिश्रम करने से 
कभी नहीं डरते । इसी परिश्रम के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को आज इस रूप 
में परिवर्तित कर लिया है । प्रात: ४ बजे उठकर अपने आवश्यक कार्यो से निवृत्त 
हो दो तीन घंटा पढ़ना तो मानों इनका अनिवार्य नियम सा बन गया है। ये बड़े 
उदार स्वभाव के हैं । सरस्वती तो उत् पर खुश हैं पर लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती 
हैं । किसी को कोई वस्तु देने के पश्चात्‌ लेने का ध्यान ही नहीं रहता । हमेशा 
सादगी को अपनाने वाले हैं । 


सामाजिक सम्पर्क : 


आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी के स्वभाव में सामाजिकता और 

विनय भावना इतनी विशिष्ठ रूप में पायी जाती है और वे स्वत: एक ऐसे 
प्रभावशाली वक्‍ता हैं कि साहित्यिक क्षेत्र के अतिरिक्त सावंजनिकक्षत्रों में भी 
उनकी अबाध गति रही है। किसी भी विषय पर किसी भी समय में 
वे उत्तम प्रकार की वक्‍तृता दे सकते हैं इसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार की 
संस्थाएं उनको प्राय: बुलाया करती हैं । कुछ लोगों ने. उनके इस मनोभाव को 
देख कर उन्हें किसी क्वेन्द्रीय और परिनिष्ठित विचारधारा का उत्तायक न 
मात कर उन्हें धुरीहीत साहित्य की संज्ञा दी थी इस संबन्ध में श्री धर्मवीर 
: भारती का वक्तव्य हमारे सामने है। परन्तु जिस व्यक्ति ने अपने विचारों को 
अपनी स्पष्टता के साथ इतने विशद्‌ रूप में व्यक्त किया है उसे धुरीहीन कहना 
आरोपकर्त्ता की एकांकी धारणा का ही परिचायक है । द्विवेदी जी जब साहित्य 
में लोक जीवन के कवियों का महत्व प्रदशित कर चुके हैं और स्वयं एक उदार 
मानवतावादी भावना के व्यक्ति हैं तव आधुनिक जीवन के प्रगतिशील तत्वों का 
पक्ष लेना उनके लिए स्वाभाविक है । जब जब लेखकों की विचारधारा अथवा 
उनकी किसी विशेष समस्या का प्रश्न आया है तब तक द्विवेदी जी के प्रगतिशील 
शक्तियों का हिसाब दिया है। अपने साहित्यिक निबन्धों में उन्होंने प्र मचन्द जी 


१४ हजारी प्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


को जो महत्व प्रदाव किया गया है उससे उनकी सामाजिक दृष्टि का अच्छी तरह 
परिचय मिल जाता है। अतएवं केवल निन्न-भिन्न सभाभों में जाकर अपनी 
बात कहने के अधिकार का उपयोग करने के कारण उनको धुरी ही कहना संगत 
जान पड़ता है । 


द्विवेदी जी साहित्यिक क्षेत्र के बाहर एक अविरोधी दृष्टि रखते हैं और 
साहित्य में भी प्रत्येक नये आन्दोलन में कुछ न कुछ सार्थकता देखते हैं जिस किसी 
व्यक्ति में उन्हें प्रतिभा दिखाई देती है उसकी प्रशंसा करने में वे नहीं हिचकते 
यही कारण है अनेकानेक नये लेखकों को उनका आशीर्वाद और उनकी आशंसा 
प्राप्त हुई है परन्तु इसका यह आशय नहीं कि वे विभिन्न प्रतिभाओं की तुलना- 
त्मक स्थिति का बोध नहीं रखते। विभिन्न लेखकों की विभिन्न पुस्तकों की 
भूमिका व प्रशस्ति पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने मूल विचारों को 
डांवाडोल नहीं होने देते । उनकी प्रशंसाओं में भी विभिन्न प्रकार की ब्यंजनायें 
रहा करती हैं। कृति के अनुरूप स्तर पर ही वे सम्मति या आशंसा देते रहते 
हैं। द्विवेदी जी इस प्रकार की सम्मतियाँ और भूमिकाओं में विलक्षण प्रकार का 
संतुलन रहा करता है जिसको समझना सबके लिए सम्भव नहीं । उनके ऐसे वक्तब्यों 
को गहराई से देखने और समझने की आवश्यकता है। 


द्विवेदी जी यों तो ज्योतिषाचार्य होने के कारण उक्त विद्या में काफी 
निष्णांत हैं परन्तु ज्योतिष की वेज्ञानिकता के सम्बन्ध में उनका स्पष्ट मत भी 
अनेक बार व्यक्त हुआ है । जब हमारे प्रधान मन्‍्त्री ने ज्योत्तिष विद्या की 
वैज्ञानिकता पर संदेह प्रकट किया और जनता को यह चेतावनी दी कि उस पर 
आंख म्‌ दकर विश्वास न करें तब आचार्य द्विवेदी जी ने भी अपनी अनोपचारिक 
वक्तव्यों में उनका समर्थन किया था। इससे यह सिद्ध होता है कि द्विवेदी जी 
किसी प्रकार के अन्धविश्वास से अपना नाता नहीं जोड़ते। ज्योतिषों के पंडित 
होते हुए भी ज्योतिष विद्या पर उनकी अपूर्ण आस्था इस बात का प्रमाण है । 


द्विवेदी जी प्रत्येक प्रकार के भाग्यवाद या नियतिवाद के विरोधी हैं। 
भारतीय इतिहास में नियतिवादी धारणायें इतनी बद्धमूल हो गई थी कि उनको 
जनता के मस्तिष्क से दूर करता एक महान अभियान बस गया है। जो कुछ 
लिखा है वही होगा अथवा जिसने जेसे पिछले जन्म में किया है उसको उसी प्रकार 
का फल मिलेगा ऐसी धारणा में द्विवेदी जी के विचारों के विरोध में पड़ते हैं। 
रवीन्द्रनाथ के संपर्क रहने के कारण द्विवेदी जी नवीन विचारों और जीवन 
दृष्टियों के एकदम समीप हैं । और उनके साथ किसी भी पौराणिक या गता- 


जीवन और व्यक्तित्व १५ 
नुगतिक विचार प्रभाव नहीं रखता । वे सच्चे अथों में वुद्धिवादी विचारक हैं। 


ऊपर हम ढिवेदी जी की वितयशीलता का उल्लेख कर चुके हैं। 
विनयशी लता के कारण उनके प्रति कभी का आकर्षण रहता है। उच्चतर क्षेत्रों में 
उनका संपर्क उनके अन्य गणों के साथ उनकी विनयशीलता के कारण हो सका है। 
उसके बंगाल प्रवास में अनेक बंगदेशीय विद्वानों से उनका संपके हुआ है । 
शांतिनिकेतन में सी० एस० एन्डज जेसे-अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों से 
भी उतका सम्बन्ध रहा है । नेहरू जी की कन्या इन्दिरा गांवी शांतिनिकेतन में 
विद्याभ्यास करती हुई द्विवेदी जी के संपर्क में आयीं थीं। और अब भी उनका 
उसी प्रकार सम्मान करती हैं। द्विवेदी जी के वेयक्तिकशील विचार के कारण 
आचाये नरेम्द्रदेवे और जयप्रकाश वारायण जैसे लोगों से भी उनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा है । इसके अतिरिक्त उनकी राष्ट्रीयता और हिन्दी सम्बन्धी कार्यों 
के कारण राष्ट्पति राजेन्द्रग्साद और पृरुषोत्तमदास टंडन जी भी उनके प्रति 
सदाशय रहे हैं । केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के श्री हुमायू' कबीर हिवेदी जी से स्नेह 
सम्बन्ध रखते हैं। इनके अतिरिक्त देश भर में द्विवेदी जी के अनेक मित्र और 
स्नेह भी प्राप्त होते हैं। 

शिक्षा के क्षेत्र में द्विविदी जी ने जो प्रगति की है उसमें भी उनका ऋरमिक 
उन्नयत उनकी योग्यता का आग्रह उनके वैयक्तिक गृणों के आग्रह पर ही हुआ है । 
शांतिनिकेतत में उत्तका प्रवेश उप्त स्थिति में हुआ था जब वे उत्तर प्रदेश के 
साधारण संस्कृत पंडित थे । सहसा उनकी ओर लोगों की दृष्टि इसलिये गई 
थी कि ये एक अतिशय सहृदय, सज्जन और विनीत व्यक्ति थे। शांतिनिकेतन में 
उनका स्थिर होकर रहना भी उनके वेयक्तिक गृणों का परिणाम है। उनके पास 
अंग्रेजी की कोई उपाधि वहीं थी फिर भी अपनी योग्यता और लगन के कारण 
उन्होंने अपने अधिकारियों को बराबर संतुष्ट रखकर और शांतिनिकेतन के 
पारिवारिक सदस्य बन गये । 


इस समय उनका स्थानान्तरण शांतिनिकेतन से काशी विश्वविद्यालय को 
हुआ उस समय विश्वविद्यालय में पच्चीसों वर्षों के अध्यापक और पंडित भी हिन्दी 
विभाग में उपस्थित थे। स्वभावत: अपने ऊपर किसी व्यक्ति का आता उन्हें 
पसन्द न था । इसके कुछ पूर्व ही द्विवेदी जी को 'आनरेरी' डाक्टरेट की उपाधि 
मिल चुकी थी अन्यथा उनके पास किसी प्रकार की उपयुक्त उपाधि न थी और 
काशी विश्वविद्यालय में कुछ उपाधि धारी लोगों की कमी न थी। वैसी स्थिति 
में द्विवेदी जी की सर्वोच्च प्रोफेसर पद की नियुक्ति उनके सामाजिक व्यक्तित्व का 
ही परिणाम था। इस पद पर पहुँचकर उन्होंने अपने साथियों के साथ सेव 


१६ हजारी प्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


सद्व्यवहार करने की पद्धति अपतायी थी। अपने सह अध्यापकों को वे पूरे 
अधिकार और पूरा सम्मान दिया करते थे। इतने पर भी थोड़ा बहुत असंतोष 
बना ही रहा । परन्तु इसके कारण काशी विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग में अध्यापन 
एवं शोध कार्य सम्बन्धी विक्षेप नहीं आने पाया और नियमित रूप से सारा कार्य 
चलता रहा । यहां आकर द्विवेदी जी ने अपने कतिपय शिष्यों को शोधकार्य के लिये 
प्रादीत साहित्य सम्बन्धी अनेक विषय दिये जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी साहित्य के 
इतिहास के अनेक अपरिचित पक्ष प्रकाश में आये द्विवेदी जी के तत्वाधान में 
जितने शोध प्रबन्ध प्रकाशित हुए उन पर द्विवेदी जी के निजी विचारों, दुृष्टियों 
और ज्ञान की छाया है। इस प्रकार द्विवेदी जी एक सफल निर्देशक तो रहे ही हैं 
उनके समय में दूसरे प्राध्यापकों के निरीक्षण और निर्देशन में बहुत ही संतोंष- 
जनक कार्य हुआ । इसे हम द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के गुणों का ही परिणाम कह 
सकते हैं। 


काशी में रहते हुए आचार्य ट्विविदी जी ने नागरी प्रचारिणी सभा के 
उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का पदवी भी ग्रहण किया था। इस समय सभा 
के प्रधान मंत्री डा० राजबली पाण्डेय जी थे । यद्यपि दोनों का व्यक्तित्व अंशत: 
भिन्न प्रकार का था । पर दोनों ने मिलकर अनेक उल्लेखनीय कार्य किये। नागरी 
प्रचारिणी सभा को केन्द्रीय शासन द्वारा हिन्दी विश्वोष और हिन्दी का बृहत- 
इतिहास संग्रह, सोलह भागों में प्रस्तुत करने के निमित्त कुशकल सहायत्ना प्राप्त 
हुई | इस कार्य का का बहुत दूर तक संचालन ह्वविदी जी और पाण्डेय जी के 
सम्मिलित प्रयास द्वारा संपन्न हुआ । 


काशी विश्वविद्यालय में यद्यपि द्विवेदी जी का सम्मान अक्षुण्ण था परन्तु 
वहां की व्यवस्था ने एक ऐसा अप्रत्याहित मोड़ लिया कि द्विवेदी जी को वह 
स्थान छोड़ना पड़ा । परन्तु एक बार स्थान छोड़ देने पर द्विवेदी जी ने उस ओर 
कभी झांककर भी नहीं देखा | अन्य अध्यापक भी इसी समय पदच्छिन्न किये गये 
थे वर्षो तक मुकहमे और अंत में उनकी विजय भी हुईं परन्तु द्विविदी जी इस 
झगड़ में पड़ता ठीक नहीं समझते थे । उनके जेसे साहित्यिक और अपने काम से 
काम रखने वाले व्यक्ति का इस प्रकार के संघर्षों में पड़ना स्वाभाविक भी नहीं 
कहा जा सकता । कुछ लोगों के विचार में यह द्विवेदी जी का कच्चापन हो सकता 
है परन्तु अपनी प्रकृति के अनुरूप उन्होंने इस टीका टिप्पणी की भी अधिक चिंता 
नहीं की । क्‍ क्‍ 

केन्द्रीय सरकार के जिन सूत्रों से काशी विश्वविद्यालय में इस प्रकार 
की हुलचल हुई थी जिसके परिणामस्वरूप द्विवेदी जी के साथ अनेक वरिष्ठ 


जीवन ओर: व्यक्तित्व १७ 


अध्यापद्ध पदच्युत कर दिये गये थे उह्हीं चूत्रों के सहवोग से आवार्य द्विवेदी जी 
को चंडीगढ़ व विश्वविद्यालय में प्रोफेतर और अध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ 
विल्नक्षण बात यह हैं कि उत समय पंजाब विज्रविद्यालय की ओर से जो स्थान 


विज्ञपित हुए थे उनमें हिन्दी के प्रोफेयर का उल्लेख नहीं था । सामान्यतः: वैसी 
स्थिति में एक भिन्न प्रास्तीय व्यक्ति को एक अविज्ञापित पद पर नियुक्त कर देना 
विश्वविद्यालय को भी कठिन था ।परल्तु यह द्विवेदी जी के पाण्डित्य के साथ 
साथ उनकी व्यवहार कुशलता ही थी कि जि यके कारण यह अं भावित कार्य भी 
सं भव हुआ 


पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में पहुँच कर द्विवेदी जी ने विभाग का 
संघठन बड़ी कृशलताप्‌व॑क किया है । उनके सहयोगियों का स्नेह और सम्मान 
उन्हें परिपूर्ण रूप से प्राप्त था। पंजाब साम्रान्यत: वीरों का प्रदेश है। काव्य 
और कला सम्बन्धी अभिरुचियाँ वहां शान्तितिकेतन वा काशी जैसी नहीं थी परंतु 
द्विवेदी जी के जाते ही चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हिन्दी का एक समृद्ध केख्र बनता 
जा रहा है और द्विवेदी जी के तत्वावधान में उच्चतर अध्यापप और शोब की 
सुचारु परम्परा बतती जा रही है । 


ह्िवेदी जी का संबन्ध भारतवर्ष के अनेकानेक विश्वविद्यालयों से किसी 
ते किसी प्रक्रार बता हुआ है। वे उनकी विभिन्न समितियों के सदस्य हैं । इसके 
अतिरिक्त वे केन्द्रीय वरक्नार की अतेकानेक योजनाओं की पति में सहयोग देते 
ते हैं। केन्द्र में संस्थापित साहित्य एक्रेडेमी के वे सदस्य हैं। भऔर उनकी हिन्दी 
भाषा की प्रवच्ध सप्तिति के भी सक्रिय सभासद्‌ हैं। जब से भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ 
तब से शास्त्रीय माध्यम से साहित्यिक विकास के जो अनेक्ानेक कार्य होते रहते 
हैं उनमें द्विवेदी जी का योगदान उल्लेखनीय है। जिस किसी कार्य को वे अपने. 
हाथ में लेते हैं उप्ते पूरा करने का उन्हें ध्यान रहता है। उतके समय का पर्याष्त 
अंश इन कार्यो में अधिवाहित होता है । 


हिवेदी जी की साहित्यिक प्रवत्ति उतकों सामाजिक साथ ही उनके 
राष्ट्रीयता बांदी विचारों से परिचित होकर कुछ वर्ष पूर्व राष्ट्रपति ने उन्हें पदूझें- 
भूषण उपाधि से विभूषित किया था । यद्यपि उनकी यह उपाधि सेव सूयोग्य 
व्यक्तियों को ही नहीं दी जाती परच्तु आचाये द्विवेदी जी को यह उपाधि उंबकी 
राष्टीय सेवाओं के उचित पारितोषिक रूप में दिया गया । खेद की बात हैं यह 
राष्ट्रपति ने स्वदेश की ओर से द्विवेदी जी को जो सम्मानित उपाधि दी थी उसमें 
कुछ ही समय पश्चात्‌ काशी विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उन्हें अपने विश्व- 


श्द हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


विद्यालय से पृथक कर दिया । यह उक्त विश्वविद्यालय की व्यवस्था के स्वरूप 
पर आशंका उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं परत्तू और भी खेद है कि 
केपद्रीय शासन ने इस अनाकांक्षित घटना का कोई प्रतिवाद नहीं किया । किसी 
भी दूसरे देश में इस प्रकार का व्यतिरेक क्षम्य नहीं होता । परम्तु भारतवर्ष की 
नवीन जनतांत्रिक जनता अभी इतनी पुष्ट नहीं हो पाई है कि ऐसी घटनायें सुनने 
को न मिले । 


ऊपर द्विवेदी जी के सावेजनिक, शेक्षणक और साहित्यिक क्षेत्रों के 
कार्यों का जो संक्षिप्त विधरण दिया गया है इससे उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व और 
उपलब्धि का कुछ परिचय मिल जाता है परन्तु व्यक्ति रूप में द्विवेदी जी और 
भी अधिक विशिष्ट अपने मित्रों और साथियों के प्रति उनका सौजन्य पूर्व व्यव- 
हार तो प्रसिद्ध ही है परव्त अपने से छोटे साथियों और शिष्यों के प्रति उनका 
बड़ा ही शिष्ट और सहृदय व्यवहार रहता है। यही कारण है कि द्विवेदी जी के 
प्रति हिन्दी के असंख्य विद्याथिओं और विद्वानों का समाव रूप से सम्मान भौर 
सोौहाई हैं । 


द्विवेदी जी की बात चीत में अपूर्व विनोद को क्षमता रहा करती है। 
जब वे कोई बात कहते हैं जिसमें प्रच्छन्न हास्य निर्मित रहता है, तब सुनने 
वाला यदि नहीं हंसता तो वे स्वयं अट्टहाप्रपूर्वक हंस पड़ते हैं जिसके परिणाम- 
स्वरूप श्रोता मण्डली को भी उनका साथ देना पड़ता है। जिस किसी गोष्ठी में 
ट्विवेदी जी पहुंच जाते हैं वहां प्रायः हंसी का तांता लग जाता है और गंभीर से 
गंभीर व्यक्ति भी हंसी रोक नहीं पाता । परध्तु इसका यह आशय नहीं कि द्विवेदी 
जी पूरे हंसोड़ हैं। गंभीरता के अवसर पर वे यथेष्ठ गंभीर भी रहते हैं 
परच्तु उनकी प्रकृति में विनोद का गुण विज्वेष मात्रा में उपस्थित है। जो उनमें 
व्यक्तित्व को आकर्षक और अभीष्सित बनाने में सदेव सहायक होता है । 


द्िविवी जी की भाषण शैली बड़ी रोचक होती हैं। भाषणों में उनकी. 
मल प्रवत्ति भावात्मक रहा करती है । परन्तु वह भावात्मकता विचारों से 
उच्छिन्न नहीं होती | सामान्य मानसिक स्तर पर बठे हुए श्रोताओं को अपनी 
ओजस्बी वक्‍तृता द्वारा ऋमश: भावोद्वेलन की भूमिका पर ले जाने की क्षमता 
द्विवेदी जी के, भाषणों में होती है। वे अपनी वक्‍तृताओं में छोटे छोटे आखूयानों 
और चुटकलों का भी उपयोग करते रहते हैं जिसके कारण रोचकता बढ़ जाती है 
और विषय हृदयंगम हो जाता है । बीच बीच में द्विवेदी जी ग्रुरुदेव रवीद्धनाथ 
का नाम भी ले लेते हैं। और उनसे संबन्धित किसी संस्मरण का उल्लेख कर 


जीवन और व्यक्तित्व १९ 


देते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं क्रि रवि बावू की वाणी में और उनके 
विचारों में अदुभुत आकर्षण रहा करता है ।। उन संस्मरणों को सुनाकर द्विवेदी 
जी श्रोतामण्डली को मुख्ब कर देते हैं। यद्यपि उनके व्याख्यानों में भावनात्मक 
पक्ष की प्रधानता रहती है परन्तु उनके संस्कृत हिन्दी साहित्य के गंभीर अध्ययत 
की भी छाया रहा करती है। यदा कदा द्विवेदी जी प्राचीनतम और आगम प्रब्थों 
के आधार पर भी साहित्य के सैद्धांतिक विवेचन किया करते हैं 


इन दिलों द्विवेदी जी लालित्य मीमांसा नामक एक कला शास्त्रीय ग्रंथ 
लिखने में संलग्न हैं। भारतीय कला शास्त्र के कुछ विवेचन अंग्रेजी और बंगला 
आदि के माध्यम से तो उपलब्ध हैं परन्तु हिन्दी में सौंदर्य शास्त्र पर अभी अधिक 
सामग्री नहीं पायी जाती । द्विवेदी जी जैसे प्राचीन साहित्य के विद्वान और 
बहुश्नू त व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि उनका लालित्य मीमांसा ग्रन्थ हिन्दी 
साहित्य को उनकी मूल्यवान देन होगा । वर्तमान समय में पश्चिम के सौंदयंशास्त्र 
को आधार बनाकर विश्वविद्यालयों में अधिकांश विवेचन किया जाता है। इस 
नवीन ग्रन्थ के प्रकाशित होने पर बहुत संभव है कि भारतीय सौंदरयंज्ञास्त्र की 
कोई सम्बद्ध रूपरेखा हमारे समक्ष आ सकेगी । ऐसा होने पर भारतीय विद्यार्थियों 
को अपने देश के एक ऐसे गंभीर विवेचन का परिचय मिलेगा जिसकी अब तक 
कु छ छटपुट प्रकरण ही हमें ज्ञात हैं। 


अध्ययन का क्षेत्र : 


यद्यपि आरम्भ में द्विवेदी जी ज्योतिष के विद्यार्थी रहे हैं परन्तु इस 
विषय के साथ उनका कोई स्थायी सम्बन्ध निर्मित नहीं हो पाया। जान पड़ता 
हैं कि अपने अभिभावकों के आदेश से ही उन्होंने यह्‌ विषय अध्ययनार्थ लिया 
था । इसके साथ उनकी आतन्तरिक अभिरुचियों का अधिक योग नहीं था यही 
कारण है कि ज्योतिषाचारय की परीक्षा में उत्तीर्ण होंने को पश्चात्‌ उन्होंने इस 
विषय में कुछ भी नहीं लिखा । 


द्विवेदी जी का वास्तविक अध्ययन क्षेत्र साहित्यिक सीमा में आता है। 
यद्यपि इस विशाल साहित्यिक क्षेत्र में उसकी विशेष अभिरुचि उन्हें उन दिशाओं 
में ले गई जिन्हें रहस्यवादी या आध्यात्मिक काव्य कहा जा सकता है । कालिदास 
भवभूति और भारवि की अपेक्षा उस्होंने अपम्रश साहित्य सिद्ध और नाथों का 
साहित्य, जेन और बोद्धों का साहित्य अधिक संपन्नता के साथ पढ़ा और समझ्ना है। 
सुर, तुलसी और केशव की अपेक्षा उन्होंने कबीर आदि निगु णिया सन्त कवियों पर 


२० हजारी प्रसाद द्विवेदी: व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


अधिक अभिनिवेश दिखाया है। साहित्य में भी उन्होंने उस झानवतावादी और 
आध्यात्मिक साहित्य की ओर दृष्टिपात किया जो चाहे परिनिध्ठित साहित्य की 
श्रेणी में न आने पर लोकजीवन और लोक संस्कृति की भूमिका पर जिसका महत्व 
 अविस्मरणीय है । आधुनिक भारतीय साहित्य में उन्होंने रवीन्द्रनाथ ओर प्रेमचंद 
को सर्वाधिक महत्व दिया है इनमें से प्रथम कवि अपनी रहस्पोन्मुख रचनाओं के 
कारण विश्व प्रसिद्ध हो गये हैं और दूसरे लेखक प्रेमचन्द अपने मानवतावादी 
और प्रगतिशील कथा साहित्य के कारण द्विवेदी जी के अधिक समीप हैं। यहाँ 
हम उस अध्ययत की चर्चा कर रहे हैं जो ब्विविदी जी के विशेष अभिरुचि 
का विषय रहा है।यों उन्होंने संस्कृत, हिन्दी और बंगला साहित्य की 
सभी पाश्वों का अध्ययन किया है जिसका प्रमाण उनके निबन्धों से ज्ञात होता है। 


' साहित्यिक अध्ययन की अभिरुचि में द्विवेदी जी की केन्द्रीय आस्था 
सामाजिक और संस्कृतिक पक्षों से रही है। वे साहित्य का अनुशीलन कला की 
बारीकी पर करने के उतने पक्षपाती नहीं हैं जितने मानव विकास के सहायक 
उपकरण के रूंप में हैं यही कारण है कि द्विवेदी जी ने साहित्यिक बेशिष्ठय पर 
अधिक लक्ष्य न'-देकर जनजीवन के विकासात्मक लक्ष्यों को साहित्य में अधि- 
काधिक देखने का प्रयत्व किया है। बाणभट॒ट की आत्मकथा नाभक अपने 
उपन्यास में उन्होंने लोकजीवन के और युगीन संस्कृति के पक्षों को बाण तथा 
उनके समकालीन कवियों के ग्रंथों को ढ़ निकाला है। यदि उनका ध्यान केवल 
बाण की ही भाषा सोन्दर्य और कलात्मक वेशिष्ट्य पर ही होता तो ऐसे उपन्यास 
, की रचना कदाचित न कर पाते । जहां कहीं किसी साहित्यिक .कृति का उन्होंने 
_विवेचत किया हैं वहां सामाजिक भूमिका बराबर बनी रही है बंल्कि यह कहना 
: अधिक युक्त होगा कि काव्य और साहित्य के विवेचन में द्विवेदी जी का ध्यान 
: जींवन पक्षों पर ही रहा करता है।.. 


५. हिंवेदी जी के अध्ययन का दूसरा क्षेत्र ऐतिहासिक और दाशनिक भी है। 
उन्होंने भारतीय इतिहास के विविध पक्षों का गम्भीरतापूरवंक अनुशीलन किया 
है। और उन ऐतिहासिक यभों की लोक संस्कृति के विषय में पर्याप्त जिज्ञासा 
प्रदर्शित की है। हिन्दी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक में राजवीतिक इति- 
' हास के प्रति उनकी दिलचस्पी का परिचय मिलता है। ऐसे तो, उन्होंने हिन्दी 
साहित्य का पूरा इतिहास ही लिंखा है अब एक हजार वर्ष के साहित्य॑ में जो जो 
परिस्थितियां इतिहास की भूमिका पर मौजद हैं उनका आलेखन भी किया है 


परन्तु राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा उनका ध्यान सामाजिक और सांस्कृतिक 
इतिवत्त की और अधिक रहा है। 


जीवम और व्यक्तित्व हे 

जहाँ तक अंग्रेजी साहित्य का सम्बन्ध है द्विवेदी जी ने उसमें अध्ययन 
का अभ्यास किया है। पाश्चात्य साहित्य की रचनात्मक ग्रन्थों का ही नहीं समी- 
क्षात्मक ग्रंथों का भी आधार उतकी विवेचनाथों में उपलब्ध होता है । यद्यपि 
निर्यामित रूप से उन्होंने विदेशी साहित्यों का आनुक्रमक अनुशीलन करने में 
अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई परन्तु जहाँ तक संस्क्ृत ग्रन्थों के सम्बन्ध में किये 
गये पश्चिमी कार्य और विवेचना का सम्बन्ध है वे उससे अच्छी तरह परि- 
चित हैं । 


दर्शन की भूमिका पर द्विवेदी जी ने तन्त्र, शास्त्र और आगमों का 
यक्षेष्ठ निरीक्षण किया है उनकी प्रमुख अभिरुचि जिन रहस्यवादी और मानवता- 
बादी, तथ्यों से है उसी के अनुरूप उन्होंने अपनी दाशंनिक अभिरुचि और अध्ययत्त 
का भी पथ ग्रहण किया है। पिछले कुछ वर्षों से इनका विशेष ध्यान योग, तंत्र 
और आगमों की उस धारा पर केन्द्रित हो रहा है जिनमें उन्होंने भारतीय साध- 
नायें और विचारों की गहनतायें, उपलब्ध होती हैं । 


सारत: यह .कहा ,ज़ा सकता है कि द्विविदों जी ने परिनिष्ठित साहित्य 
और परिनिष्ठित इतिहास और दर्शन को गौणता देकर मानव अभिमखी साहित्य 
इतिहास ओर दर्शन को प्रमुखता प्रदान की है । 


 रुचियाँ : 


द्विविदी जी का साहित्यिक अध्ययन तत्सम्बन्धी रुचियों के परिचय देने 
के पश्चात्‌ अब हम. साहित्येतर रुचियों के सम्बन्ध में ध्यान देना चाहेंगे । 
द्विवेदी जी की रुचि में रचनात्मक कल्लाभिरुचि उल्लेखनीय है। समीक्षा ओर 
निबन्ध लेखन के अतिरिक्त उन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्रलेख 
नामे के उपन्यास भी लिखे हैं और आरम्भ में कछ कवितायें भी लिखी थीं। 
यदि हम इन उपन्यासों को और कविताओं के-वस्तृपक्ष को छोड़कर केवल कला- 
पक्ष पर्‌ विचार करे तो देखेंगे कि उपस्यास और काव्यकला की काव्य-सौद्ध्य 
योजनायें उनकी क्ृतियों में प्राप्त होती हैं। कोई मनिरा विचारक या पंडित इस 
प्रकार की वस्तुर्यें निर्मित नहीं कर सकता । कथानक का निर्माण उसका उत्थान 
पतन, आरोह क्षवरोहू जिस संघटित दृष्टि ओर निपुणता के साथ आरोह अंबरोह 
आदि उदभावित किये हैं वह उनकी कलाभिरुचि का परिचायक है। 


ह्िवेदी जी की भाषा के गठन और अनेक प्रकार के भाषा प्रयोजन में 
पर्याप्त रुचि है । जब उनकी इच्छा होती है संस्कृतनिष्ठ भाषा का सघन और 


१३ हजारी प्रसाद द्विवेदी: व्यक्तित्व भर क्तित्व 


चमत्कार प्रयोग करते हैं जब उनकी इच्छा होती है तब वे बोलचाल की सरल 
और प्रवाहपृर्ण भाषा का उपयोग करते हैं। उनके व्यंग्य और विनोदात्मक प्रयोग 
भी उनकी विशिष्ठ अभिरुच के परिचायक हैं। उनके ऐसे प्रसंग एक प्रच्छन्नता 
लिए होती है और पहली दृष्टि में सामान्य पाठक उसको पकड़ने में अक्षम्य रह 
जाता है पर चत्‌र और प्रबुद्ध पाठक के लिए उसमें एक अद्भूत तरलता दिखाई 
देती है। द्विवेदी जी के हास्य व्यंग्य उनकी शालीन किन्तु अन्तर्भेदी रुचि के 
अन रूप है । उनके व्यंग्यों परे किसी को चोट नहीं लगती । पर मुसकान अपने आप 
फट निकलती है। शास्त्रीय ग्रंथों में जिसे स्मित हास्य कहा है उसके उदाहरण 
ट्विवेदी जी की कृतियों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं उनकी ये स्मित हास्य यदा 
कदा उनके भाषण और उनके वार्तालाप में भी दिखाई पड़ती है। यह एक बिरला 
गण है जो एक पंडित के ही अनुरूप है। स्पष्ट और सीधे हास्य और विनोद तो 
सभी लोग कर सकते हैं पर इस प्रकार गोपनहास्य निर्माण कोई बहुश्रुत व्यक्ति ही 
कर सकता है । 


अपने निबच्धों में द्विवेदी जी ने जो आत्मीयता की शैली अपनायी है वह 
उनकी प्रकृष्ट अभिरुचि का ही द्योतक है । कोई बात कहते समय किसी रोचक 
तथ्य प्रासंगिक उल्लेख अथवा कोई साधारण बात कहते कहते किसी गम्भीर 
प्रकरण का आरम्भ करना द्विवेदी जी के निबन्धों में ऐसी विशेषतायें जो 
अम्यत्न कम पायी जाती हैं। ये समस्त विशेषतायें उनके व्यक्तित्व का जिस 
रूप में उद्घाटित करती है उनसे द्विवेदी जी की संस्कृत अभिरुचियों का पत्ता 
चलता है । 


व्यक्तिगत भूमिका पर द्विवेदी जी जितने संग्रथित और विनीत हैं उतने 
ही विनोद और हास्य प्रिय है। अपरिचित लोगों को उनकी रुचि और प्रकृति 
का ही बोध होता है उनसे परिचित होने पर खुली और विनोद प्रकृति का पूरी 
तरह अभिज्ञान हो जाता है। चुटकुले सुनाने में द्विवेदी जी की क्षमता अपूर्व है। 
शास्तिनिकेतन के एक नेपाल बाबू का वृतान्त वे घुनाते हैं। नेपाल का नाम लेने 
में रेलवे इन पकड़ने में कभी चूक नहीं हो सकती यदि गाड़ी का समय हो भी 
गया हो तो उनका नाम लेने में गाड़ी निश्वय ही मिलेगी। कोई न कोई ऐसी 
घटना घटित हो जायगी जिसे ट्रेन आने में ही विलम्ब हो जायेगा। नाम 
माहात्य का उल्लेख करते हुए वे इस प्रसंग को सुनाया करते हैं । 


हि 


ढिवेदी क॑ साहित्यिक व्यक्तित्व का 
क्रामक विकास 


आचाय॑ हिवेदी जी की जीवनी और उनके व्यक्तिव का परिचय देने 
के पश्चात्‌ यह आवश्यक है कि हम उनके रचित साहित्य पर एक सामास्य 
दृष्टिपात करें। इस दृष्टिपात के पश्चात्‌ ही हम उनके समीक्षक और शोधकर्ता 
स्वरूप का विवेचन कर सकेंगे जो हमारा मुख्य विषय है । द्विवेदी जी के साहित्य 
में जहाँ एक ओर शोध और समीक्षा सम्बन्धी ग्रन्थ और निवन्ध है वहीं उनकी 
रचनात्मक कृतियाँ भी जिनमें उनके उपन्यास और उनके वैयक्तिक निबन्ध बाते 
हैं। इन सबका सामान्य परिचय इसलिए भी आवश्यक है कि इनसे द्विवेदी जी के 
समग्र साहित्यिक स्वरूप का ज्ञान होता है । जिसका उपयोग हम अपने सीमित 
विषय के लिए भी कह सकते हैं। इस विहुंगावलोकन में हमते दो मुख्य आधार 
ले रखे हैं । प्रथम आधार तिथि अनुक्रम से उनके साहित्यिक संक्षेप में प्रस्तुत 
करना है। परन्तु इसके साथ ही उनकी क्ृतियों का वर्गीकरण कर उतका 
आनुक्रमिक परिचय देना भी हमें उचित प्रतीत हुआ है इन दोनों भूमिकाओं पर 
उनके साहित्य का धारावाहिक परिचय देने से उनकी विविध साहित्यिक 
प्रवत्तियों का बोध हो जाता है । और साथ ही उनके ग्रन्थों का क्रमिक विकास 
दिशा का भी संकेत मिल जाता है । 


इस विहंगावलोकन में हमने उनकी कृतियों के तामोल्लेख के साथ 
उनकी विषय वस्तु और प्रतिपाद्य के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा की है। पहले 
अध्याय में केवल कृतियों का नामोल्लेख है और वह ॒भी प्रकीर्णंक रूप में है । 


२४ ह॒जारीप्रसांद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


इस अध्याय में हम अधिक व्यवस्थित रूप से उनके रचित साहित्य का निरीक्षण 
कर रहे हैं। हमें खेदपूत्बंक कहना पड़ता है कि इस अवलोकन में द्विवेदी जी की 
कुछ क्ृतियाँ हमारे दृष्टिपात में नहीं आ सकी । कदाचित्‌ वे इस समय बाजार 
में उपलब्ध नहीं हैं। सागर विश्वविद्यालय के पुस्तक भवन में और पंडित जी के 
निजी पुस्तकालय में भी ये अनुपलब्ध हैं । परन्तु संतोष की बात है कि वे 
कृतियाँ अधिकाँश छोटी पृस्तिकायें हैं और संभवत: उनमें से कुछ उनके बड़े 
संग्रहों में समाहित भी हो गई होंगी । द्विवेदी जी के कृतियों का अवलोकन करते 
हुए हमने यह देखा है उनमें अनेक निबन्ध आँशिक रूपान्तर के साथ अथवा ज्यों 
के त्यों एकाधिक पुस्तकों में प्राप्त हो जाते हैं। अतएव प्रयत्त करने पर भी जब 
ये पस्तिकरायें नहीं मिल सक्रीं तब हमते अपना ये तिबत्ध लिख लिया है। यह 
इस अवसर पर हमारी विवशता ही कही जा सकती है। निबन्ध के अन्त में हमने 
उन पुस्तकों का और पुस्तिकाओं का तामोल्लेख भी कर दिया है जिनसे उनकी 
विषयवस्तु का थोड़ा बहुत आभाय भिल सके । इसके अतिरिक्त और कुछ कर 
भी नहीं सकते थे | अस्तु । 


समीक्षात्मक ग्रन्थ: 
सर साहित्य : 


इसका रचताकाल सन्‌ १६३४ हैं। इसकी पृष्ठ संख्या १९२ और 
सात अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में राधाकृष्ण के विकांस के बारे में अनुसंधान 
किया गया हैं। वासुदेव की पूजा ई० ४०० वर्ष पूर्व ही चल पड़ी थी | महाभारत 
के यूग तक आते-आते बासुदेव कृष्ण, विष्णु और नारायण एक हो चुक्रे थे। 
आगे चलकर हरिवंश और वायूपुराण आदि में गोपालकृष्ण का वर्णन पिलता 
हैं। उनमें भी राधा का नामोल्लेख नहीं मिलता । दूसरी ओर गाथासप्तशती 
ओर पंचतंत्र में इस शब्द का आता राधा के अस्तित्व को बताने में ई० सन्‌ से 
पहले भी असंभव नहीं है। इत सारी बातों को ध्यान में रखकर द्विवेदी जी ने 
दो तरह पे अनुमान लगाये हैं। (१) राधा आभीर जाति की प्रेम देवी रही 
होगी जिसका सम्बन्ध बालकृष्ण से रहा होगा इसीलिए आय ग्रन्थों में राधा का 
तामोल्लेख नहीं हैं । जब बालक्ृष्ण की प्रधानता हो गई होगी तो इस बालक 
देवता की सारी बातें अहीरों से ले ली गई होंगी । इस प्रकार राधा की प्रधानता 
हो गई होगी । (२) राधा इसी देश की किस्ती आये पूर्व जाति की प्रेमादेवी रही 
होगी बाद में इनकी प्रधानता हो गई होगी और कृष्ण के साथ इनका सम्बन्ध 
जोड़ दिया गया होगा । 


द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व का ऋ्मिक विक्राध्त 5... २५ 


० स्लाल 


भागवत आदि प्राणों में गोपालकृष्ण की जो कथा पाई जाती है उसमें 
गोपषियों के साथ रासलीला का वर्णव एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन 
गोपियों का विवाह अन्य गोपों से हो चुका था कृष्ण के साथ इनका प्रेम परकीया 
प्रेम के रूप में ही हो सकता है। उत्तरकान में राधा का स्थान कृष्ण से भी बढ़कर 
बंताया जाने लगा था। राधा के[बिना कृष्ण अपूर्ण थे । 


भक्ति तत्व नामक तीसरे अध्याय में बंगाल के चैतन्य देव के भक्तिवाद 
एवं वल्लभाचाये ने अनुष्ठान एवं चैततन्यदेव ने प्रेम को प्रधान स्थान दिया है। 
चैतन्यदेव रागातुराग भक्ति के अनुयायी थे। इस अध्याय में सिर्फ भगवत्पेम के 
भेदप्रभेद के विस्तार का वर्णन किया गया है। मधुर रस की प्राप्ति के लिये भक्त 
की सारी साधना है। अन्त में राबा के असंख्य गुणों में से २५ गुणों का वर्णन 
किया है । 


उस युग की सावना और तात्कालिक समाज नामक अध्याय में इतिहास 
को ध्यान में रखकर वर्णन किया गया है । इतिहास की दृष्टि से १६ वीं शी के 
मध्यभाग तक भारतीय संस्कृति में पराजय का काल है। भारतवर्ष की असफलता 
की करुण कहानी से इस युप का इतिहास भरा पड़ा है। परन्तु इन सारी विध्न 
बाधाओं के होते हुए भी भारतवर्ष अपने आत्मरूप में निस्‍्तेज नहीं हुआ था | १५ 
वीं या १६ वीं शती को शास्त्रों के भाष्य या टीका का युग कह सकते हैं वेदों का 
सर्वोत्तम भाष्य जिसे सायणाचाय ने लिखा इसी युग की उपज है। इस समय तक 
मुसलमानों का आक्रमण शुरू हो चुका था। जबरदस्ती हिन्दुओं को मुसलमान 
बनाया जा रहा था । चिदेशी संस्कृति के आत्मरक्षा के लिये अब प्रधानत: दो 
शक्तियाँ काम करने लगी । कबीर आदि की निगु ण साधता और सूरदास भादि 
की सगृण साधना । सूरसागर में अनेक स्थान पर निर्गुण मत से सगरृण उपासना 
की सरलता और उसका उत्कर्ष भी दिखाई पड़ता है। सूरसागर पढ़ने से उस युग 
के समाज का एक चित्र आंखों के सामने खिंच जाता है। इस युग का साहित्य 
एक तरह बेष्णव साहित्य ही है । हिन्दी साहित्य में भक्तिधारा को बहाने का श्रेय 
निश्चय ही रामानंद और महाप्रभु वल्‍्लभाचारय॑ को है। 


प्रेमतत्व नामक अध्याय में सूरदास की कविता का मर्म समझने के लिये 
उनके पूर्ववर्ती तीन कवि जयदेव, विद्यापति और चण्डीदास से इनकी तुलना की 
गई है। ये तीनों राधाक्षष्ण के प्रेम में मत्त मधुर रस के उपासक थे | परकीयाभाव 
से राधा की वर्णना करते हैं। सूरदास की राधा केवल विलासिती नहीं है। 
श्रीकृष्ण के साथ उनका केवल युवाकाल का सम्बन्ध नहीं है, वे परकोया तायिका 
भी नहीं हैं । बहुत छोटी उम्र से वे श्रीकृष्ण के साथ गुड़ियों के खेल खेल चुकी 


२६ हजारो प्रसाद द्विवेदी : ध्यक्तित्व भौर कतित्व 


हैं । सूरदास की राधा मानितरी हैं दारण मानिनी । भारतवर्ष के किसी कवि ने 
राधा का वर्णन इस पूर्णतः के साथ नहीं किया । सूरदास की यह सृष्टि अद्वितीय 
है। विश्व साहित्य में ऐसी प्रेमिका नहीं है । आगे सूरसागर की : तुलना महाभारत 
से की गयी है । इसके दो चित्र संसार के साहित्य में बेजोड़ हैं ऐसा द्विवेदी जी ने 
कहा है । यशोदा और राधिका | यशोदा के वात्सल्य में वह सब कुछ है जो 
मात शब्द को इतना महिमाशाली बनाये है। राधिका के चित्र में प्रेम का तत्व 
अथ से इति तक सर्वस्व निहित है। अच्त में सूरदास की गोपियों की तुलना 
नंददास की गोपियों से की गई है । नंददास का प्रेम मस्तिष्क की ओर से आता 
है, सूरदास का हृदय की ओर से । 


सूरदास की विशेषता नामक अध्याय में गौड़ीय वैष्णबों की नायिकाओं 
के साथ सूरदास की गोपकाओं की तुलना का वर्णन है। वैष्णव आलंकारिकों में 
तीन सो तिरसठ प्रकार की नायिकाओं के उदारहण के लिये सैकड़ों नाम गिनाये 
हैं। सूरसागर में इन गोपियों के नामों का कोई उल्लेख नहीं । सूरदास भक्त थे। 
सूरसागर में और कुछ नहीं । शुरू से अंत तक भगवतलीला का वर्णन है। 


कवि सूरदास की बहिरंग परीक्षा नामक अध्याय में अधुनिक और 
मध्ययूग का साहित्य की परिस्थितियों सूरदास का साहित्य उनकी जीवनी और 
प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। थोड़े शब्दों में अधिक से अधिक भावों को 
व्यंजित करवा और उसका चित्रमय होना उनकी अपनी विशेषतायें हैं । 


सूरदास की विशेषता को बताते हुए लिखा है । उनके पद नवीन न होते 
हुए भी एक विशेष नवीनता रखते हैं । बाललीला का वर्णन मातृहृदय का चित्रण, 
अलौकिक प्रेम की कल्पना आदि उनकी विशेषतायें हैं। लीलागान करना एवं 
अप्रयुक्त भाषा को इतना सुम्दर और मधुर एवं आकर्षक बनाना, इन दोनों कार्यों 
को सूरदास ने निपुणता के साथ निभाया है। - 


अस्त में दो परिशिष्ट हैं (१) ब्रजभाषा साहित्य में ईश्वर और दूसरा- 
ब्रजभाषा के कवि और युगलमूर्ति | इन दोनों लेखों से सूरदास के सीधा सम्बंध 
ने होने से इन्हें परिशिष्ट रूप से दिखाया गया है। 


२. साहित्य का साथी : 


इसका रचताकाल सन्‌ १६४६ है । पृष्ठ संख्या १३९ है । आठ अध्याय 
हैं। साहित्य का साथी विद्यार्थियों को स्राहित्य के विभिन्न अंगों की जानकारी 


द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व का किक विकास २७ 


देने के लिये सच्चा साथी हैं। इसके चतुर्थ संस्करण ने विद्यार्थियों की उपयोगिता 
की सिद्ध कर दिया है। 


कक 


साहित्य' नामक प्रथम अध्याय में साहित्य शब्द का अर्थ व्यापक होते 
हुए भी 'साहित्य' शब्द का ग्रयोग एक विशिष्ट भर्थ में होता है, बताया है। 
समूचे ग्रन्थ समूह को व्यापक अर्थ में साहित्य मान लेने पर स्पष्ट ही तीन श्रेणी 
की पुस्तकें मिलेंगी | सूचनात्मक साहित्य, विवेचनात्मक साहित्य और रचनात्मक 
साहित्य । प्रथम अध्याय में रचनात्मक साहित्य के बारे में बताना ही 
लेखक का संकल्प है । साहित्य क्या है, जीवत और साहित्य का 
सबंध क्‍या है तथा वे कौन से उपादान हैं जो मनुष्य को पशु की प्रवृत्तियों से 
अलग कर मनुष्य बनाये रखने में समर्थ होता है आदि पर सुचारू रूप से चितन 
किया गया है । 


साहित्यकार नामक दूसरे अध्याय में किसी भी पुस्तक के विवेचन में 
चार बातों पर विचार करता परम आवश्यक बताया है। वे हैं लेखक, वक्तव्य 
वस्तु, कारीगरी और श्रोता या पाठक । पुत्र: लेखक के अध्ययन के लिये चार 
बातों की जानकारी आवश्यक है। काल, जाति समाज और उसके समसामयिक 
ग्रंथवार उसका व्यक्तिगत जीवन पर दृष्टिपात किया गया है। और यह भी 
बताया गया है कि एक लेखक की रचना दूसरे लेखकों की रचना मे तीव बातो 
जैसे व्यक्ति या स्वभाव शैली और शास्त्रीय उपस्थापत से भिन्न हो जाती है। 


: जातीय (राष्ट्रीय) साहित्य नामक तीसरे अध्याय में राष्ट्रीय साहित्य 
क्या है ?. स्पष्ट किया है तथा. प्रेमचन्दर का उदाहरण देकर समझाया हैं। 
“साहित्य का व्याकरण” नामक चोथे अंध्याय में अलंकार शास्त्र को साहित्य 
का व्याकरण बताया है । अलंकार शास्त्र. में शब्द शक्तियां, उनका अर्थ रस, गण, 
दोष और अलंकार की विवेचना होती है | शब्द की तीन शक्ति अमिघा, लक्षणा, 
व्यंजना का वर्णन है। पुन; इसके भेद प्रभेदों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया 
गया है। काव्य:की आत्मा ध्वनि है इसे ध्यान में रखते हुए वंस्तुध्वनि, 

लंकारध्वनि एवं रसध्वनि नौ.रस, तथा विभाव अनुभाव एवं संचारी' भाव पर 
विचार किया. गया है। । 


'कविता' नामक पांचवें अध्याय में कविता पर पूर्ण प्रकाश डाला 
गया है। कवि और कोई नहीं पर वह भी मनुष्यों में से ही होता 
है | सच्ची कविता की परिभाषा करते हुए लेखक कहते हैं सच्ची कविता वही है 
जिसमें-काव्यगत सत्यं के साथ साथ अलंकार, छंद, पद लालित्य भी हो । कांब्य 


२८ हजारी प्रसाद हिवेंदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


भेद विषयीप्रधाव का विस्तार वर्णन है जिसके अंतगतं, छायाबाद, रहस्यवाद 
फ्रायड मनोविज्ञाव भी आ गया है। अन्त में काव्य के उद्द श्य के साथ यह अध्याय 
समाप्त होता है। “उपन्यास और कहांती नामक अध्याय में दोनों की अलग-अलग 
परिभाषा तथा तुलनात्मक ढंग से वर्णन किया गया है। दोनों के छः तत्व एवं 
उपन्यास की शैली के बारे में भी विचार किया गया है । 


नाटक नाप्रक सप्तम अध्याय में नाटक और उपन्यास का अस्तर 
दर्शाते हुए नाटक के तत्व तथा भेद एवं प्रभेद पर विस्तार से चर्चा की गई है। 
रंगमंच, अभिनय, नाटक की पांच अवस्थायें, नाटक की क्रियावस्तु तथा संकलनत्रय, 
नाटक की श्रेणी जैसे रूपक नादय, गीतिवाट्य भावनाटदय तथा एकांकी नाठक 
प्र विचार किया गया है । अन्त में नाटक के उद्देश्य का वर्णन है। साहित्यिक 
समालोचक और निबन्ध नामक अष्ठम अध्याय में लेखक ने बताया है कि मनुष्य 
का मन हजारों अनुकूल और प्रतिकल धाराओं के संघर्ष से रूप ग्रहण करता है उसे 
अगर प्रमाण मान लें तो मृल्यनिर्धारण का कोई एक सामान्य माचदंड बन ही नहीं 
सकता । पुराना समालोचक तथा नया समालोचक का अन्तर भी बताया गया है। 
साथ में निबन्ध की पररेभाषा, प्रकार आदि पर भी प्रकाश ढाला गया है। 


१, आधुनिक हिन्दी साहित्य पर विचार : 


इस पुस्तक में लेखक के आठ निबंध संकलित किए गए हैं जो उनके 
भाषण प्रतीत होते हैं। साहित्य के निर्माण और विकास तथा विभिन्न प्रवृत्तियों 
के संबन्ध में मनन योग्य सामग्री इन लेखों में दी गई है। विद्वान लेखक ने 
साहित्य की समीक्षा के साथ-साथ समाज की परिस्थितियों और उनके घात 
प्रतिघात का विश्लेषण किया है। उनकी मान्यता है कि साहित्य का इतिहास 
पुस्तकों ओर ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी ही नहीं है वह. काल- 
स्रोत में बहे आते हुए जीवन्त विकास की कथा है | ग्रंथकार और ग्रंथ इस प्राण- 
धारा की ओर इशारा भर करते हैं। वे ही मुख्य नहीं हैं। म्‌रुय है वह प्राणधारा 
जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुईं आज हमारे भीतर आत्मप्रकाश कर रही 
है । इसी प्राणधारा का आत्मप्रक्राश द्विवेदी जी के सारे लेखों में दिखाई पड़ता 
है और इसी विशेषता के कारण वे केवल साहित्यिक आलोचायें न रहकर जीवन 
के विचार पूर्ण निबन्ध बन गये हैं ।' यद्यपि इस पुस्तक का ताम आधुनिक हिन्दी 
साहित्य पर विचार रक्‍्खा है पर इश्तमें आधुनिक हिन्दी साहित्य की कोई विशेष 
झांकी न दिखलाकर प्राचीन झांकी ही दिखलाई गई है ।' द 


(-तया समाज-सन्‌ १६९५५। २-सरस्वती (फरवरी) १६५४ । 


द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व का ऋसिक विकास २६ 


शोध ग्रंथ 
कबीर : 


इस ग्रंथ का रचनाकाल सन्‌ ११६४१ है । तीन सो सत्तर पृष्ठों वाली 
इस पुस्तक उपसंहार सहित घोलह अध्याय हैं। इस पुस्तक में कबीर के व्यक्तित्व 
साहित्य और दाशनिक विचारों की आलोचना की गई है। अभी तक इस किताब 
के छः: संशोधित संस्करण भी निकल चुके हैं। अब हम इस पुस्तक के सम्बन्ध में 
विचार कर ले तो इसकी विशेषता स्वयं प्रकट हो जाएगी । 


प्रस्तावता नामक प्रथम अध्याय में कबीरदास के जाति सम्बन्धी खोज 

तथा उनके द्वारा रचित ग्रन्थों पर विवेचत किया गया है तथा कबीर पत्च के 
भिन्न-भिन्न संकलन कर्त्ता जैसे रामकुमार वर्मा, श्यामसुस्दरदास एवं आचार्य 
क्षितिमोहन सेन के संग्रह का भी संक्षिप्त वर्णवात्मक परिचय मिल जाता है। 

द्वितीय अध्याय में कबीरदास पर योगमत का क्या प्रभाव पड़ा ? अवधृत कौन 

है ? सहजयानी सिद्ध, तांत्रिक, अवधृत, गोरखपंथी अवधूत तथा उसका वेश 
उसकी मुद्रा-आदि विलयों को चर्चा की गई है । तथा अन्त में यह सिद्ध किया है 

कि कबीरदास का अवधूत ताथपंथी सिद्ध योगी है। तृतीय अध्याय में 'ताथ- 

पंथियों' के सिद्धान्त और कबीर के मत पर प्रकाश डाला गया है। नाथपंथियों 
के सिद्धान्त पर विचार करते हुए नाथपंथी अवधूृत का मत क्‍या था और 
कबी रदास पर उसका कुछ प्रभाव पड़ा था या नहीं आदि पर विचार किया गया 

है। वेदान्त मत से नाथमत का वेशिष्ट्य कापालिक और नाथमत की एकता तथा 
ताथमत की गुरुशिष्य परम्परा आदि का वर्णन किया गया है। चौथा अध्याय 

“हठयोग की साधना' है। हठयोग क्‍या है ? इस पर विचार करते हुए कहा है 

कि नाथपंथ की साधनापद्धति का नाम हठयोग है । इस अध्याय को खासकर 

इसलिए इस पुस्तक में स्थान दिया गया है कि कबीर और इस साधनापद्धति का 
“इतना घनिष्ठ संबन्ध था कि इस साधना पद्धति को समझे बिता हम कबीर 
को भी नहीं समझ सक्ते। इनके सिद्धान्तानुपार महाकुण्डलिती नामक एक 
'शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है। यही शक्ति व्याप्ति में व्यक्त होने पर 
कण्डलिनी कहलाती है। पुनः इस कृण्डलिनी को ठीक-ठीक समझने के लिए 
शरीर की बनावट की कल्पना की गई है। और इस साधना के मार्ग में आने 
वाले अनेक बातों की चर्चा की गईं है। इंसी सिलसिले में कैलास, इंज्भूला 
पिज्ुला, सुषुम्ता, नाद, स्फोट षटकर्म ओर उत्मुनि आदि शब्दों की व्याख्या या 
इन शब्दों को स्पष्ट किया है, ये सभी अवस्थायें हैं जिन्हें पारकर अन्त में 


३० हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


कृण्डलिनी शक्ति उद्बुद्ध होती है। इस प्रकार 'हठयोग की साधना नामक 
अध्याय हठयोग को स्पष्ट करने में समर्थ है । 


पांचवें अध्याय में निरंजन कौन है? ईस पर प्रकाश डाला गया है । 
साथ ही निरंजन का वास्तविक अर्थ कया है। यह बताया गया है। साधारण रूप में 
निरंजन शब्द निगुण ब्रह्म का और विशेष रूप में शिव का वाचक है। भागे 
निरंजन सम्बन्धी कल्पना की जटिलता का कारण एवं उसके ऐतिहासिक परम्परा 
का आद्यन्त वर्णन किया गया है। छठे अध्याय में, निरंजन शब्द के भाग्य विपयंय 
के समान अनेक अन्य शब्दों का भी कैसा परिवतेन हुआ है, पर विचार किया 
गया है। जैसे शल्य, सहज, नाद, बिन्दु, आदि के भाग्य विपयंय पर भी काफी 
प्रकाश डाला गय। है । सातवें अध्याय योगपरक रूपक और उलटबाँसियों' में 
योगियों और सहजयानियों की उलटबाँसियों, संघाभाषा, उनकी शैली तथा कबीर 
के द्वारा मान्य सांकेतिक शब्दों का वर्णन है। आठवें, नवम अध्यायों में क्रमश: 
ब्रह्म और माया एक निगुण राम पर विचार किया गया है। इन सब पर विचार 
करते समय द्विवेदी जी ते सिफे इतिहास को ही दृष्टि में नहीं रखा है वरन्‌ 
दार्शनिक एवं शास्त्रीय दृष्टि को भी अपनाया है। 


दसवें और ग्यारहवें अध्यायों में क्र से बाह्याकार तथा 'सन्तों भक्ति 

सतो गुरु आनी? की व्याख्या की गई है । बारहवें अध्याय में व्यक्तित्व पर प्रकाश 

डाला गया है। संक्षेप में इस अध्याय के अध्ययन से ये बातें अवगत हो जाती 

हैं। कबीर सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव के फक्‍्कड़, आदत से अक्खड़, 

- भक्त के सामने निरीह, दिल के साफ दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर 
'से कठोर थे । 


तेरहवें अध्याय में इस्लाम के भारतवर्ष आगमन से लेकर उसमें कबीर 
का क्या स्थान था तक अच्छी तरह बताया गया हैं। बीच में हिन्दू धर्मं और 
इस्लाम का अन्तर स्पष्ट करते हुए माया का कारण क्या है, लींला क्‍या है, सगृण 
लीला से कबीरदासं की लीला का भेद क्‍या है आदि पर अच्छी तरह चर्चा चलाई 
गई है । चौदह॒वें और पंद्रहवें अध्याय में क्रम से भगवदत्प्रेम का आदर्श क्‍या है ? 
कबीर और रवींन्द्रनाथ दोनों के लीला सम्बन्धी - विश्वासों में भेद एवं समानता 
' को स्पष्ठे किया गया हैं। इसके अलावा रूप अरूप, के भेद को भी स्पष्ट करने 
का प्रंथास किया गया है। सोलह॒वां अध्याय उपसंहार हैं जिसमें कबीर की वाणी 
के नावा रूप में उपयोग, कवि, उनकी विशेषता, समाज सुधारक, साम्प्रदायिक 
एक्य के प्रतिष्ठाता आदि पहलुओं पर विचार किया गया है । परवर्ती पदों को 


द्विवेदीजी के साहित्यिक व्यक्तित्व का क्रमिक विकात ३१ 


ठीक ठीक समझने के लिए परवर्ती कबीरपंथी सिद्धान्तों की जावकारी आवश्यक 
है अतः परिशिष्ट में उन्हीं सिद्धाम्तों का वर्णण किया गया है। परिशिष्ट दो में 
१ से १०० तक आचार्य क्षितिमोहनसेन के संग्रह से उद्धृत और अत्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति के वे पद्य हैं जिन्होंने महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे व्यक्ति को आद्धष्ट 
किया, जो उन्हें इस योग्य जंचे कि भारतीय मनीषा के प्रति पाश्चात्य विद्वानों 
अंग्रेजी अमुवाद की उपेक्षा और अवज्ञा को दूर कर सकेंगे और इसीलिए उन्होंने 
अंग्रेजी अनुवाद स्वयं किया । १०१ से २५६ तक के पद पिछले अध्यायों में 
प्रतिपादित सिद्धान्तों का और भी अधिक समर्थन करने की दृष्टि से संगृहीत 
हुए हैं। 


२ मध्यकालीन धर्म साधना: 


मध्यकालीन धर्मसाधना का रचना काल १६५२ ई० है। यह पुस्तक 
३६ निबन्धों का संग्रह है। जिन्हें एक क्रम से बैठा कर एक पुस्तक का रूप देने 
की सफल चेष्टा की गई है। और लेखक ने स्वयं ही निवेदन किया है मध्यका- 
लीन धर्मंसाधना यद्यपि भिन्न भिन्न अवसर पर लिखे हुए निबन्धों का संग्रह ही 
हैं तथापि प्रयत्न किया गया है कि ये लेख परस्पर विच्छिन्न और असम्बद्ध न रहें 
और पाठकों को मध्यकालीन धर्म साधनाओं का संक्षिप्त और धारावाहिक परिचय 
प्राप्त हो जाय । निस्संदेह पुस्तक से इतना भर तो हो ही जाता है । 


यद्यपि पुस्तक की कुल पृष्ठ संख्या दो सौ अठत्तर ही है जिसमें परिशिष्ट 
सिर्फ बीस पृष्ठ का है अर्थात्‌ २५६ पृष्ठ ही हैं फिर भी उनमें छोटे बड़े ३६ 
निबन्ध आ गये हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास उस यूग की जिसे 
सामान्यतः भक्तिकाल कहा जाता है, रामाश्रयी शाखा को छोड़कर शेष तीनों 
शाखाओं का ही नहीं, उतकी पृष्ठभूमि पर्व परम्परा और दार्शनिक आधार का 
भी आपाततः मनोरंजन और ज्ञानवर्धक विवरण इन निबन्धों में सहज सुलभ हो 
गया है ।' 


मध्यकाल की परिभाषा पहले हो अध्याय में दे दी गई है। जिससे 
विषय का क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है। उतके बाद आरम्भ इस काल के विविध धर्मो 
का परिचय है जंसे तांजिक, पांचरात्र तथा वैष्णव, पाशुपतमत और शैवागम, 
कापालिक मत, जैन मरमी सहज और नाथसिद्धधर्म, निरंजन मत और कवीर 


१-अवस्तिका 


३२ हजारी प्रसाद हिवेंदी : व्यक्तित्व और क॒तित्व 


मत में धर्मदेवता का अवशेष आदि उसके उपरान्त सामाजिक व्यवस्था विषयक 
छः निवन्ध हैं। बाईसवें निबन्ध से बत्तीसवें निबन्ध तक अधिकांश कृष्ण और 
राधा के विषय पर विचार हैं। जंसे श्रीकृष्ण की प्रधानता, गोपियाँ और श्रीराधा 
लीला और भक्ति, लीला का रहस्य, राधिका का स्वरूप गीत गोविन्द की विर- 
हिंणी राघा आदि | तैंतीसवें से उन्तालीस तक अन्य विषयों की चर्चा हैं। जेसे 
गूणमय रूप की उपासना वैष्णव कवि की--रूपोपासना, ब्रह्म का रूप इत्यादि । 


परिशिष्ट में सर आर्थेल्स्टेन ने समूची भारतीय जनता को सात बड़ 
बड़े विभागों में बांदा है, दिखाया है। सर आशेलस्टेन की कई तालिकाओं के 
आधार पर तालिका बनाई गई है। जिसमें सर आर्थेल्स्टेन के विचारों को ही 
प्रधान स्थान दिया गया है। इस तालिका से श्रेणी का नाम, जाति का नाम, 
उसका प्रदेश और जनसंख्या जानने में काफी सुविधाजनक एवं सहायक है । 


३. नाथ संप्रदाय : 


इसका रचनाकाल सन्‌ १६५० है । पृष्ठ संख्या २११ और उपसंहार 
सहित पंद्रह अध्याय हैं। द्विवेदी जी ने अनेक संप्रदायों में सुरक्षित अलोकिक 
कथाओं एवं अनेक ग्रन्थों के गम्भीर अध्ययन के पश्चात्‌ नाथसंप्रदाय का प्रथम 
प्रामाणिक इतिहास तथा उसके सिद्धों का विवेचन प्रस्तुत किया है । 


पुस्तक के आरंभिक दो अध्यायों में नाथसंप्रदाय तथा संप्रदाय के पुराने 
सिद्धों का संक्षेप में वर्णवात्मक परिचय मिलता है। अगले तीन अध्यायों में 
मत्स्येंद्रगाथ और कौल ज्ञान निर्णय की कथायें हैं । छंठवें और सातवें अध्यायों 
में जालन्धरनाथ और क्ृष्णपाद तथा उनके कापालिक मत का विस्तृत वर्णन हैं। 
इसके उपरांत आठवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक क्रम से गोरखनाथ, उनके 
ग्रन्थ, पिड और ब्राह्माड, पातंजलयोग, योग विद्या की प्राचीनता, गोरक्षनाथ का 
उपदिष्ट योगमार्ग, हठयोग, सहजसमाधि तथा गोरक्षनाथ के समसामयिक सिद्धों 
का रोचक वर्णन मिलता है । तेरहवें अध्याय में परवर्ती सिद्ध संप्रदाय में प्राचीन 
मत जैसे बारह पंथ पाशुपत मत, रसेश्वर मत आदि का विवेचन किया है चौदहवे 
अध्याय में लोकभाषा में संप्रदाय के नैतिक उपदेशों का सार तथा अन्तिम अध्याय 
विषयों का उपसंहार है 


४. हिन्दी साहित्य का आदिकाल : 


प्रस्तुत पुस्तक विहार राष्ट्रभाषा परिषद के तत्वावधान में दिए गए 


द्विवेदीजी के साहित्यिक व्यक्तिव का ऋमिकर विज्ञास ३३ 


पाँच व्याख्यानों का संग्रह है। इसका रत्रता कान सन १६४२ है हिन्दी साहित्य 
का आदिकाल इतना संदेहास्पद है कि निशत्रय से कुछ भी कहना ठीक नहीं 
“होगा, और ऐता कहता सहज नहीं है। प्रस्तुत पस्तक के द्वारा हिन्दी के आदि- 
काले चर अध्ययनपूर्ण प्रकाश डालने की चेष्ठा की है और इस प्रकार हिन्दी 

हत्य के भूले हुए पृष्ठों तथा विवादित तथ्यों क्री ओर पाठकों का ध्यान 
आकृष्ट क्रिया है। हिन्दी के प्रारम्भ और आदिकाल के सम्बन्ध में जितनी शंकायें 
और भिन्न-भिन्न विचारबाराए' हैं उतनी संभवत: विश्व की किसी दूधरी भाषा 
के संब्त्थ में नहीं हैं । किप्ती ने उसे चौथी और पांचवीं शताब्दी से, और किसी 
ते सिद्ध साहित्य के प्रारम्भ के साथ ही साथ माना है, तो दूधरे ११ वीं शताब्दी 
में भी उसका प्रारम्भ मानते में हिचकते हैं। अपी विद्यान्न सुक्ष दृष्टि से द्विवेदी 
जी ने विवाद को मिटाने का प्रयास किया है । 


प्रथम व्याख्यान में प्रारम्भ से लेकर आज तक उत पुस्तकों का विवरण 
दिया गया है जिनमें आदिकाल के संबन्ध में विचार विमर्श किया गया है। 
द्विवेदी जी ने १० वीं से १४ वीं शताव्दी तक के साहित्य को अपश्रश प्रधान 
साहित्य कहा है और अपभ्र श में उपलब्ध साहित्य की चर्चा की है। साथ ही 
साथ वीरगाथा' नाम की अनुपयुक्तता भी सिद्ध की है । इस प्रकार से विषय 
प्रवेश ही कहा जा सकता है । 


द्वितीय व्याख्यान में आदिकाल की प्राप्त साम्रग्नी के सम्बन्ध में द्विवेदी जी ने 
अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस काल की पुस्तकें तीव प्रकार से रक्षित हुई हैं । 
(१) राज्याश्प्र पाकर और राजकीय पुस्तकालयों में सुरक्षित रहकर (२) सुसं- 
गठित संप्रदाय का आश्रय पाकर और मठों विहारों आदि के पुस्तकालयों में 
शरण पाकर और (३) जनता का प्रेम और प्रोत्साहन पाकर । इन तीन ख्रोत 
से प्राप्त सामग्री के आधार पर द्विवेदी जी ने अपना विचार व्यक्त किया है 
उस काल का मध्य देश बहुत अधिक विक्षब्ध क्यों था और उस समय का कोई 
साहित्य क्यों नहीं मिलता उसके कारण का भी खोज किया है। इसी व्याख्यान 
के अंत में उन्होंने प्राकृत अपभ्रश और देशी नाषाओं स्वर, अनुस्वार और 
व्यंजन विपयेय का नियम बताया है 


तृतीय व्याख्यान से आदि काल में प्राप्त सामग्री का परीक्षण प्रारम्भ 
होता है । पृथ्वीराज रासो के बारे में जो ऊह्पोह चलता आ रहा है इस सम्बन्ध 
में द्विवेदी जी ने अपने परीक्षण के द्वारा एक नई वस्तु सामने रखी है । प्रभी 
भ्ंकाओं का समाधान करते हुए कुछ तवीन स्थापनाए' प्रस्तुत की हैं। पृथ्वीराज 


३४ हजारी प्रसाद हिवेंदी : व्यक्तित्व और क्रृतित्व 


रासो की जितनी भी प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं उनके सूक्ष्म निरीक्षण के पश्चात्‌ 
द्विवेदी जी ने यह निश्चय किया है जितना अंश शुक-शुकी संवाद के रूप में है 
वही चंद्रकृत मूल रासो है, इस प्रकार से इच्छिनी शशित्रता तथा संयोगिता का 
विवाह वर्णन ही अप्रिप्त है,क्योंकि पूरे रासो में शुक केवल इन्हीं तीनों विवाहों 
का वर्णन करता है। इस मान्यता के लिए द्विवेदी जी ने कई उदाहरण भी दिए 
हैं। भाषा एवं शैलीगत विचार भी दिए हैं। 


चतुर्थ व्याख्यान में प्रेम कथानक रूढ़ियों की चर्चा करते हुए द्विबेदी जी 
ने पृथ्वीराज रासो' की कथा के सौंदर्य का सुन्दर चित्रण किया है। इच्छिनी 
विवाह के ऋतु वर्णन में द्विवेदी जी ने अपनी रुचि का परिचय दिया है। इस 
व्याख्यान में संयोगिता वाले प्रसंग को निस्संदिग्ध रूप से मूलरासो का स्व प्रधान 
अंग मानते हुए द्विवेदी जी ने उसकी कथा का सुन्दर वर्णन किया है। इच्छिनी 
शशिब्रता और संयोगिता के विवाह वर्णन में दो व्याख्यान दिये गये हैं, और इस 
पर अधिक से अधिक प्रकाश डाला गया है । 


पंचम व्याख्यान छन्दों को लेकर चला है । द्विवेदी जी ने श्लोक, गाथा 
और दोहा को क्रमशः संस्कृति प्राकृत और अपभ्र स का प्रतीक माना है। दोहा 
और गाथा की प्रवृत्ति का विशद्‌ वर्णन इस व्याख्यान में किया गया है । दोहा 
की परीक्षा सब दृष्टियों से की गई है । दूसरे छन्द जेसे शादू लविक्रीड़त और 
साटक की एकता सिद्ध की गई है। आदिकाल एवं भक्तिकाल में प्रयुक्त छन्‍्दों 
तथा काव्य शैलियों का निरीक्षण भी सूक्ष्मता से किया गया है, साथ ही विभिन्न 
प्रान्‍्तों के साहित्य का हिन्दी साहित्य के साथ सम्बन्ध जोड़कर काव्यरूपों का 
तुलनात्मक अध्ययन किया है। 


इतिहास ग्रन्थ 
१ हिन्दी साहित्य की भूमिका 


इसका रचताकाल सन्‌ १६४० है । पृष्ठ संख्या ३०२ उपसंहार सहित 
दस अध्याय हैं। अब तक इस पुस्तक के छः संस्करण निकल चुके हैं, इसी से 
इसकी लोकप्रियता का पता लगा सकते हैं। कई लम्बे परिशिष्टों द्वारा वेदिक, 
बौद्ध और जैन साहित्यों का परिचय करा देने की चेष्टा की गई है । 


भारतीय चिन्ता का स्वाभाविक विकास नामक दो अध्यायों में लेखक 
ने क्रम से दो हजार वर्ष पूर्व के साहित्य को लेकर अपभ्र श एवं पुरानी हिन्दी 
के साहित्य का वर्णन एवं उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उसे भी दर्शाया है । तत्पश्चात्‌ 


द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व का ऋ्रिक विकास ३५ 


बौद्धवर्म का अस्तित्व उसके भेद प्रभेद एवं काशी, मगध में बौद्ध धर्म का अस्तिम 
दिन उसका हिन्दू धर्म में समावेश, महायान पर ईसाइयों का प्रभाव, बोद्धधर्म 
का अन्तिम दिन उसका हिन्दू-बर्म में समावेश, महायान पर ईसाइयों का प्रभाव, 
बौद्ध-बर्म का लोकप्रणय होना, टीका काल, निवन्धग्रन्य आदि का स्पष्ट वर्णन 
प्रथम अध्याय में मिलता है। दूसरे अध्याय में अपभ्रश भाषा उस भाषा में 
कविता तथा तत्सम्बन्धी विषयों का विस्तारपूर्वक वर्णन एवं प्राचीव हिन्दी कविता 
के छ: अंगों का परिचय प्राप्त होता है । 


तीसरे अध्याय में 'संतमत' में योगी जाति उससे कबीर का सम्बन्ध, 
निगू णम्त का विस्तारपुर्वेक वर्णन, कबीरदास को भाषा, रूपक, उनका फक्‍्कड़- 
पन्र आदि का विचार किया गया है। चेथे और पांचवें क्रमशः भक्तों की परम्परा 
में अभिनव तत्व से लेकर आलवार भक्त दक्षिण के आचाये रामातन्द की भक्त परम्परा 
निगुण सगृण, गुरुतातक सूफी साधना का भारत में कैसे आविर्भाव हुआ आदि 
पर प्रकाश डाला गया है। 'योगमार्ग और सन्तमत' में परमपद प्राप्ति के तीन 
मार्ग महाकुण्डिलिनि शक्ति एवं इंडा, पिंगला, सुषुम्तना तथा उसच्मुनि रहनी, 
सहजयोग आदि पर विचार किया गया है । 


सगुण मतवाद वामन छठवें अध्याय में “अवतार क्‍या है' स्पष्ट करते 
हुए उनके मुख्य कारणों पर विचार किया गया है तथा तुलसी एवं सूर पर 
विशेष दृष्टिकोण से चर्चा की गई है । “मध्ययुग के सन्‍्तों का सामान्य विश्वास 
नामक सप्तम अध्याय में चाहे कवि जिस भी जाति का हो पर उसकी भगवान 
की स्तुति के प्रकार एक से होते हैं, इस पर जोर दिया गया है। उनमें बहुत 
सी बातें ऐसी होती हैं जो सबमें एकता का भाव लाता है। भिन्न-भिन्न जाति 
के होने पर भी स्तुति, भक्ति, उसके वर्णन करने के ढंग एक से होते हैं इस बात 
को इस भष्याय में स्पष्ट कर दिखाया गया है। 


आठवें अध्याय में भक्तिकाल के प्रमुख कवियों जेंसे कबी र, नानक, सूर, 
तुलसी जैसे महान्‌ कवियों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। रीतिकाल 
तामक नौवें अध्याय में पूर्वी आये, मध्य देशीय आर्य, हुण और कबीर आभीर 
ध्वनिसम्प्रदाय, रीतिकालीन हिन्दी कविता, गोपी गोपाओों के प्रेमकाव्य, गौडीय 
वैष्णवों के नायिका भेद से रीतिकाव्य के नायिक्रा भेद की तुलना और अस्त 
में वात्स्यायन के कामसूत्र पर प्रकाश डाला गया है। 


क्‍ उपसंहार में लेखक वेदिक साहित्य से लेकर आज तक अर्थात्‌ आधुनिक 
साहित्य तक ऐसी सरसरी नजर से सब चित्र संक्षेप में सामने रख दिये हैं। 


३६ हजारी प्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व और इतित्व 


कि हमें आएचर्य होने लगता है कि अध्याय कैसे समाप्त हो गया । परिशिष्ट रूप 
में आठ अध्याय दिये गये हैं उतमें क्रमश: संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय, 

हाभारत कया है, रामायण और प्राण, बौद्ध साहित्य, बौद्ध संस्कृत साहित्य, 
जैन साहित्य, कवि प्रसिद्धियां और स्त्री रूप का वर्णन किया गया है। 


२. हिन्दी साहित्य 


इसका रचनाकाल सं० २००६ है। उपसंहार सहित इसमें कूल दस 
अध्याय हैँ । प्रथम अध्याय प्रस्तावना में हिन्दी शब्द का अर्थ बताते हुए अपभ्र श 
साहित्य, अपभूश जेन रचताओं का वर्गीकरण, संघभाषा, उलटबासियों की 
परम्परा पर प्रकाश डाला गया है । व््जयानी सिद्धों के साथ नाथपंथी सिद्धों का 
सम्बन्ध एवं उसके साहित्य, गोरखनाथ के पद, नाथ साहित्य की अप्रामाणिकता 
तथा १०वीं शताब्दी तक के लोकभाषा साहित्य के मुख्य लक्षण पर विचार के 
साथ यह अध्याय समाप्त होता है । 


द्वितीय अध्याय हिन्दी साहित्य का आदिकाल है। जिसका समय ई० 
१००० से १४०० ई० तक माना है। इस काल में प्राप्त दो प्रकार की सामग्री 
का वर्णन है। तदनन्तर प्रामाणिक, अद्धंप्रामाणिक ग्रंथों तथा पथ्वीराज रासो के 
प्रामाणिक अंश, इन अंशों की विशेषता पर विस्तार एवं गम्भीरतापवंक विचार 
किया गया है। ऐतिहासिक काव्य पर दृष्टि डालते हुए संदेशरासक पर प्रकाश 
डाला गया है तथा रासो की तुलना इसके साथ की गई है । कीतिलता की विशे- 
षता काव्य स्वरूप तथा उत्की भाषा, कवित्व पर विचार करते हुए अस्त में 
शुक्ल जी एवं महापंडित राहुल संक्त्यायन के द्वारा इस काल के लिए दिये गये 
क्रमशः वीरगाथा काल एवं सिद्ध सामंत यूग का खण्डन करते हुए आदिकाल 
इस नाम को स्थापना के साथ इस अध्याय को समाप्त किया है । 


तीसरा अध्याय भक्ति साहित्य का आविर्भाव अर्थात्‌ वास्तविक हिन्दी 
साहित्य का आरम्भ होता है। भक्ति साहित्य का आरम्भ बताते हुए उत्तर भारत 
में भक्ति आन्दोलन का वर्णन उस समय के प्रमुख महाप्रभु वल्लभाचार्य की चर्चा 
की गई है । नाथमत ओर भक्ति-मार्ग का वर्णन, गुर रामानुज, रामानन्द तथा 
वल्लभाचाय का प्रभाव साहित्य पर दिखाते हुए अध्याय के अन्तिम पृष्ठ पर 
वास्तविक लोक साहित्य पर प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ अध्याय निगण भक्ति 
साहित्य का है। आरम्भ रामानन्द के शिष्य परम्परा से होता हैं। नाथपंथी 
योगियों से उनका संपर्क स्पष्ट करते हुए महाराष्ट्री हिन्दी कवि नामदेव और 


द्विवेदीजी के साहित्यिक व्यक्तित्व का ऋ्रिक विकास ३७ 


जयदेव का वर्णत किया गया है। तिगृण सावक कवियों में प्रमुख कबीर का 
विस्तुत वर्णन है । बीजक, रमेनी साखी, शब्द भी इस वर्ण के अन्तर्गत आ गये 
हैं। अन्त में कबीर संप्रदाय और उन्तकी शिष्य परम्परा का चित्रण हैं। 


पाँचवां अध्याय कृष्ण भक्ति साहित्य है। इसका आरम्भ लीलागान 
परम्परा से होता है। तत्पश्चात्‌ इस शाखा के ज्ञीष॑फूल कवि सूरदास तथा उनकी 
रचनाओं पर विचार विस्तार से किया गया है। तदनन्तर अष्टछाप कवियों तथा 
उनकी विशेषताओं का वर्णन है। अन्त में कृष्ण भक्ति साहित्य के गृण दोषों पर 
विचार किया गया है | छठवाँ अध्याय सगुणमार्गी राम भक्ति साहित्य का है। 
इसमें तुलसीदास का देखा हुआ समाज उनका बात्म परिचय, व्यक्तित्व, जन्म 
स्थान, उनके रचित ग्रन्थ, उनकी सफलता के कारण, समस्वय भाषा आदि पर 
गहन एवं गम्भीर विचार किया गया है । तत्पश्चात्‌ अन्य कवियों का संक्षिप्त 
तथा इस साहित्य की विशेषता बताते हुए यह अध्याय समाप्त हो जाता है। 


सातवाँ अध्याय प्रेम कथानकों का साहित्य है जिसने प्रेम कथानकों की 
परम्परा पर दृष्टिपात करते हुए सूफीमत का भारतवर्ष में प्रवेश जायसी तथा 
उनके द्वारा लिखा गया काव्य 'पद्मावत' पर सरसरी नजर डालने का प्रयास हैं । 
आठवाँ अध्याय रीति काव्य है। इसमें रीति काब्यों का सामान्य विवेचन देते हुए 
प्रमुख रीति ग्रन्थकारों पर प्रकाश डाला गया है। रीतिमुक्तधारा करे कवियों एवं 
नीति काव्य के रचयिता आदि का वर्णन भी संक्षेप में मिलता है। 


नौवाँ अध्याय भाधुनिक काल है जिसे झनू १८०० से १६५२ तक 
द्विवेदी जी ने माना है। गद्य युग का आरम्भ बताते हुए प्राचीन गद्य पर विचार 
किया गया है। १६वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में हिन्दी गद्य का सूत्रपात 
दिखलाते हुए प्रमुख गद्य निर्माता जैसे मुन्शी सदासुखलाल, लह्लूलाल तथा 
मुन्शी इंशा अल्लाखां पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय खण्ड में परिमाजित 
भाषा और साहित्य का आरम्भ बताते हुए नवीन शिक्षा का प्रचार और उसके 
प्रति विद्रोह का वर्णन है। आये समाज की स्थापना, उसकी प्रतिक्रिया का 
वर्णन है। तृतीय खण्ड में भारतेन्दु का उदय ओर उनके प्रभाव का वर्णन है । 
चतुर्थ खण्ड में १६९०० से १६५२ तक के साहित्य विकास को दिखाया 
है | इसी खण्ड में अन्तिम पृष्ठों में प्रमुख लेखकों की प्रमुख रचनाओं की सूची 
दे दी गई है | पाँचवें खण्ड में छायावाद और रहस्यवाद को अलग अलग प्रवृत्ति 
मानते हुए रहस्यवाद को छायावाद की शैली मात्र नहीं मानता है रहस्यवाद में 
एक परात्पर असीम के प्रति आस्था को आवश्यक माना है। इन्होंने रहस्यवाद 
की दो धारायें कर दी हैं। एक चिन्तन मनन प्रधान जिसका प्रतिनिधित्व 'प्रसाद' 


शै८ हजारी प्रसाद द्विबेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


करते हैं और दूसरी भावना और अनुभूतिप्रधान जिसका प्रतिनिधित्व “महादेवी' 
करती हैं । इन्हीं दो कवियों को मुख्यता दी गई है। छठवाँ खण्ड प्रगतिवादका है। 


दसवां अध्याय उपसंहार है । द्विवेदी जी हिन्दी की प्रशंसा करते हुए 
लिखते हैं कि हिन्दी में आश्चर्यजनक अद्भुत शक्ति है और उसमें युग सत्य को 
पहचानने को क्षमता है अतः हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल है। 


निबन्ध पुस्तकें 
१, अशोक के फल 


अशोक के फूल साहित्यिक निबन्धों का संग्रह है। इसकी पृष्ठ 
संख्या २०८ एवं २१ निबन्ध हैं इन निबन्धों के अध्ययन से ऐसा 
प्रतीत होता है वस्तत: लेखक की सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास सम्बन्धी 
जिज्ञासा ही अनेक रूपों और विषयों का आधार लेकर प्रकट हुईं है। इस पुस्तक 
में उनके कई प्रकार के निबन्धों के दर्शन होते हैं। जैसे संस्मरणात्मक चिल्त- 
तात्मक, अनुसंधान एवं गांभीयंयुक्त शोधप्रेरक सांसक्ृतिक, ज्योतिष सम्बन्धी 
 वैयक्तिक निबन्ध आदि। 


प्रत्येक निबन्ध में काव्यप्रियता तथा कल्पनाशीलता देखी जा सकती है । 
मेरी जन्मभूमि नामक निबन्ध जो शायद इस पुस्तक का सर्वश्रेष्ठ निबन्ध है 
इसका ज्वलंत उदाहरण है । बसन्‍्त आ गया है, 'अशोक के फल' में आपने सांस्क्ृ- 
तिक वैभव को निकट से देखा हैं। आप विश्वास पूर्वक कहते हैं वह संस्कृति का 
स्वरूप, किसी धर्म, विश्वास, आस्था, परम्परा जाति समूह या दल विशेष से 
सम्बद्ध नहीं समस्त भारत भुभाग में फला फला है। इंती तरह 'प्रायश्चित की 
घड़ी' में लेखक विगत युद्धकाल के बाद की समस्याओं पर विचार करने बैठता है। 
भारतवर्ष क्‍या है, प्रश्न का उत्तर ढढ़ता है और वर्णाश्रम श्र्‌खला से समग्र इति- 
हास का आलोकन करा डालता है । 


निबन्धों के बीच में कभी कभी पाठक को गुदगुदाने के लिये और कभी 

कभी स्वतस्त्र रूप से साहित्य की किसी प्रवृत्ति विशेष पर आप बड़ा ही सुन्दर 

व्यंग्य करते हैं। 'क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है! शीर्षक निबन्ध में आप कुछ 

आलोचकों पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं : 'मैं निश्चित जानता हू' कि रहस्य- 

वादी आलोचना लिखना कृछ हंसी खेल नहीं है। पुस्तक को छआ तक नहीं और 

आलोचना ऐसी लिखी कि त्रेलोक्य विकंपित यह क्या कम साधना है? 'अशोक के 
“फूल! के निबन्धों में भावकता तथा विचारों का प्रकाशन अधिक है। 


द्विवेकीजी के साहित्यिक व्यक्तित्व का ऋसिक विकास 


न 
(2 


२. विचार ओर वितके 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी के २८ निवन्धों का यह संकलन दूसरी 
बार प्रकाशित हुआ है । इसमें कुछ नये निबन्ध जोड़ दिए गए हैं और कुछ पुराने 
निबन्ध छोड़ दिए गये हैं । उनकी पृष्ठभूमि विशद है और वे एक व्यापक क्षेत्र 
का स्पश करते हैं इसलिए उनमें साहित्य दर्शन भक्ति, संस्कृति इत्यादि की अनेक 
जटिल गुत्यियाँ समाहित हैं | इन गुत्थियों पर लेखक ने गहराई से विचार किया 
है और हर जगह कोई न कोई तवीन व्याख्या देने की चेष्ठा की है । सभी निबन्ध 
एक ही जाति के नहीं हैं परन्तु प्रायः सबका केन्द्रीय विषय साहित्य ही है । 
जिसमें कूछ निबन्ध तो बहुत ही सुन्दर बन पड़े हैं जैसे प्रेमचरद्र का महत्व सत्य 
का महसूल, गतिशील चिन्तन और जबकि दिमाग खाली है-इत्यादि । हिन्दी के 
भक्ति एवं सन्‍्तकाव्य पर जितने भी निबन्ध हैं उनमें हमें नवीन प्रकाश मिलता 
है। संक्षेप में संस्कृति और साहित्य पर प्रकाश डालने वाले ये सभी चिबन्ध 
विवेचनात्मक और अध्ययनएूर्ण हैं । 


३. विचार प्रवाह 


विचार प्रवाह समय-समय पर लिखे गये लेखों और भाषणों का संग्रह 
है। कुछ निबन्ध पहले के हैं और कुछ हाल के । इस संग्रह में कविवर रवींद्रनाथ 
ठाकुर की एक कविता का अनुवाद भी है। जो द्विवेदी जी को बहुत प्रिय है । 
इसका प्रकाशन सन्‌ १६५६ जुलाई में हुआ था। कुल इक्करीस चिबन्धों एवं 
भाषणों का संग्रह है । इसमें विशेषकर साहित्यिक निबन्ध और शोध सम्बन्धी 
निबन्धों को रखा गया हैं। एक तिबन्च तो वही है जो साहित्य का मर्म” नामक 
किताब का दूसरा व्यास्पाव है। हिन्दी के भक्ति एवं संतकाव्य पर जितने भी 
निबन्ध हैं उनमें हमें नवीत प्रकाश मिलता है । द्विवेदी जी विषय की गहराई में 
दूर तक प्रवेश करते हैं और वहाँ से लाकर एक चमत्कारिक निष्कर्ष हमारे सामने 
प्रस्तुत कर देते हैं। पुराती बातों को नवीन ढंग से कहने की कला में वे पट हैं । 
उनकी शैली में ओज है और उसमें हमें गहराई तक पहुँचा देने की विचित्र 
शक्ति है। 


आपके निबन्धों के अनेक विषय हैं। विषय के अनुसार आपकी भाषा 
बदलती रहती है। भाषा आपके व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। उसमें संस्कृत का पूर्ण 
बेभव लोक जीवन की समूची सरसता और भावाभिव्यक्ति की अमूर्त क्षमता है । 
भाषणों में उसका प्रवाह रोका नहीं जा सकता । आवेश आने पर आपकी शैली 


४० हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 
प्रशंसात्मक हो जाती है । 


४. हमारी साहित्यिक समस्‍यायें : 


प्रस्तुत पुस्तक बारह साहित्यिक एवं समीक्षात्मक निबन्धों का संग्रह है। 
पृष्ठ संख्या २२७ है ओर रचनाकाल सन्‌ १६४९ है । 


पहला निबन्ध संस्कृत और हिन्दी' है । इसमें आपने बताया है कि 
पुराने जमाने में आसेतु हिमालय एक संस्कृत भाषा थी पर अब वह भाषा नहीं 
है पर हिन्दी उस भाषा का काम कर सकती है। कविता का भविष्य शीष॑क में 
प्राचीन जमाने की कविता के क्षेत्र का वर्णन करते हुए बताया है कि. आजकल 
कविता का क्षेत्र संकुचित हो गया है उसका कारण भी बतलाया है कि जमाने के 
साथ हमारी-आवश्यकतायें, रहत-सहन, हमारा दृष्टिकोण सब कुछ बदल गया 
है अत: इसे प्रभावित करने वाले साधन भी बदलना चाहिए यदि इस सत्य को 
मोहवश स्वीकार न करेंगे तो कविता का भविष्य निश्चित रूप से अच्छा नहीं है । 


“(हिन्दी की शक्ति! नामक निबन्ध 'मुंगेर हिन्दी परिषद में सभापति 
पद पे दिया हुआ व्यास्यान ही है। इसमें आपने हिम्दी की वर्तमान शक्ति को 
बताते हुए कहा कि हिन्दी के साहित्य को समृद्ध करते के लिए हमें गरुड़ की 
महान भूख के समान साहित्यिक क्षुधा वाले महान पुत्रों को आवश्यकता है। 
और उन्होंने यह भी कहा है कि साहित्य सम्मेलन नागरी प्रचारिणी सभा के 
साथ-साथ हम सबको भी सजीव व्यक्तित्व को लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरना 
चाहिए। 


भारतीय साहित्य की प्राणशक्ति, नया साहित्यिक दृष्टिकोण, साहित्य 
निर्माण का लक्ष्य, हिन्दी प्रचार की समस्या आदि में आपने क्रमशः प्राचीन 
साहित्य पर विचार किया है । 'हिम्दी का प्रचार कसा हो” एवं राष्ट्रभाषा के 
प्रचार और प्रसार तथा उसे कायम रखने के उपाय बताए हैं । 


'रस का व्यावहारिक अर्थ एवं 'रस क्या है इन दोनों निबस्धों में 
क्रमश: प्राचीन आचारयों की रत के प्रति विशेष दृष्टि को समझाते हुए बताया है 
कि भारत के पूर्ववर्ती काव्य में ही रस शब्द का अर्थ श्रृद्धार ही समझा जाता 
था । काव्यांगों में रस या श्रृद्भधार का स्थान अतुलनीय था, बताया है। “रस 
क्या है! नामक शीर्षक में ध्वति के प्रतिष्ठ ता आनन्दवधेन की चर्चा एवं रप्त के 
प्रति उतकते मत को बतलाया गया है। और यह भी बतलाया है कि उनका 
विश्वास एक अलौकिक ब्रह्मानन्द में था । 


द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व का क्रमिक विकास हर 


साहित्य का नया रास्ता' नामक निवन्ध में तरुण साहित्यकारों को दो 
बातें याद रखने के लिये बतलाई है, वे हैं-ज्ञान, सौन्दर्य, कल्याण के अस्थायी 
परिवरतंतशील रूप के साथ स्थायी शाश्वत रूप को अस्वीकार नहीं कर सकेगी 
ओर न यही अस्वीकार कर सकेंगी कि उनका नाम सहृदय के हृदय में स्थायी 
रूप में विद्यमात भावों का उद्वोध है । इन दो बातों को माव कर ही देश में 
अपना प्रभाव विस्तार कर सकेंगी । 


अन्तिम दो काल्पनिक वार्तालाप रीतिकाव्य और इतिहास की सत्य 
दोनों कल्पलता के “साहित्य का तया कदम' से मिलते जुलते हैं । इन दोनों का 
संशोधित रूप ही साहित्य का नया रास्ता कहा जा सकता है ॥ 


६६ कल्पलता 


प्रस्तुत पुस्तक में ट्विवेदी जी के समय-समय पर लिखे गए २० निबन्धों 
का संग्रह है। पृष्ठ संख्या १८४ और रचनाकाल संवत्‌ २००५ है | निबन्ध लेखक 
के रूप में द्विदी जी की निबन्ध लेखन शेली, बहुज्ता, दृष्टि व्यापकता तंथा 
जीवन में आनेवाली छोटी छोटी घटनाओं के प्रति संवेदनात्मक अनुभूति का 
परिचय मिलता है। कुछ निबन्ध हमारे वर्तमान हिन्दी साहित्य की गतिविधि का 
निर्देश करते हैं। कुछ निबन्ध वैयंक्तिक निबन्ध हैं और कुछ निबन्धों में हिन्दी 
साहित्य की उन्नति में संलग्न संस्थाओं तथा व्यक्तियों के उपाय निर्देश किए गए 
हैं । एक दो निबन्ध ज्योतिष से सम्बन्धित हैं। प्रथम निबंध 'नांखून क्यों बंढ़ते 
हैं! इस सरल जिज्ञासा पर विचार करते-करते लेखक पशुता और मनुष्यती के 
मूल्य पर विचार करने लगता है। “आम फिर बौरा गये! की चर्चा करते 
हुए वह कालिदास के युग जीवन की चर्चा करने लगता है ।'ठाकुर जी की बोर! 
में ठाक्र जी के प्रति लोंगों की उदासीनता की बात सोचतें सोचते आंप कंल्प्ी 
जगत में सारा प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक रंगमंच और उस पर होने वालें अनेक 
परिवतंन सजीव हो उठते हैं। डा० देवराज उपाध्याय का कहना है कि द्विवेदी 
जी एक साहित्यिक साधन हैं, वे निर्भभता से अपने ऊंपर चिपके छिलके को फ्रेंक 
देंगे पर अपने अंदर से निकलते हुए चमड़े पर ही अन्य श्रेणियों के सत्य की कलेंम 
लगायेंगे । चाहें वे नाखूत की बांत करें, आम के बौराते की कथां कहें, शिरौष 
के फूल पर कुछ कहें या ठाकुर जी की बटोर! की ही चर्चा करें पर इनके 
सिलसिले में आप से कुछ ऐंसी बातें कह “जायेंगे जो लाख रुपये की ही। कान्ता 
सम्मत और सहृंदय सम्मत का प्रत्यक्ष उदाहरण यदि आपको देखना हो तो 


४२ ....हजारी प्रसाद दिवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


आपंकी 'कल्पलता' से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं ।! कल्पलता के निबं॑धों 
को पढ़ने पर पाठक अपने को अधिक समुद्ध अधिक ज्ञानवान और अधिक समर्थ 
पाता है और मनृष्य के अन्तस्तल में एक विचित्र रासायतिक परिवर्तत की क्रिया 
प्रारंभ हो जाती है और मातवता की उच्च सीढ़ियों पर चढ़ता सा अनुभव करता 
है।' 'साहित्य का नया कदम' में आधुनिक साहित्य की गतिविधि पर ऐसे सुलझे 
और संतुलित विचांर हैं जो अन्यत्र नहीं मिलते | इसमें एक काल्पनिक वार्तालाप 
है और अनेक मतधारी साहित्यिकों के विचारों को पारस्परिक रूप में सम्बद्ध 
करके देखने की चेष्टा की गई है | आधूृनिक प्रगतिवादियों का प्राचीनों पर कसा 
हुआ व्यंग्य, प्राचीनों द्वारा आधुनिकों पर किया गया मुक्ति प्रहार, उभय पक्ष 
को ग्रहण करने वालों के द्वारा कभी इस पक्ष पर, कभी उस पक्ष पर ली गई 
मीठी चुटकी पाठकों के हृदय में एक विचित्र गृदगुदी पैदा कर देती हैं! समा- 
लोचक की डाक! महिलाओं की लिखी कहानियाँ, मनुष्य की सर्वोत्तिम कृति- 
साहित्य! इत्यादि निबन्ध अपने में महत्वपूर्ण हैं जिनमें लेखक ने अनेक रूप से 
-हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि की है । 


७. साहित्य का स्से : 


इसका रचनाकाल सन्‌ १६५० है । पृष्ठ संख्या ७८ है। यह पृस्तक 
लखनऊ विश्वविद्यालय में दिए गए तीन व्याख्यानों का संग्रह है । साहित्य का 
-मर्म 'समझने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि द्विवेदी जी 'साहित्य/ का अर्थ 
क्या समझते हैं ? उन्होंने लिखा है कि वस्तुत: साहित्य शब्द का प्रथम प्रयोग 
कुन्तक से किया है और शब्द एवं अथे के ऐसे विशिष्ट साहुचय॑ के अर्थ में किया 
है जिसमें वक्रता के कारण विभिन्न गुणों और अलंकारों की शोभा एक दूसरे से 
'स्पर्धा करती हुई आगे बढ़ रही हो | लेकिन शब्द और अधथे सामाजिक सम्बन्धों 
के प्रतीक हैं। शब्द एवं अर्थ के 'साहित्य' को लेकर बार-बार करने वाली विद्या 
निश्चित रूप से मनुष्य के सामाजिक रूप की व्याख्या करती है । 


ः साहित्य के दो पक्ष हैं : कला पक्ष एवं वस्तु (मर्म) पक्ष | आज काव्य 
की कारीगरी की विवेचना गौण हो गई है। उसके पर्मार्थ का विचार ही प्रधान 
हो उठा है। हविवेदी जी मानते हैं कि काव्य केवल कौशल (कला) नहीं है, वह 


आलोचना ; अप्रेल ; १६५२ | २-वबही : १६५२ | 
३--बही : १६५२ ।; 


द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व का ऋ्िक विकास ४३ 


मनुष्य को उच्चासन पर बेठाने का साथन भी है । यों भारतीय साहित्य ही नहीं 
पश्चिमी साहित्य भी साहित्य के मर्म से युक्त है। अपने 'मर्म! पर विचार कर 
चुका है-मर्म को प्रकट कर चुका है । पर प्रथम अध्याय में डा० द्विवेदी ने यह 
दिखाया है किस प्रकार स्व-सामयिक्र परिस्थितिवज् प्राचीत भारतीय साहित्य का 
परवर्ती रूप उत्तरोत्तर कला प्रधाव होता गया। साथ ही दूसरे अध्याय में 
उन्होंने यह बताना चाहा है कि उसी संस्कृत साहित्य का पूर्ववर्ती रूप किस 
प्रकार मामिक है । न केवल भारतीय ही प्रत्युत पश्चिमी साहित्य को भी 
अपेक्षित संस्कार संपन्न दृष्टि से देखा जाय तो वहाँ भी यही चीज मिलेगी । 
उन्होंने कहा है दोनों ओर दो दृष्टियाँ हैं: एक समाज की सामंजस्य व्यवस्था 
को अनालोडित रखने के उद्ं श्य से सामाजिक मंगल के रास्ते चलकर प्राप्त की 
गई है और दूसरी व्यक्ति मानव के मनोवेगों का विरीक्षण करके उपलब्ध की 
गई है । हमारे देश के मनीषियों ने कभी भी उसे (काव्य को) विश्वजनीन नेतिक 
पृष्ठभूमि से निम्बस्तर पर रखकर विचार नहीं किया । 


इसी स्वर में जहाँ तक द्विवेदी जी के चितन का सम्बन्ध है वे मानते हैं 
कि जीवन धारण करना ही मानव जीवत की चरितार्थता नहीं है। जहां तक 
केवल जीवन धारण करने का प्रश्न है, मनुष्य प्रयोजनों से बंधा हुआ है। मतुष्य 
अपने को प्रयोजन के जगत से बाहर भेजना चाहता है-पाशव स्तर से ऊपर 
उठाना चाहता है। प्रयोजन पूर्ति का स्तर पाशव स्तर है, प्रयोजन की समाप्ति 
से ऊपर उठना पाश्षव स्तर से ऊपर उठना है तभी “मनुष्यता' की शुरुआत होती 
है । प्रयोजनातीत पदार्थ का ही ताम सौंदय है, प्रेम है, भक्ति है मनुष्यता है। 
जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से मनुष्यता शुरू होती है। इसी की उपलब्धि 
जीवन की चरितार्थता है। जीवन की चरितार्थवा ही काव्य का अभिप्रेत है । 
मनुष्यता ही काव्य का प्रतिपाद्य है-वही साहित्य का मर्म है । 


आज का तृष्णाकुल एवं अभाव ग्रस्त जगत आज तृष्णा को शांत करने 
के लिए तेजी से उन्मुख है--पर क्या वह तृष्णा की आग को कभी बुझा सकेगा ? 
नहीं, अत: विवेदी जी का तो यह ख्याल है कि खोज तो उस वस्तु की होनी 
चाहिए जो उसे प्रयोजनातीत 'सत्य' की ओर ले जाय । नितांत उपयोगिता की 
दृष्टि से भी देखा जाय तब भी यह तो मानता ही होगा कि मानव क्षुद्रता एवं 
संकीणंता से ऊपर उठाने बाला धर्म भी उपेक्षा न ही करे। यही धर्म मनुष्यता 
है | कलात्मक साज सज्जा में आवेग को बांधने वाले छन्‍्दों में प्रस्तुत उक्ति 
सृक्ति' है उसमें गति है। पर गति तो जड़ का भी धर्म हो सकती है। काव्य में 
तो प्रगति चाहिए । यह चेतनाधर्म है । “गति' में भ॒ (प्रकर्ष) का योग मनुष्यता 


४४ हजारी प्रसाद द्विवेदी: व्यक्तित्व और कृतित्व 


को: प्रतिपाद्य बनाने पर होता है। इसी का काँचन सम्पर्क सूक्ति को काव्य बनाता 
है । इस प्रकार सत्‌ साहित्य वही है जो आत्मधर्म (प्रगति) के प्रति सचेतन 
बताये । मनृष्यता की मात्रा को भी देखेंगे कि उसने आदिम कही जानें वाली 
मनोवृत्तियों के हाथ अपने को छोड़ नहीं दिया, प्रयोजन की संकीर्णता की बेड़ियों 
से अपने को बांधने नहीं दिया-सब कुछ को रौंदकर वह आगे बढ़ती जा रही हैं साहि- 
त्य वही है जो इसकी प्रगति में सहायक हो । विकासवादी दृष्टिकोण से भी देखें तो 
भनुष्य- का धरातल “है' की अपेक्षा 'चाहिए' की ओर प्रगतिशील होकर जितना 
ही “मनुष्य” होता जाता है-उतना संकीर्णता को बेघकर तादात्म्य की ओर बढ़ता 
जाता है भर उसकी अंतिम सीढ़ी 'एकता' अनुभव है । यह एकता की अनुभूति ही 
मनुष्य की चरम मनृष्यता है । एकता की प्राप्ति का प्रयास पिछले दिनों भी हुआ 
था, पर व्यक्तिगत साधना से । आज उस “महत्व को प्राप्त करने के लिए समूचे 
समाज का प्रयत्न, सामूहिक रूप से होना चाहिए | इसी मनुष्यता का आनन्दमय 
हूप उच्छलित होता है तब साहित्य की सृष्टि होती है । 


यह अस्वीकार नहीं किया. जा सकता कि तथ्य जगत्‌ से गाढ़ भाव से 
सम्बद्ध होने पर भी साहित्य का सबसे अधिक सस्बन्ध, मानसिक जगत्‌ से है - 
भोर कदाचित्‌ इसीलिए आज के तरुण साहित्यकार मनोविज्ञान के नवीन आवि- 
ष्कारों के पीछे पड़ गये हैं । पर सचाई यह है कि मानवोदभावित महान्‌ 
ज्ञानराशि का यह एक कण ही हैं। कभी-कभी पदार्थ विज्ञान एवं जीव विज्ञान 
से आविष्कृत तथ्यों से मगोविश्लेषण शास्त्र निर्मित तथ्य बेमेल पड़ जाते हैं। अतः 
उसे सब सांचों से मिलाकर ही ग्रहण करना चाहिए। मनोविज्ञान भी क्‍या 
निर्यात दासता को बढ़ावा नहीं देता | संयम एवं विवेक की तिन्‍दा नहीं करता 
चाहिए की और के प्रयास को कृत्रिम नहीं बताता ।. 


छायानुवाद. 
१ प्राच्रीन भारत का कलात्मक विलासः 


इस पुस्तक का भारम्भ कैसे हुआ इसे बताते हुए आचाय॑ हजारीप्रसाद 
द्विवेदी: ने:इस पुस्तक की भूमिका में कहा है! शान्तिनिकेतन की भारतीय संसद ने 
नृत्मग्रीत आदि के अनुष्ठान के व्यावहारिक पहलू का प्राचीन काव्य ग्रन्थों: में जो 
उल्लेख-मिलता है उस पर दो व्याख्यान देने का अनुरोध किया था। इस पुस्तक 
काआरस्भ इसी : बहाने हुआ था। प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों, नाटक, उपाख्यान, 
स्मुति:उपनिषद्‌ और. वेद सभी. का भाधार लेकर साधारण जनता केः:नित्य के 


द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व का ऋमिक विकास है 


कार्यो उत्सवों और विशेष अवसरों का ऐसा सुन्दर वर्णन किया है कि आंखों के 
सामने दृश्य का साक्षात्‌ स्वरूप नत॑न करने लगता है। जीवन, कला और स्था- 
पत्य से सम्बन्ध रखने वाले तिरपन विषयों की इसमें चर्चा है। उदाहरण के 
लिए जहाँ विनोद के पक्षणण. हैं वहाँ पच्वीसों पक्षियों का और बाग-बगीचों का 
वर्णन है, वहाँ वीथिकाओं और पृष्पों का बहुत ही कलात्मक वर्णन किया गया 
है । रंगशाला की, नाटकों की, संगीत, मदनोत्सव, उद्यानथात्रा आदि की चर्चा 
बड़े ही मनमोहक रूप में की गई है । जहाँ कला, कलाओं की प्राचीनता काव्यकला 
आदि का विवेचन है वहाँ दूसरी ओर कला का दार्शनिक अर्थ और कला के प्रकार और 
कला के उपयोग आदि का स्पष्ट रूप से वर्णव है। गणिका आज बड़े तिरस्कार 
की दृष्टि से देखी जाती है परन्तु इस पुस्तक से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में 
वेश्याओों के भेद होते थे और गणिका नाम से उन्हीं का सम्बोधन होता था जो 
कला, ज्ञान ओर संस्कृति में बहुत उच्चक्रोटि की मानी जाती थी और सारा 
समाज उनका आदर करता था । यही नहीं इस पुस्तक में काव्य शास्त्र विनोद 
काव्यकला, विद्वत्सभा आदि विषयों का रोचक वर्णन है । 


अस्त में परिश्िष्ट के अन्तर्गत चार प्रकार के विषय देने से इस पुस्तक 
की महत्ता और भी बढ़ गईं है। शुद्धिपत्र नामक एक पृष्ठ देकर रही सही 
गलतियों को दूर करने का प्रयास है। इस पुस्तक में केवल प्राचीन यूग की झांकी 
ही नहीं मिलती वरन्‌ प्राचीनों के प्रकृति प्रेम और उनके जीवन की उमंग और 
उल्लास के भी दर्शन होते हैं। प्राचीन आरयों ने केवल अध्यात्मिकता में ही 
विशेषता नहीं प्राप्त कीं थी अपितु उनका लौकिक जीवन भी उतना ही सम्पन्न 
और कलामय था जितना उनका आध्यात्मिक जीवन । 


२. प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 


डा० .हजारीप्रसाद द्विवेदी ने स्वयं प्राचीन भारत के कलात्यक विनोद 
नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि “यह पुस्तक मेरी पुरानी पृस्तक' 
“प्राचीन भारत के. कलाविलास' का परिवर्धित और परिवर्तित रूप है कला 
विलास-बहुत अशुद्ध छूपा था इसमें उन भअशुद्धियों को दूर कर दिया गया-है। 
बहुत से नये विषय इसमें जोड़ दिये गये हैं | इस प्रकार यह पृस्तक प्राय: दूसरी 
पुस्तक बन गई है। इसलिए इसका नाम भी थोड़ा परिवर्तित कर दिया गया है। 
इसमें कुछ प्राचीन चित्रों की प्रतिलिपि भी दी गई है जो वक्तव्य को ठीक-ठीक 
समझने में सहायक सिद्ध होगी। प्रस्तुत पुस्तक अपने ढंग की महत्वपूर्ण" रचना" 
है । इसमें ८५६ विषयों की चर्चा है। तिरपन विषय और परिशिष्ट तो वे ही हैं 


४६ हजारीौ प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


जो कलाविलास में हैं पर उनमें भी कुछ सुधार किये गये हैं, अन्य छत्तीस विषय 
इसमें जोड़ दिये गये हैं पर फिर भी पृष्ठों की संझया कलाविलास से कम है। 
विषय ज्ञान कराने की दृष्टि से अपने में पूर्ण है। कला सम्बन्धी करीब दस पाठ 
जो इसमें जोड़े गये हैं सुन्दर और ज्ञानवर्धक हैं। दैनिक कार्यो में आने वाली 
वस्तुओं का सूक्ष्म चित्रण किया गया है | जैसे मुखप्रक्षालन और दांतून, केश 
पंस्कार, अधर और नाखून की रंगाई, तांबूल सेवन । स्नान भोजन, भोजनोत्तर 
विनोद आदि के बारे में लिखकर भातों पाठकों की रुचि का संस्कार किया गया 
है। इन पाठों को बार-बार पढ़ने का मन करता है इसके अतिरिक्त अनेकों विषय 
ऐसे हैं जो पाठकों की रुचि को जबरन ही पैदा करते हैं जैपे शुक-सारिका, 
शकुत, सूक्ति, वीणा, कल्पवलली, भित्तिचित्र, लेखन सामग्री इत्यादि। अभिनय 
सम्बन्धी कुछ नये प्रकरण भी जोड़े गये हैं जो वास्तव में पुराने जमाने के 
अभिनय और उस जमाने में अभिनेताओं की समाज मर्यादा क्‍या थी, दिखाने 
में समर्थ हैं। कवियों की आपसी स्पर्धा नामक शीर्षक उत्त समय के विद्वानों 
के पाण्डित्य को दिखाने में काफी सामथ्यं रखता है। इस प्रकार एक सो तिरसठ 
पृष्ठों की यह पुस्तक प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद को प्रत्यक्ष रखने में 
समर्थ है । 


३ लालकनेर : 


इसका रचनाकाल सन्‌ १६५८ है। यह रवीद्धनाथ की पुस्तक का 
अनुवाद मात्र है। इसमें कवींद्र रवींद्रगाथ ने किसी समस्या को सुलझाने का 
प्रयत्त नहीं किया है अपितु बतंमान मानव जीवन को जो मशीन भादि से 
अव्याहृत हो चुका है, उससे उसको अनेकों अत्याचारों को भोगना पड़ा है। 
उससे मुक्त करने के लिए कवि की एक विशेष दृष्टि है। यदि कथानक को 
समस्या का रूप देता हो तो कहा जा सकता है कि इस नाठक में रवीन्द्रनाथ ने 
संगठित या व्यक्तिगत जीवन के उस वर्तमान रूप पर प्रकाश डाला हैं जो मनुष्य 
को जड़ कर देता हैं उसे केवल एक दो तीन चार की संख्या से अधिक कुछ नहीं 
मानता । मानों वह टीन में पेक की हुई वस्तुमात्र हो। जिसे चाहे जिस नम्बर 
से पुकारा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कहीं कहा है, मनुष्य निर्देय होते हैं 
मानव करुणावान्‌ है । 


संगठित जीवन की यही निर्मम व्यवस्था इस रूपक में यक्षधुरी के 


(-लालकनेर : पृ० १५। 


द्विवेदीजी से साहित्यिक व्यक्तित्व का किक विकास ४७ 


अगोचर ओर दुर्गंम राजा के रूप में प्रस्तृत की गई है। यहाँ का राजा एक 
अत्यन्त जटिल जाल के आवरण के अन्तराल में रहता है। महल में जहाँ उसका 
जाल का आवरण है वही स्थान इत नाटक का एकमात्र दृश्य भी है। इस स्वर्ण- 
पुरी में सुवर्ण के ऋस पर प्रभू यीशु को जीवित लटका दिया गया है। इस मिथ्या 
राजा के विपरीत विरोध करने के लिए सम्पूर्ण मानव रूप में तन्दिनी का आवि- 
भाव हुआ । नारी सुलभ सहज बुद्धि से नंदिनी जाबव गई है कि जीवन का चरम 
विकास प्रेम में ही है। उसके स्पर्श में संजीवनी शक्ति है-उसके छते ही संख्या 
को नामों में डिब्बों को व्यक्तियों में परिणत कर देती है। चिर अदुृष्ट लाभ के 
जठिल संगठन के साथ नंदिनी रंजन विद्यु जैसी सरल आत्माओं का संघर्ष होता 
है जिसमें अन्त में इन्हीं भोले मानव प्राणियों की विजय होती है ।! नारी की 
शक्ति पर रवीन्द्रनाथ को विश्वास था, हमारी इस लोभ संकुल, मशीन निर्मित 
सभ्यता को गले तक डुबाने वाले मोह और विनाश के पंक से नारी ही मुक्त कर 
सकती है, निकाल सकती है। इसीलिए इस रूपक की नायिका नंदिनी है । 


लालकनेर के अन्दर कवि का एक गृढ़ भाव एवं वेदना उदात्त संदेश 
छिपा हुआ है। मनुष्य आज शांति के लिए व्याकुल है पर यदि उसे अपनी व्या- 
कुलता को दूर करनी हो उसे किसी बुद्ध या यीशु की शरण लेनी होगी । 


जे संपादित ग्रंथ 
सन्देशरासक 
द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक (आलोचना 
हिन्दी अनुवाद और अबचूरी व्याख्या सहित) का संपादन किया है । 
प्राक्कथन में स्वयं द्विवेदी जी ने कहा है कि “संदेश रासक” अपम्रश का बहुत 
ही महत्वपर्ण ग्रंथ है। मैंने अपने प्रिय छात्र विश्वताथ त्रिपाठी के साथ इसका 
नये सिरे से संपादन किया है। इस ग्रंथ के संपादन कार्य में अनेक जगह से और 
अनेक ग्रन्थों से सहायता ली गई है। मुद्रित प्रति के अतिरिक्त एक पूरी और एक 
अत्यधिक अपूर्ण प्रति का भी सहारा लिया गया। जयपुर के आमेर जैन ग्रन्थ 
 भ्ण्डार की प्रति बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी प्रति वस्तृुतः एक पन्नामात्र हैं जो 
द्विवेदी जी को अपने मित्र-ड़ा० रामसुरेश त्रिपाठी जी के संग्रह में मिली । यद्यपि 
यह अत्यन्त अपूर्ण प्रति कही जायेगी पर एक दो पाठों के निर्णय में इसने बड़ी 
भारी सहायता दी है । 


१-बालकनेर : पृु० १६।  २-वही : पृ० १६ । 


रेप हुजारीप्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व और कतित्व 


इसका संपादत सन्‌१९६०मा्चे में हुआ है। इसकी प्रस्तावना में द्विवेदी 
जी ने लिखी है । प्रस्तावना में द्विवेदी जी ने संदेशरासक का संक्षेप में परिचय 
देते हुए लिखा हैं कि संदेशरासक मुनिजिनविजय जी द्वारा संपादित बहुत ही 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । यह सर्वप्रथम मुसलमान लेखक अब्दुल रहमान की बहुत ही 
सुन्दर रचना है, जो नाना दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। जिन तीच प्रतियों के 
आधार पर मुनि जी ने इसका संपादन किया है उत्तमें एक तो मूलरूप में उपलब्ध 
संदेशरासक की प्रति है, लेकिन दो में संस्कृत छाया जैसे टिप्पणक या टीकायें हैं । 
इनमें साम्य अधिक है, वैषम्य कम । दूसरी टीका में जिसे अवचूरिका कहा गया 
है, इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है । इधर जयपुर के दिगम्बर जैन 
भण्डार की कृपा से संदेशरासक की एक और दुलभ हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई है 
उसके बारे में लिखते हुए द्विवेदी जी कहते हैं उसमें जो टीका है वह अवचूरिका 
से मिलती जुलती हैं। इस पुस्तक में आरम्भ के पन्ना नहीं हैं। आदि में खण्डित 
एवं अन्त में कुछ उल्लेख न होने से यह पता नहीं चल सका कि टीका का नाम 
क्या है और लेखक कौन है | इन दोनों टीकाओं के उन शब्दों का विचार किया 
है जो दोनों में एक से है तथा दोनों टीकाकारों द्वारा उतके प्रयोग की भिन्नता 
बतलाते हुए किस प्रकार प्रयोग होता चाहिए और क्‍या होता चाहिये इस पर 
लेखक ने प्रायः सभी स्थलों पर बड़े गहरे अध्ययन एवं खोज के पश्चात्‌ अपना 
अभिमत दिया है। उद्दाहरणाय द्वितीय प्रक्रम के चवालीसवें दोहा को लें तो 
इनकी विद्गवता, पांडित्य, गहरा अध्ययत आदि का सहज ही पता चल जाता है। 
दोहा का अंश “कयवरहि अहिणनिय अं का अर्थ टीकाकारों ने नहीं किया है । 
यहाँ लेखक अपना मत देते हुए बताते हैं जान पड़ता है कि यह शब्द कृतिकार 
या कृतकर से बना है.जिसका अथ मायावी जादूगर और खेल तमाशा दिखाने 
बाला होता है। लेखक कहते हैं 'अहिणविय आइ' स्वीकार करने से एक मात्रा 
अधिक हो जाती हैं 'ज' प्रति का अहिणविपद्द पाठ छन्‍्द और मात्रा दोनों दृष्टियों 
से उच्चित है। इसका अर्थ 'अभिनीत किया जा रहा हैं' होता चाहिए । टीकाकारों 
ने इसका अथ “अभिनीयते' किया है। टिप्पणकार ने इसका अथे अभिनूयते' 
किया है जो कदाचित्‌ स्तृत्यर्थंक अभि पूर्वक नू धातु से बना है। प्राकृत शब्द 
महाणंव में अहितृ” का अर्थ स्तुति करना या 'प्रशंसना' दिया हुआ है। संभवत: 
यही अर्थ ध्यान में रखकर अवचूरिका के लेखक ने “'उच्चयते” अर्थ किया है। 
लेकिन “ज' प्रति का--अहिणवियइ' पाठ स्वीकार कर लिया जाय तो इसका अर्थ 
बहुत स्पष्ट हो जायेगा । 'रामायणमभिनीयते' अर्थात्‌ रामायण का अभिनय किया 
जा रहा हैं। इस प्रकार इसके संशोधित एवं परिवर्तित रूपों को देखने से हमें 
इनके पाण्ड़ित्य का सहज ही ज्ञान हो जाता है। 


दिबदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व का ऋमिक विकात ४६ 


संदेशरासक की भूमिका विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है जो हिवेदी 
जी के शिष्य हैं। भूमिका में 'रासक का विकाप्त' नामक झ्षीषेक में रास, रासक, 
रासो और रासा शब्दों से अभिहित्य साहित्य के विकास का अध्ययन अत्यक्त 
रोचक और महत्वपूर्ण ढंग से बताया हैं। इसी रासा छुन्द के बारे में विचार 
करते हुए द्विवेदी जी ने कहा है “धीरे धीरे इन शब्दों का प्रयोग घिसे अर्थों में 
होने लगा जिस प्रकार विलास नाम देकर चरित काव्य लिखे गये, प्रकाश नाम 
देकर चरितकाव्य लिखे गए उ्ीं प्रकार रास्तो या रासक नाम देकर भी चरित- 


व्य लिखे गये ।” 'संदेशरासक' इसी प्रक्रार की प्रचलित प्रेमगाथा के आधार 
पर रचित काव्य है । 


तत्पश्चात्‌ 'संदेशरासक' कृति, “कवि और रचताकाल' पर विचार 
किया गया है । कृति तामक शीष॑क के अन्तयंत पुनेवाली प्रति लोहावत भी प्रति, 
पाटत भण्डार वाली प्रति बीकानेर की प्रति, जयपुर की प्रति तथा अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के रीडर डा० रामसुरेश त्रिपाठी संग्रह में से 
संदेशरासक की किसी लुप्त प्रति का एकर पत्र प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ 
इस पर भी विचार डाला गया है । “कवि और रचनाकाल' पर भी विचार किया 
गया है। संदेशरासक का काव्यरूप में लक्षण, विभाजन और काव्य प्रकृति पर 
विचार किया गया है । 


विभाजन और काव्यकृति पर प्रकाश डालते हुए डा० विश्वनाथ 
त्रिपाठी ने लिखा है कि संदेशरासक तीन प्रक्रमों में विभाजित है। प्रथम प्रक्रम 
में काव्य की प्रस्तावना है। वास्तविक कथा द्वित्रोय प्रक्रम से प्रारम्भ होती है । 
तीसरे प्रक्रम में पडऋतु वर्णन है और उसके पश्चात्‌ नायक के घर लोट आने के 
प्ताथ ही साथ ग्रंथ समाप्त हो जाता है। इसके बाद मेघदुत के साथ समानता 
एवं विषमता का वर्णन मिलता है। संदेशरासक इसी प्रकार मुक्तकप्रधान या 
क्षीणप्रबंध धर्मा मुक्तक काव्य है। इसके अतिरिक्त संदेशरासक की भाषा के बारे 
में भी अन्त में विचार किया गया है रासक में प्रकृति वणंन विरह॒ वर्णन और 
ऋतु वर्णन भी अच्छा मिलता है । उपसंहार के साथ समाप्त होता है। 


२: पथ्वीराज रासो 


पथ्वी राज रासो का संक्षिप्त संशोधित संस्करण ई० १६५७ में निकला 
है । इसका संपादन डा० हजारीप्रसाद द्विवीदी और नामवरसिह ने किया है । 
भूमिका डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी दे लिखा है। कुल दो परिशिष्ट सहित ग्यारह 
अध्याय हैं | भूमिका आदिपत्र इन्हिनी व्याहप्रथा शशिब्रता विवाह प्रस्ताव, कमास् 


५७० हुजारी प्रसाद दिवदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


करनारी प्रसंग, कनवज्ज समय, बड़ी लड़ाई समय, बानबोध समय परिदशिष्ट 
(क ) पृथ्वीराज रासो का परिचय, परिशिष्ट (ख) शब्दार्थ । 


पृथ्वीराजरासो हिन्दी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके 
सम्बन्ध में. विद्वानों ने अनेक मत प्रकट किए हैं। रासो की प्रामाणिकता का 
विवाद प्रधात रूप से इस प्रश्न पर केंद्रित है कि सचमुच ही पृथ्वीराज 
का सम्रकालोत और सखा कोई चन्द नामक कवि था या नहीं द्विवेदी 
जी ने 'हिन्दी साहित्य का आदिकाल' के व्याख्यान में रासो के मूल प्रामाणिक 
अंग माने जाने योग्य अंशों की ओर संकेत किया है । प्रस्तुत संक्षिप्त रासो भी 
उन्हीं विचारों पर आधारित है। उन्हीं अंशों को संक्षिप्त किया गया है। जिनकी 
-प्राचीनता उत व्याख्यानों में प्रामाणित की गई है। इन अंशों से रासो की पूरी 
साहित्यिक महिमा का परिचय मिल जाता है। 


काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रकाशित पृथ्वीराज रासो में ढाई 
हजार पृष्ठ हैं। जो ६६ सर्गों में विभाजित हैं। सबसे बड़ा कनवज्ज युद्ध है जो 
संभवत: रासो का मूल कथानक है । इसके अनुसार चंद पृथ्वीराज का मित्र कवि 
और सलाहकार था। रासो में वह तीनों रूपों में चित्रित है। इस ग्रन्थ के 
अनुसार दोनों के जन्म और मरणतिथि भी एक है। इस प्रकार अभिन्न मित्र की 
रचना निश्चय ही बहुत प्रामाणिक होता चाहिए यही सोचकर रायल एशियाटिक 
सोसाइटी आफ बंगाल ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इसी समय 
डा० बुलर को पृथ्वीराज विजय की एक प्रति हाथ लगी। इस ग्रन्थ की परीक्षा 
के बाद डा० बुलर इस परिणाम पर पहुँचे कि पृथ्वीराज विजय ऐतिहाप्िक दृष्टि 
से अधिक प्रामाणिक ग्रंथ है और रासो अत्यंत अप्रामाणिक क्‍योंकि 
पृथ्वीराज कालीन अभिलेखों से पृथ्वीराजविजय में वरणित घटनाएं मिल जाती 
हैं लेकिन रासों में वणित घटनाए' नहीं मिलतीं। फलत: प्रकाश बन्द कर दिया 
गया । रासो में बहुत सी अनैतिहासिक बातें मिलती हैं । 


रासो को ऐतिहासिक कसौटी पर कसने पर सभी बातें खरी नहीं 
उतरती | डा० बुलर मारिसन, महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद भोझा, 
मृशी देवीप्रसाद जी आदि प्रामाणिक इतिहास लेखकों ने इसे अविश्वसनीय सिद्ध 
कर दिया है। फिर भी रासो का महत्व है | बहुत दिनों हम विद्वानों में यह 
विश्वास था यद्यपि रासों में प्रक्षिप्त अंश बहुत है तथापि इसमें चंद के कुछ न 
कुछ वचत अवश्य हैं जो काफी पुराने हैं। अभी तक यह कार्य असंभव समझा 
जाता रहा है पर हाल में मुनिजिन विजय जी ने पुरातन ग्रबंध संग्रह में जयचंद 


द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व का ऋसिक विकास ५१ 


प्रबंध नामक एक प्रबंध प्रकाशित किया जिसमें चन्द के ताम से चार छप्पय दिए 
हैं । संदेशरासक की तरह भाषा भी कुछ आगे बढ़ी हुई है । इव पद्यों के प्रकाशन 
के पश्चात्‌ अब इस विषय में किसी को संदेह नहीं रह गया है कि चंद नामक 
कोई कवि पृथ्वीराज के राजदरबार में अवश्य थे और उन्होंने ग्रन्थ भी लिखा 
है । वर्तमान रासो में भी छंद कुछ विक्ृत रूप में प्राप्त हो गए हैं। शैली रासो 
एवं संदेशरासो की अधिकतर एक सी है। इस्त दृष्टि से विचार कर द्विवेदी जी ने 
निम्नलिखित प्रसंग को प्रामाणिक बताया है। आरंभिक अंश, इछिनी विवाह, 
शशिक्नता का गंधवे विवाह, तोमरपहार का शहाबुद्दीन को पकड़ना, संयोगिता का 
जन्म, विवाह तथा इंछिनी और संयोगिता की प्रतिन्द्रित और समझौता । 


इन अंशों की भाषा में इस प्रकार की बेडौल और वेमेल ठ सठास नहीं है 
और कवित्त का सहजप्रवाह है। इसमें चंद प्रफलल कवि के रूप में दृष्टिगत होते 
हैं। कथधानक रूढ़ियों की दृष्टि से तो चंद का काव्य बहुत मह॒त्वपर्ण है और 
परवर्ती काव्य में जिन लोगों ने उसमें प्रक्षेप किया है वे चंद की प्रकृति को बहुत 
अच्छी तरह पहचानते थे । इसी लिए प्रक्षेप करनेवालों ने चुन चुन करके :कथानक 
रूढ़ियों और काव्य झूढ़ियों का सन्निविश किया है। साधारणत: भारतीय कथाओं 
में कथानक को अभीष्ट दिशा में मोड़ने के लिये २० कयानक झूढ़ियों का व्यवहार 
होता है । इन सभी का प्रयोग रासो में किया गया है । 


छंदों का परिवर्तन बहुत अधिक हुआ है पर कहीं भी अस्वाभाविकता 
नहीं आई है। १२ वीं १३ वीं शरती में अपश्र श॒ साहित्य में छंदों का यह परिवर्तन 
बहुत अधिक प्रचलित हो गया था ।जो छंद परिवर्तन के लिये केशव की 
रामचंद्रिका तक आते आते यह छंद बहुल। प्रथा निर्जीव और विकृत हो गई थी । 
अत्यधिक प्रक्षेप रहने के बाद भी रासो में यह प्रथा सजीव रूप में, वर्तमान हैं. 
क्‍ द्विवेदी जी का कहना है वर्तमान रासो में यूद्धों का प्रसंग बहुत अधिक 
है। ऐसा कहने में कुछ भी संकोच- मालूम नहीं पड़ता कि ये युद्धों के अनावश्यक 
विस्तारित वर्णन, चौहान और कमधुज्ज के सरदारों के नामों की सूची आदि 
बातें परवर्ती ठूसठांस है। मूल रसो शुक और शुकी के संवाद रूप में ही लिखा 
गया था ॥ और संभवतः कीतिलता के समान प्रत्येक समय के आरंभ में शुक और 
शुकी प्रसंग उसमें भी था। इधर रासो के-अनेक संक्षिप्त संस्करणों का. पता लगा 
है और पंडितों में जब जल्पता कल्पना आरंभ हुई हैं कि इन्हीं छोटे संस्करणों में 
से कोई रासो का मलरूप है या नहीं । अभी तक संस्करणों का जो,,कुछ विवरण 
देखने में आया है उससे तो ऐसा लगता है कि ये सब संस्करण र॒सो .के संक्षेप 
ख्प ही हैं । 


५३ हजारी प्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


द्विवेदी जी कहते हैं कि यही रासो का मल रूप है | यह निर्णय करना 
अब बड़ा कठिन है कि चंद की वास्तविक रचनाएं कोन सी हैं ? ह्विवेदी जी का 
विश्वास है कि चंद की मूल रचना कछ इसी के आसपास होगी । 


आदिपवं से लेकर बानबोध समय तक तो पद्य रूप में दिया गया है।. 
उसके पश्चात्‌ नामवरसिह जी ने रासो काव्य को परम्परा पृथ्वीराज रासो 
की प्रतियाँ तथा रूपान्तर पृथ्वीराजरासो की प्रामाणिकता, पृथ्वीराजरासों का 
काव्यसौष्ठव, पृथ्वीराजरासों की भाषा पर भपना विचार प्रकट किया है। तथा 
अंत में कठिन शब्दों का अर्थ दिया गया है। 


३. नाथसिढ्धों की बानियाँ 


इसका संपादन संवत २०१४ में ह्विवेदी जी ने किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ- 
माला के प्रकाशन का एक संक्षिप्त इतिहास ही है । उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 
महामहिम श्री कन्हैंयालाल माणिकलाल मुन्शी जब काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
में पधारे थे तो यहाँ के सुरक्षित हस्तलिखित ग्रन्थों को देखकर उन्होंने सलाह 
दी थी कि एक ऐसी ग्रन्थमाला निकाली जाय जिसमें सांस्कृतिक, ऐतिहासिक 
भर साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रन्थ मुद्रित कर दिए जांय जिससे विद्वानों 
को उनको सामग्री के विषय में विचारने का अवसर मिलेगा। इस तरह इसका 
संपादन कार्य द्विवेदी ने अपने हाथों लिया । 


इस भ्रंथ की पृष्ठ संख्या १२९ हैं। और परिशिष्ट के रूप में दो 
अध्याय, पहले में पुरानी हिन्दी के गद्य खण्ड एवं दूसरे में कठिन शब्दावली के 
भ्रथ्थ दे दिये गए हैं। प्रस्तुत ग्रंथ में नाथ संप्रदाय के चौबीस सिद्धों की रचनाएं 
संपादित की गई हैं। इप संग्रह में प्रयुक्त पोथियाँ हस्तलिखित रूप में नागरी 
प्रचारिणी सभा के भाये भाषा पुस्तकालय से ली गई हैं। इसके अतिरिक्त पिंडी 
के जेन भांडार, कमंद्र मठ, तथा दर्बार लाइब्रेरी जोधपुर! से भी क॒छ पुस्तकें 
आप्त कर उनका उपयोग प्रस्तुत संग्रह में किया गया है। लेखक का अनुपात है 
हंस पोथियों की भाषा १५-१६ थीं शताब्दी के बाद की है। गोरखबानी की भाषा 
के विषय में डा० बड़थ्वाल ने भी यही बात कही थी । इसके पूर्व नाथसिद्धों की 
बानियों के कुछ संग्रह ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
और डा० धर्मवीर भारती औ डा० कल्याणी मल्लिक ने भी इस दिशा में काम 
'किया है । प्रंस्तृत संग्रह में अपेक्षाकत अधिक नाथ सिद्धों की संख्या सम्पादित है 
इनके रचयिता नाथसिंद्धों की संर्या कुल चोबीस है । इन ग्रंथों की भाषा के 


द्िवेदीनी के साहित्यिक व्यक्तित्व का ऋ्रमिक विकास ५३ 


सम्बन्ध में मल्लिक का कहता है कि यह अंशत: राजस्थानी और अंशत: 
हिन्दुस्तानी है । प्राप्त सामग्री के आधार पर विश्वास के साथ यह नहीं कहा जा 
सकता कि ये रचनायें उन्हीं सिद्धों की हैं जिसके नाम से वे प्रचलित और प्रसा- 
रित हैं। इनमें से गोरक्ष, मृत्स्येद्र, चौरंगीनाथ आदि आठ ऐतिहासिक व्यक्ति 
हैं। इस समय नवीं शती से १२ वीं तक माता जाता है सर्वाधिक व्यक्तित्व 
गोरखनाथ का है। 


नाथसिद्धों की हिन्दी बानियों का यह संग्रह कई हस्तलिखित प्रतियों से 
संकलित हुआ है। इसमें गोरखनाथ की बानियाँ संकलित नहीं हुई क्योंकि स्वर्गीय 
पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल ने गोरखबानी' नाम से गोरखनाथ की बानियों का 
सम्पादन कर दिया है। डा० बड़थ्वाल के द्वारा दिय्रे गए गो रखनाथ की चालीस 


रचनाओं का नाम दिया गया है। अन्य सिद्धों की बानियां जो प्राप्त थीं उन्हें 
प्रकाशित किया गया है । 


इस ग्रन्थ की अधिकांश बानियां नागरी प्रचारिणी सभा के आये भाषा 
पुस्तकालय में सुरक्षित तीन हस्तलिखित पुस्तकों से संग्रह की गई हैं तथा उसमें 
पद कर्त्ताओं का विवरण दिया गया हैं। गोरखनाथ का समय' शीर्षक में लेखक 
ने बताया है कि मत्स्येनद्रगाथ और गोरखनाथ के समय के बारे में इस देश में 
अतेक विद्वानों ने अनेक प्रकार बातें कहीं हैं। इनके और इनके समसामयिक सिद्ध 
जालंधरनाथ ओर कृष्णपाद के सम्बन्ध में इस देश में अनेक दंत कथाएं प्रचलित 
हैं। अत्यन्त गहरे अध्ययन के बाद लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं (१) मत्सयेंद्र 
नाथ और जालंघरनाथ समसामयिक थे। (२) मत्स्येन्रताथ गोरक्षताथ के गरू 
थे। (३) मत्स्येन्द्र नाथ कभी योगमार्ग के प्रवतेक थे पर संयोगवश वामाचारी 
साधना में आ गये। जालंधरनाथ की साधना पद्धति एवं मत्स्येन्द्रनाथ और 
गोरक्षनायथ की साधना पद्धति से भिन्न थी। 


तत्पश्चात्‌ जालंघरनाथ, मत्स्येद्धताथ और गोरक्षताथ के समय निर्धा- 
रण के हेतु अनेक प्रमाण भी दिये गए हैं। कुछ लोग इनका समय १४ वीं और 
कूछ लोग १२ वीं और कुछ ८ वीं से लेकर ६ वीं शती तक के काल का निर्देश 
करते हैं और कुछ लोग इससे भी पृ्॑वर्ती तिथि को बताते हैं। लेखक के अभि- 
मत के अनुसार नाथमार्ग के आदि प्रवतेकों का समय नवीं शती का मध्यभाग ही 
उचित जान पढ़ता है । 


संप्रदाय भेद' शीर्षक में गोरक्षनाथ द्वारा प्रवरतित योग संप्रदाय नाना 


भ्ड हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


पंथों में विभक्त हो जाने के कारण पर प्रकाश डाला है। वर्तमान ताथपंथ में 
जितने संप्रदाय हैं वे मुख्य रूप से उन बारह पंथों पे सम्बद्ध है जिनमें आधे शिव 
के द्वारा प्रवरतित कहे जाते हैं और आधे गोरक्षनाथ द्वारा इनके अतिरिक्त और 
भी बारह संप्रदाय थे जिन्हें-गोरक्षवाथ ने नष्ट कर दिया । मुख्य पंथों का 
संबन्ध शिव और गोरक्षनाथ द्वारा प्रवर्तित पुराने संप्रदायों के साथ साथ किस 
प्रकार स्थापित किया गया है । ईसे व्योरा देकर समझाया गया है। इसे तैयार 
करने में मुख्य रूप से ब्रिग्स की पुस्तक गोरखनाथ एण्ड कनफटा योगीज' का 
सहारा लिया गया है| इस प्रकार शिव के द्वारा प्रवरतित संप्रदाय भी गोरक्षनाथ 
के पूव॑ वर्ती होने चाहिए पर फिर भी गोरक्षताथ ने अपने नाम से इन्हें नहीं 
चलाया तो कुछ न कुछ कारण होना चाहिए। उस पर लेखक अपना अभिमत 
प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि शिव द्वारा प्रवरतित कहे जाने वाले संप्रदायों का 
प्रसार अधिकतर काश्मीर, पश्चिमी पंजाब पेशवर और अफगानिस्तान में जहाँ 
अत्यन्त प्राचीनकाल से शेवमत प्रबल था । आज भी वतंमान अवस्था में इससे 
कु छ अधिक कहना संभव नहीं है । 


तत्पश्चात्‌ नाथसिद्धों के नाम एवं उतके बारे में गहरे रूप से विचार 
किया गया है तथा उनकी बानियां क्रम से दी गई हैं। परिशिष्ठ एक में 
'श्रीपव॑त सिद्ध का कह्मा भूगोल पुराण! नामक शीर्षक में पुरानी भाषा में एक 
गद्य खण्ड को उद्धुत किया गया है तथा 'परिश्षिष्ट' दो में कंठिन ढाब्दों के अर्थ 
दिये गये हैं । रा ह 


कथा साहित्य 
१. बाणभद॒ट की आत्मकथा 


स्वलिलित जीवन चरित्र के रूप में बाणभट्‌ट की आत्य कथा एक उप- 
न्यास है। इसका रचवाकाल सं० २००३ है। पृष्ठ संख्या ३९० है। और २० 
उच्छवाप्त हैं। उपन्यास की वस्तु संक्षेप में यों है । 


बाणभट्ठ मगध के रहने वाले थे। बचपन में ही माता पिता का 
देहान्त हो गया था। अतः देखभाल करने वाला कोई न था। जबानी आवाँ- 
रेपन में बीतने लगी । इसी बीच कुछ दिन उज्जयिन्री में बिताया | जहाँ वे नाटक 
मण्डली के सूत्रधार थे। इसी ताटक मण्डली में निपुणिका नाम की नतेकी थी 
जो बाणभट्ट को चाहती थी। बाणभट्ठ का भी उसके ऊपर प्रेम था अवश्य 
पर वह संयत था । एक दिन अभिनय के बाद निंपुंणिका गायब हो गई | शायद 


द्विवेदीजी के साहित्यिक व्यक्तित्व का फऋ्मिक विकास प्‌ 


अपने को बाणभरट के योग्य न समझ कर । बाणभटट ने प्र म पाने की निराशा 
में स्थान छोड़ा । बाणभट्ट ने उसे दृढ़ा पर वह ने मिली । अतः निराश एवं 
दुखित होकर नाटक मण्डली तोड़ दी और निपुणिका के न मिलने तक नाटक 
सम्बन्धी कार्य करने का विचार छोड़ दिया। यहीं से बाणभद्‌ट के जीवन में 
दूसरा अध्याय शुरू होता है। 

इधर बाणभट्ट घमते घामते छः: बरस बाद थानेसर पहुंच गए। वहाँ 
निपुणिका से पान की दृकान पर उसकी भेंट होती है। वहीं पर यह भी निपृ- 
णिका के द्वारा अवगत होता है कि हर्षवर्धन के बहनोई के वंश के उत्तराधिकारी 
के राजकुल में तुव मिलिद नाम के यवत्‌ राजा की कन्या बन्दी है, जो रानी 
बनना नहीं चाहती और वहां से निकल भागना चाहती है । निपुणिका की प्रेरणा 
से बाणभट्ठ ने उसके उद्धार करने का संकल्प किया और उस राजपुत्री चन्द्र- 
दीधीति को भगा कर एक जीर्ण चंडी मन्दिर में रखा फिर थानेसर के प्रधान 
बिहार के नायक सुगतभद्र की प्रेरणा से क्ृष्णवर्धन ते अपने कुछ सैनिकों के साथ 
बाणभट्ठ, निपुणिका और राजकन्या को राजदण्ड से बचाने के निमित्त वहां से 
नोका द्वारा मगध भेजने की व्यवस्था कर दी। बीच में ही एक और घटना 
घटती है । बाणभद्‌ट चंडी मन्दिर में ही थे कि एक भैरवी से भेंट हो गई । यहाँ 
भेरवी अधोर भैरवी तथा विरतिवज्ञ से बाणभट्ट का परिचय हुआ । विरतिवज्ञ 
पत्नी को छोड़कर भिक्षु हुए थे पर मानसिक शांति न थी। अतः तांबिक साधना 
की ओर झुके थे । भरव महामाया भी राजकुल से निकल भागी थी और तांत्रिक 
साधना में जीवन बिताने लगी। इस घटना के बाद बाण चल पड़ | चंद्रदीधीति 
अब भट्ठनी बन गई भर प्रयाग तक की नाव यात्रा निरविध्च कट गई। बाद में 
गंगा और सरयू के संग से पूर्व ही आमीर सैनिकों ने कान्यकुब्ज के राजा की 
नौकायें समझ आक्रमण कर दिया । भट्‌टनी और निपृणिका गंगा में कूद पड़ी। 
बाण, भद्टनी को पाती में बचाते बचाते किनारे पर लगे। देवाधीन भेरवी 
महामाया का फिर यहां साक्षात्कार हुआ। बाण भदिटनी को महामाया के 
संरक्षण में छोड़ निपुणिका को ढू ढ़ने निकले | पर वे दूसरी विपत्ति के शिकार 
हो गये । चण्डमण्डला नाम की तांत्रिक साधिका ने इन पर ध्रम्मीहन मन्त्र फेंका 
और बाण उसके साथ बज्ञतीर्थ नामक स्थान पर पहुँचे जो एक श्मशान एवं 
तांत्रिक साधुओं का अड्डा था। उन लोगों ने बाण का बलिदान करना चाहा 
पर अचानक भैरवी महामाया, भट्िटनी, निपुणिका आदि वहां पहुंच गये। 
महामाया के सम्मोहन बल से निगृणिका ने चण्डमण्डना को ढकेल दिया और 
बाण ने अघोरघंट को गंगा में फेंक दिया । इसी बीच क्ृष्णवर्धन ने बाण के पास 
एक दूत भेज कर कहलाया कि महाराज ह॒ष॑वर्धन से शत्रुता कर भागने को अपेक्षा 


५६ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


उतसे मिल लेता ज्यादा श्रेष्ठ होगा । अतः वाण हर्षवर्धन के दरबार में गए 
और दरबारी कवि के रूप में नियुक्त हुए दो महीने के भीतर अनेक नई बातें 
देखने को मिलीं | सुचरिता जी निपुणिका की सखी थी वेष्णव तांतिक वैंक्टेश 
भट्ट की वैष्णव साधना मार्ग में दीक्षित हो चुकी थी। कुमार कृष्णवर्धन के 
भटिटनी को यहीं लाकर रखना ठीक समझा, कारण दस्यु पुनः आक्रमण करने 
वाले हैं। उनको रोकना तृवरमिलिद के ही हाथ की बात है। अत: उनको संवाद 
भेजने के हेतु बाण ने पुन: प्रव की ओर यात्रा की और भदिटनी तथा निपुणिका 
के साथ वर्षा से पहले ही थानेसर पहुँचे । इस बीच अनेक घटनायें घटी । मौख- 
रियों के राजगुरु भव्‌ शर्मा थानेसर आए तथा बाण के चचेरे भाई उड॒पति का 
बौद्ध तार्किक वसुभूति से शास्त्रार्थ हुआ । वसुभूति की हार हुई। इसी वीच बाण 
की गाढ़ी मित्रता धावक से हो गई और हर्ष ने भव्‌ शर्मा के स्वागत के उपलक्ष्य 
में अपनी नाटिका रत्तावली के अभिनय का काम बाण को दिया जिसमें भट्टनी 
ने खूबं योग दिया । बाण ने उदयन का और निपुणिका ने वासवदत्ता का अभि- 
नय किया । अभिनय में ही बाण के हाथ में रत्नावली सौंपते हुए अपने को उत्सर्ग 
कर दिया मूच्छित होकर सदा के लिए सो गई । अब भटिटनी और बाण ने उत्तर 
पश्चिम की सीमा की ओर प्रस्थान भी कर पाये थे कि भवु शर्मा ने किसी काम 
से बाण को पुरुषपुर भेज दिया । चलते समय भदिटती ते बाण से कहा--जल्दी 
ही लौटना, बस उसी जगह पुस्तक समाप्त होती है बाण जाते हैं पर उनका मन 
उनसे बार-बार पूछता है कि फिर क्या मिलन होगा ? 


२, मेघदूत (एक पुरानी कहानी) 


यद्यपि यह कहानी बहुत पुरानी है | पर द्विवेदीजी ने नये सिरे से लिखा 
. हैं इसी लिए यह अपनी नवीनता के लिये प्रसिद्ध है। कहानी का सारांश यों हैं । 


अलकापूुरी में एक यक्ष रहता था। उसने मकान के सीमा में ही एक 
वापी बनवाई थी । इस पव॑त के निकट ही इन्द्रनील मणियों से बदा हुआ कीड़ा 
पर्वत था | मकान की शान देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह गरीब था। 
कुछ लोग बताते हैं कि यक्ष कुबेर का माली था | जो भी हो यक्ष अपनी प्रिया 
के प्र म में निरन्तर ऐसा पगा रहुता था कि काम काज पर बिल्कुल ध्यान ही 
नहीं देता था । एक दिन इन्द्र का मतवाला हाथी ऐराबत आकर बगीचा उजाड़ 
गया और यक्ष को पता भी न चला। कृबेर फलों के शौकीत थे उनको यक्ष की 
इस लापरवाही पर बहुत क्रोध आया और उसे साल भर के लिये देश निकालने 
की सजा दे दी। 


द्विवेदीजी के साहित्यिक व्यक्तित्व का ऋमिक विक्वास ५७ 


उसे जीवन में पहली बार अपनी प्रिया का दुःसह वियोग सहता पड़ा । 
उसने रामगिरि के पवित्र आश्रम में अपनी बस्ती बनाई । वेचारे यक्ष ते जिस 
किसी प्रकार आठ महीने व्यतीत किये पर अब्वानक आपाढ़ मास की पहली तिथि 
को रामगिरि के सानुदेश में लगे हुए एक काले मेष क्रो देखकर व्याकूल हो उठा। 
चंचल मन पुरानी बातों को याद करने लगा उसे अपनी प्रिया का ध्यान आने 
लगा । वह अपने मन में ही विचार करने लगा। जब उसे मेघ एक मतवाले 
हाथी के समान दिखाई देने लगा । लेकिन यक्ष ने ध्यान से देखा, यह हाथी के 
समान दिखाई देने वाला जीव हाथी वहीं हैं, पहाड़ पर अठका हुआ मेष है। 
अब तक उसका शरीर विरह से बहुत जर्जर हो गया था। आठ महीने बीत गये 
पर अब नहीं रहा जाता । विरह का मारा यक्ष मेघ के सामने आकर खड़ा हो 
गया । मेष ही तो हैं। यक्ष जब तक अपनी ही बातों से चिंतित एवं व्याकुल था 
अब उसे इस मधुरबेला में अपनी प्रित्रा की व्याक्बता का भी ख्याल आया, 
सोचने लगा मेरी यह अवस्था हैं तो वेचारी उप्र कोमल बालिका की क्‍या दशा 
होगी ? बह अपने मन में सोचता हैं, हा विधाता ! साबन में यक्ष प्रिया कैसे 
बचेगी ? 


उन बादलों को देखकर उप्तको एक उपाय सूझता है, वह [अपनी प्रिया 
के पास इन्हीं मेषों के द्वारा अपना कुशल संवाद भेजना चाहता है ओर अच्त में 
जड़ मेघ को प्रेम का संदेश-वाहक बनाया चाहता है पर उसने मेघ को परम 
सहानुभूति संपन्न मित्र के रूप में ही देखा और उसने हृदय को गला देने वाला 
संदेश भेजा । यहीं कहानी समाप्त हो जाती है । 


उक्त प्रन्‍्थों के अतिरिक्त स्वतत्त्र ग्रंथों में 'लालित्यमीमांसा और “चार 
चम्द्रलेख' दो ग्रन्थ और हैं जो अभी पुस्तक रूप में अप्रकाशित हैं। इसके अति- 
रिक्त स्वतम्त्र ग्रन्थों में भी सन्‍्तों का सुक्ष्म भेद, “अपश्र श का रक्षात्मक साहित्य, 
कालिदास द्वारा प्रयुक्त प्रसाधन' आदि छोटी छोटी पुस्तिकायें भी अनुपलब्ध हैं। 
यहाँ उनका जिक्र नहीं दिया गया है । मृत्यु जयी रवीन्द्रताथ, प्रबन्ध चित्तामणि, 
पुरातन प्रबन्ध संग्रह, प्रबन्ध कोश विश्व परिचय, मेरा बचपन, रवीन्द्रनाथ की 
कवितायें आदि छायानुवाद ग्रन्थ हैं जिनका निर्देश ऊपर किया जा चुका है। इत 
पुस्तकों का विवरण त देने का कारण अनेक प्रयास के पश्चात्‌ भी उनकी अनुप- 
लब्धि है। कब पृस्तकें प्रंस में एवं और कुछ अप्रकाशित हैं। अतः इन पुस्तकों 
के सम्बन्ध में कुछ भी कहना समीचीन न होगा । 


३ 
समीक्षक €्रवेदी 


साहित्य सम्बन्धी आदर्श और सिद्धांत 


मानव व्यापारों और मानवीय कृतियों में सर्वाधिक महत्व साहित्य को 
मिला है। साहित्य का सम्बन्ध शास्त्रीय नियमों से न होकर मनुष्यता के उत्थान 
पे है। मनुष्य से बढ़कर और कुछ नहीं । साहित्य से द्विवेदी जी का मतलब 
उसकी सात्त्विक चिस्तनधारा से है ।' उनकी दृष्टि में मनृष्य की सर्वोत्तमक्ृति 
साहित्य है।' वह मनुष्य की सत्रसे सूक्ष्म और महतीय साधना का प्रकाश है ।' 
सारे मानव समाज को सुन्दर बनाने के साधन का ही नाम साहित्य है। साहित्य 
एवं काव्य के स्वरूप के विषय में उनके सिद्धांत घूम फिरकर इस रूप में प्रकट 
हुए हैं। एकत्व की अनुभूति मनृष्य की चरम भनृष्यता है ।' यही मनुष्यता जब 
उच्छुलित हो उठती है उसका आनन्द जब अन्तर को पूर्णहप से भर कर 
बाहर प्रकाशित हो उठता है तभी काव्य बनता है और काव्य ही जब तथाजगत्‌ 
के विभिन्न उपादानों का आश्रय लेता है तो अन्यान्य साहित्यांगों के रूप में 
प्रकट होता है। साहित्य वस्तृतः मनुष्य का वह उच्छलित आनन्द है जो उसके 
अन्तर में अँटाये अँट नहीं सकता था ।' वे साहित्य को स्वयं साध्य नहीं मानते 
हैं। उसे साधन रूप में ही ग्रहण करना उचित है। हमारी आधुनिक समस्याओं 
के अध्ययन के उपयुक्त यदि साहित्य में सामग्री नहीं है तो वह बेकार है ।* पशु 


१० कल्पलता: पृ० १३६ । २-वही पृ० १३६९ 
३- साहित्य का मर्म: पृ० ५२ । ४- कल्पलता: पृ० १३५ । 
५- विचार प्रवाह: पृ० २११। ६- साहित्य का मम: पूृ० ७० । 


७- अशोक के फूल: पृ० १७० | 


समीक्षक द्विवेदी ५९ 


सूलभ आहार निद्रा से ऊपर प्रतिष्ठित मनुष्यता की प्राप्दि कराने का साहित्य 
एक साधन है।' वे साहित्य को सोददेश्य मानते हैं। प्रत्तु उनका उद्देश्य किसी 
छद्र रागद्वेष से प्रेरित और प्रभावित न होकर उदात्त और ग्रम्भीर है । जो 
वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति और हीवता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, 
जो उसकी आत्मा को तेजोद्रीप्त त बना सके उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच 
होता है ।* 


साहित्य की सुष्टि क्यों की जाती है उसका उद्देश्य एवं लक्ष्य क्‍या 
होना चाहिए | इस पर विचार करते हुए द्विवेदी जी ने अपना अभिमत इस 
प्रकार प्रकट किया है। उनकी दृष्टि में मनुष्य ही सब कुछ है। भाषा उसकी 
सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का यही अर्थ है। उसकी कल्पना का मनुष्य 
जाति, धर्म निविशेष मनुष्य है जो केवल मनुष्य होने के ताते ही महान्‌ है। 
जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक दारिद्रय अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता 
से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय विधि है ।* 
द्विवेदी जी मनृष्य की अतुलनीय शक्ति पर विश्वास करते हैं। उनकी दृष्टि में 
साहित्य का महत्व भी इसीलिए है क्लि वह मनुष्य की सर्वोत्तम कृति है, मनृष्य 
को देवता बनाता ही काब्य साधना का चरमलक्ष्य है। यह उदार प्रेम या 
मानव प्रेम डा० द्विवेदी जी के विन्ततचक्र की धुरी है और जब वे मावव की 
सर्वोत्तम कृति के रूप में साहित्य का आलोवन विवेचन करते हैं तो एक प्रकार 
से सामाजिक आवेश से अभिभूत हो उठते हैं। वे साहित्य को सामान्य जनता 
के जीवन से विछिन्न कोई अलग वस्तु नहीं मानते । मनुष्य को जीवनकेन्द्र 
में प्रतिष्ठित करके ही उन्होंने समूचे साहित्य को देखते का प्रयत्त किया हैं। 
यह मनुष्य ध्मग्र और मुक्त इकाई के रूप में है। विभिन्न वर्णों, वर्गों, धर्मों, सम्प्र- 
दायों, जातियों, राष्ट्रों, आदि की सीमाओं में बटा और बंधा मनुष्य नहीं । 


साहित्य कैसा हो इस पर ह्िवेदी जी ने अनेक स्थानों पर बतलाया 
है - उतका अभिप्राय यह है कि दीघेसाथना के बाद मनुष्य पशु से विकशित 
होकर मनुष्य बता है । उन आहार निद्रा पशु सामान्य मवोरोगों को बार बार 
उत्तेजित करना किसी बड़े कृतित्व का काम नहीं हैं। कतित्व का काम है उसके 
संयम, त्याग और प्रेम की भावना को जगाकर ही धन्य होना ।' साहित्य सेवा 


१- साहित्य का सर्मे: पु० २- अशोक के फूल: पृ० १६६। 
३- अशोक के फूल: पृ० १५७ | ४- कल्पलता: पृ० १३७ । 
५- विचार और वितक! पृ० २०३ । 


६० हजारौ प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


का अवसर पाकर उसी लड़ने वाली प्रवृत्ति को उत्तेजित किया गया और इंद्विय 
परायणता को प्रश्नय दिया तो ऐसे साहित्य भी मेघ ही है पर पानी बरसाने वाला 
नहीं, बचत्ञ बरसाने वाला ।' साहित्य और भाषा के सहज होने के पूर्व साहित्य 
के साधक को सहज होना चाहिए । सभी मनुष्य स्वभाव से ही साहित्यसष्टा 
नहीं होते पर साहित्य प्रेमी होते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही सुन्दर देखने का। 
वे साहित्य को समाज से अलग मानकर नहीं चलते । उन्होंने लोक जीवन और 
उप्तके जीवन के अभिव्यक्त साहित्य को सतत परिवरतंनशील माना है। 


साहित्य का आधार घृणा और द्वेष नहीं हो सकता। प्रेम, त्याग, 
ज्ञान जेसी बड़ी-बड़ी वस्तुयें साहित्य का आधार हो सकती हैं और तभी साहित्य 
संसार को नया प्रकाश दे सकता है। साडित्य का लक्ष्य मनुष्य है अर्थात्‌ मनुष्य 
के लिए साहित्य है, मानव के उत्थान के लिये साहित्य का मूल्यांकन होना 
चाहिए यहीं से मानवतावादी आदश को नींव पड़ जाती है। एक प्रक्तार से यह 
आदर्श और भक्त कवियों की मुक्ति के लाम का जो प्रय॒त्त है अर्थात्‌ विशुद्ध 
अध्यात्मवाद से भी द्विवेदी जी का लक्ष्य भिन्न पड़ जाता है। वे शास्त्रीय आदर्श 
से भिन्नता रखते हैं दूसरी और साहित्य की किसी एक दिशा चाहें भक्ति की हो 
या ज्ञान की सबको साधन मानते हैँ, साध्य नहीं | 


हमारा परमलक्ष्य मनुष्यत्व है । मध्ययुग में जिस वस्तु को अध्यात्म 
कहा करते थे वही वस्तुत: इस युग का मनुष्यत्व है। मनृष्य ही भगवान का 
प्रत्यक्ष विग्रह है । मतृष्य बनाना ही समस्त ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य है।* 


दीघेकाल से ज्ञान के आलोक से वंचित मनृध्यों को हमें ज्ञान देता है। 
शताब्दियों तक गौरव से इन मनुष्यों में हमें आत्मगरिमा का संचार करना है । 
अकारण अपमानित इत मूक नरकंकालों को हमें वाणी देनी है। रोग, शोक, 
अज्ञान, भूख, प्यास परमुखापैक्षिता से मनुष्य का उद्धार करना ही साहित्य का 
काम है । स्वयं मनुष्य बने बिना छोटे-छोटे तुच्छ विवादों से ऊपर उठे बिना, कोई 
भी व्यक्ति दूसरे को नहीं उठा सकता । मनुष्य की सेवा करने के लिए साहित्यकार 
को देवता बनता होगा ।' 


१--विचार और वितर्क : पू० २०४।  २-वही पृ० २०४ | 
३-अशोक के फूल : पृ० १७१। ४-विचार और वितर्क : पु८ १६८। 
प-अशोक के फूल : पृ० १७१-१७२। 


समीक्षक द्विवेदी ६१ 

साहित्य का परमलक्ष्य स्वभत का बात्यंतिक कल्याण है। जो साहित्य 
केवल कल्पना विलास है जो केवल समय काटने के लिए लिखा जाता है वह वईड 
चीज नहीं है बड़ी चीज वह है जो मनृष्य के आह्वार, निद्रा आदि पशु॒ सामान्य 
धरातल से ऊपर उठाता है । मनुष्य का शरीर दुलंभ वस्तु है इसे पावा ही कम 
तप का फल नहीं है पर इसे महान्‌ लक्ष्य की ओर उन्मुख करदा और भी श्रेष्ठ 
कार्य है ।* साहित्य सुन्दर का उपासक है, इसीलिए साहित्य को असामंजस्थ के 
दूर करने का प्रवत्त पहले करना होगा, अशिक्षा सुशिक्षा से लड़ना होगा, भय 
ओर ग्लानि से लड़ना होगा ।' साहित्य की साधना तब ठक्क बंध्या रहेगी जब तक 
हम पाठकों में एक ऐसी अदमनीय आकांक्षा जागृत न कर दें जो सारे मानव 
समाज को भीतर से और बाहर से सुन्दर तथा सम्माव योग्य देखने के लिए 
सदा व्याकूल रहे ।' मनुष्य अत्यन्त मोटे प्रयोजनों की पूर्ति पहले चाहता है तो 
उसको आहार, निद्रा पशुसामास्य क्ष॒धाओं के निवत्तक हैं इसके बाद भी उसका 
मनृष्य बनना बाकी रह जाता है। साहित्य यही काम करता है, जो साहित्य 
मनुष्य को उसके पशुसुलभ सतह से ऊपर नहीं उठाता, वह साहित्य की संज्ञा 
ही खो देता है। मनुष्य को तरह-तरह से उच्चत बनाना, उसे अज्ञान, मोह, 
कूसंस्कार और परमुखापेक्षितां के दलदल से निकलना और पशुसामान्य घरातल 
से ऊपर उठाकर उसे प्राणिमात्र के दुख सुख के प्रति संवेददशील बनाना ही 
साहित्य के रचना का लक्ष्य हो सकता है। मनुष्य ही वहु॒ बड़ी चीज है जिसके 
लिए हम यह सब किया करते हैं । हमारे सब प्रयत्नों का एक ही लक्ष्य हैं-मनुष्य 
बतंमान दुर्गति के पंक से उद्धार पावे और भविष्य में सुख और शान्ति से रह 
सके ।' साहित्य की सबसे बड़ी समस्या मातव जीवन है।' साहित्य मनुष्य की 
सौन्दर्य साधना है। वह मनुष्य को सुन्दर बनाता है। वस्तु को इस ढंग से 
सजाना कि उसकी कुरूपता और भद्दापन मिट जाय, प्रत्येक उपादान उचित 
मात्रा में उचित स्थान पर बेठा दिए जाय, यही सबसे बड़ी कला है और यह 
सामंजस्य विधान के बिना संभव नहीं है ।/ सामंजस्य का अर्थ है किसी चीज 
का बहुत या बहुत कम वे होता । इसमें संयम की आवश्यकता है। सुन्दरता 
इसी सामंजस्य में होती है। अतएवं सोन्दर्य प्रेम में संयम होता है उच्छद्धुलता 


१-अशोक के फूल : पृ० १७६। . र-वही : पृ० १८४ । 
३-वही : पु० १८४ । ४--विचार और वितक॑ १० ६९६। 
भ-वही : पु० ६६। ६-वही : प० ६६। 


७-कल्पलता : पूृ० १४२ | 


ध्रे हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कातित्व 


हीं ।| जो जाति जितनी अधिक सौन्दर्य प्रेमी होगी, उसमें उतनी ही अधिक 
मनुष्यता भी होगी | मनुष्य का सौन्दय॑ प्रेम उसके साहित्य कला और दान-पष्प 
और परोपकारादि होते हैं।' साहित्य शब्द का व्यापक अर्थ भी बतलाया है । 
उनका मत है “साहित्य में नीतिपरक' रचनायें भी सम्मिलित की जा सकती हैं । 
केवल रसपरक साहित्य ही साहित्य नहीं है । यदि हम साहित्य के उस युग के 

नुष्य को उसकी सबलताओं और दुरबंलताओं के साथ पहचान लें तो वह भी 
महान साहित्य है । वैज्ञानिक एवं दाशंनिक साहित्य की आवश्यकता को महसत 
करते हुए कहते हैं कि हमारे साहित्य में अभी तक रसात्मक साहित्य की ही धम 
है परन्तु रसात्मक साहित्य के पोषण के लिए जिस शक्तिशाली वैज्ञानिक और 
दाशतिक साहित्य की आवश्यकता है, वह हमारे पास नहीं है। 


साहित्य का प्रयोजन : उसके हेत॒ 


मनुष्य अपने प्रयोजनों से बंधा हुआ है। उसकी दुनियाँ प्रयोजनों की 

निया ।* वह केवल जीवन धारण करने को एवं किसी प्रकार बचे रहने को 

ही पर्याप्त नहीं समझता ।* वह अनेक प्रकार से प्रयत्न करता है, अपने प्रयोजनों 

की दुतियाँ से बाहर जाने के लिए वहीं उसका ऐशवर्य है। पशु का जीवन केवल 

जीने के लिए है, उसमें प्रेम नहीं है, सौंदय॑ प्रीति नहीं है, कुछ नई बात गढ़ने की 

च्छा नहीं है | ये बातें मनुष्य जीवन का ऐश्वर्य हैं। उसका प्रकाश है । जिसके 
जीवन में प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, सौन्दर्य नहीं वह जीवन पशु का जीवन है। 


गद्य हमारे प्रयोजनों की भाषा हैं। काव्य हमारे प्रयोजनातीत आनंद 
का प्रेरक है। यह प्रयोजनातीत सत्य जीव-शास्त्रीय लालसा से परे प्रेम, संयम 
ओर तप पे उत्पन्न होता है ।” साहित्य, संगीत, कला और सौन्दर्य मनष्य को 
छोटे प्रयोजनों से बांधने के बदले उसे प्रयोजनातीत सौन्दर्य की ओर उन्मुख करते 
हैं और इसी से भनुष्य देवत्व प्राप्त करता है । आज साहित्यकार के सामने 


१-वही : पृ० १४४ | २-वही : पृ० १४० । 

३-वही : पृ० १६४ । ४-अशोक के फल : पृ० १७१। 
“साहित्य का मर्म : पृ० इ६5।. ६-वहीं : पृ० ३८। 

७--वही : पृ० ३८ । दही : पृ० ३८ 

९्-वही : पृ० रेद। २ ०--बही ४: १० ३९६ । 


११-वही : पृ० ४० । 


समीक्षक द्विवेदी ६३ 


प्र 


अनेक जटिल समस्‍यायें हैं। इत समस्याओं का समाधान भी करता है।' कवि 
की साथंकता इन प्रयोजनों की दुनिया से ऊपर उठने में ही है।" प्रयोजनों के 
जगत से बाहर ही मनुष्य का ऐश्वर्य है उम्रका प्रकाश ।' इसे समझाने एवं 
पृष्ट करने के लिए द्विवेदी जी ने अनेक उदाहरण दिये हैं। वे लिखते हैं कि “घी 
का लड्ड टेढ़ा भी होता है उसमे प्रयोजन तो सिद्ध हो ही जाता है पर मनुष्य 
उतने से ही संतुष्ट नहीं होता । उसे उत्त लड॒डू को सुन्दर बनाने में रस मिलता 
है। प्रयोजन के अतीत पदार्थ का नाम सौन्दर्य है, प्रेम है, भक्ति है, मनुष्यता 
हैं।' एक और उदाहरण इसी संदर्भ में द्विवेदी जी ने दिया है जब मनुष्य 
प्रयोजनों की दुनियाँ से ऊपर उठता है तब उसे दीपक का प्रकाश मिलता है 
तब उसे उस वस्तु का अनुभव होता है जो मनृष्यता है जो 
उसके हृदय को संवेदनशील और उदार बनाती है | यही मनुष्य जीवन 
का ऐश्वर्य है।* प्रयोजवातीत भूमिक्रा रप्त ही काव्य, शिल्प, नृत्य, गीत, 
भक्ति आदि में मिलता है । प्राचीन काव्य का उद्देश्य था भावोद्रेक परल्तु 
आज यह बात नहीं रही । आज का साहित्यकार वर्तमान समस्याओं को उपेक्षा 
नहीं कर सकता । प्राचीन काल में समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काव्य 
रचना होती थी परन्तु अधिक जोर कीति पाने पर दिया गया है । राजा और 
राजसभा कीति प्राप्ति के प्रमुख साधन थे । काव्य का यह प्रयोजन सांमंत युगीन 
था। आजका कवि घन, यश या व्यवहार ज्ञान सिखाने के लिए काव्य रचना नहीं 
करता ।” आज पाठक उससे जीवन की व्याख्या चाहता है, शायद वह आत्मानि- 
व्यक्ति चाहता है, शायद वह स्पांटेनियस आउटबस्टं आफ पसेनल फीलिग्स! 
चाहता है या शायद वह मानवता के अन्तस्तल में निहित एकता की उपलब्धि ।' 
पुराना कवि इतनी मांगों का शिकार नहीं बना था ।? जब जब और जहाँ जहाँ 
वह मनुष्यत्य का ऐश्वर्य काव्य में नाटक में शिल्प में चित्र में, मूति में,अपनी प्रयोजन की 
सीमा को छोड़ कर प्रकाश रूप में प्रकट हुआ है वहीं वहीं वह पूजनीय हुआ है। 
उसी महिमा के बल पर महाकवियों की रचनाओं ने देवता को मनुष्य बनाया है ।* 


१-सूर साहित्य : पृ० १४९ । २-तबही : पृ० १६२ । 

३-साहित्य. का मर्म : पृ० ३६।  ४-वबही : पु० ३८। 

५-वही : पृ० ३८ । ६--वही : पृू० ३६ । 

७-सूर साहित्य : पृ० १४७-१४८ | ८“-साहित्य का मर्म : पृ० ६--१० ! 
ध्वही: पुण ११ १०--वही पृ० ११। 


११-वही : पृ० ३६ । 


६४ हजारो प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


मनुष्य के सभी विराट प्रयत्नों के मूल में कुछ व्यक्तिगत या समूहगत विश्वास 
होते हैं परन्तु जब वे प्रयोजन की सीमा का अतिक्रम्कर जाते हैं तो उनके मनुष्य 
की विराट एकता और आधार जिजीविषा का ऐश्वर्य प्रकट होता है। ताजमहल 
ओर कोणार्क का मन्दिर ऐसे ही प्रयत्त हैं।! दीपक में जितना हिस्सा जलता है, 
वह प्रकाश नहीं कहलाता है । प्रकाश उससे अतिरिक्त वस्तु है।ताप केवल 
प्रयोजन है। प्रकाश उसका ऐश्वर्य है, उसका अतिरिक्त दान है।'* 


काव्यरूप संबन्धी द्विबेदी जी के विचार 


हिवेदी जी ने समीक्षा एवं दोधक्षेत्र में तो काम किया ही है, काव्यरूपों 
पर भी समय समय पर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। इन स्फुट विचारों में 
भी मानवतावादी सिद्धाँव स्पष्ट झलकता हुआ दिखाई देता है । 


कहानी 


उनका मत है कोई भी कहानी तभी महत्वपूर्ण कही जा सकती है जबकि 
उसकी नींव मजबूती के साथ उन वस्तुओं पर रखी गयी हो जो निरन्तर गंभीर 
भाव से और निविवाद भाव से हमारी सामान्य मनुष्यता की कठिताइयों और 
दन्दों को प्रभावित कर रही हो । महत्वपूर्ण कहानी केवल अवसर विनोद का 
साधन नहीं होती । प्रेमचन्द्र जी की कहानियों की उन्होंने इसलिए प्रशंसा की 
कि उनमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और यथार्थता के भीतर से मनुष्य हृदय की 
विशालता उद्धादित हुईं । इस प्रकार द्विवेदी जी ने कहानियों में भी सार्वदेशिक 
और सावेकालिक मनुष्यत्व का अनुसंबान किया है। 


ताटक 


द्विवेदी जी भारतीय वाठकीय सिद्धांत का अनुगमन करने वाले हैं। 
भारतीय नाठक में हमेशा नैतिक आदशों पर बल दिया गया है अतः भारतवर्ष 
में टजेडी (दुखान्त नाटक) नहीं लिखे गये ।' इसीलिये हमारे साहित्य में रिवोल्ट 
नहीं है।। और यह समझना आसान है कि कर्म फल की अवश्य प्राप्पता में 
विश्वास करते वाला नाठककार जगत की संमजस व्यवस्था को चुनौती नहीं दे 
सकता । भारतीय नाठकों में यह प्रथा रूड हो गई है कि घर्मात्मा को पापात्मा 


१-साहित्य का मर्म पृ० ३९ । २-वही : पृ० ३६ | 
३--कल्पलता : पृ० ८२ । ४-हिंन्दी साहित्य पृ० ४२६॥। 


५-साहित्य का मर्म : पु० ३१ । ६-वही : पृ० ३१। 


समीक्षक द्विवेदी -84 


से कभी पराजित होते न दिखाया जाय और सह्वारब्ील व्यक्ति कठिनाइयों से 
जुझता हुआ हार न जाने पावे । अतः भारतवर्ष में नाटवसाहित्य में वह वस्तु 
एकदम नहीं मिलेगी जिसे पश्चिम के साहित्य में समाज के प्रति विद्रोह भावना 
कहकर बहुत बड़ा वाम दिया गया है ।* 


उपन्यास 


उपन्यास पूर्णहपेण इस नये यंत्रयुग की उपज है। और इस यूग के 
सम्पूर्ण दोष गुणों को लेकर ही इसका जन्म हुआ है। नये युग की यंत्रों ने उपस्यास 
की माँग बढ़ायी है। और उन्हीं ने इसकी पूति का सावन भी जुटाया है । उपन्यास 
आधुनिक वैयक्तिकता वादी दृष्टिकोण का परिणाम है। उपन्याश्न तथ्य जगत से 
बहुत अधिक संपृक्त है। यह विजुद्ध गद्य की उपज है ।' उपन्यासकार वाह्य जगत 
के तथ्यान्वेषण के कारण उत्पन्न समस्याओं के बारे में अपना निश्चित मत व्यक्त 
करता है।' उत्तम उपन्यासों के सहारे ही वेयक्तिक स्वाधीनता के नाम से परिचित 
आधुनिक डेमोक्र टिक भाववा का सर्वोत्तम रूप प्रकट हुआ है । इसकी तीव उन 
वस्तुओं पर रक्खी हुई है जो गम्भीर से निरन्तर ही हमारी सामान्य मनुष्यता की 
कठिनाइयों और दढूंदों को प्रभावित करती रहती है । उपन्यासकार के रचना- 
कौशल, घटनाविन्यास का चातुर्य और तथ्यात्मक जगत की समस्याओं में सीधे 
घुसने वाली भेदक निजी दृष्टि उन तीनों गुणों के कारण उपन्यात आज इतना 
लोकप्रिय साहित्यांग बन गया है ।“ इस प्रकार उपन्यास्त को भी साधत के रूप में 
ही स्वीकार किया गया है । 


वाद पर द्विगेदीजी के विचार 


यह हम पहले ही बता चुके हैं कि द्विवेदी जी का दृष्टिकोण माववता- 
वादी हैं। और उन्होंने इस दृष्टि को केर्ध में रखकर ही काव्यरूपों, वादों पर 
विचार और समीक्षायें की हैं। जब हम इनके द्वारा विवेचित अनेक वादों पर 
दृष्टिपात करते हैं तो इस मत की पुष्टि स्वयमेव स्पष्ट हो जायेगी । 


१-साहित्य का मर्म पृ० ; ३१।. ३-वही : पृ० ३१ । 
३--वही : पृ० ६३ । ४--वही : पृ० ६३। 
प-वही : पृ० ६३। - ६-वही : पृ० ६३। 


७-वही : पृ० ६३-६४ | प८-वेही : पृ० ६४। 


६६ हजारो प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


आदर्शवाद 

द्रवेदी जी ने आदर्शवाद पर विचार करते हुए इस प्रकार कहा है कि 
स्वार्थ के लिए लड़ पड़ना मनुष्य और पशु में समान हैं पर दूसरों के लिए अपने 
को उत्सगग कर देना स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की सूविधा का रु्याल रखना 
मनुष्य की अपनी विशेषता है। यही मनृष्य की मनुष्यता है।' विवेक, कल्पना 
ओदाय और संयम मनुष्यता है, इसके विरुद्ध जाने वाले मनोभाव मनुष्यता नहीं 
है। जो जंसा है उसे वैसा ही मानलेना, मनुष्य पूर्व जीवों का लक्षण था पर 
जो जेसा है वैसा नहीं बल्कि जैसा होना चाहिए वैसा करने का प्रयत्व मनुष्य 
की अपनी विशेषता है । इसमें प्रयत्व की आवश्यकता होती है, प्रयत्न करना 
मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है ।' पुरानी रुढ़ियाँ वरेण्य नहीं है परष्तू संपम और 
निष्ठा पुरानी रूढ़ियाँ हैं। वे दीर्घष आयास-साध्य मानवीय गृण हैं। मनुष्य ने 
अपनी तपस्या के बल पर आदिम मनोवृत्तियों पर विजय पाई है ।* नाथों के पदों 
में बरह्मच्यं, वाक-संयम शारीरिक और मानसिक पविन्नता, ज्ञान की प्रतिष्ठा, 
वाह्य आचरणों के प्रति अनादर आंतरिक शुद्धि और मद्य-मांस के बहिष्कार पर 
पूर्ण जोर दिया गया है ।" भक्ति साहित्य में भी चरित्रगत दृढ़ता, आचरण शुद्धि 
और मानपध्िक पवित्रता का दृढ़ स्वर सुनाई पड़ता है। जिस बात के कहने से 
मनुष्य पशु सामान्य धरातल से ऊपर नहीं उठता वह त्याज्य है ।* 


छायावाद 


मानवीय दृष्टि से कवि की कल्पना अनुभूति और चिंतन के भीतर से 
निकली हुई वेयक्तिक अनुभूतियों के आवेग की स्वतः समुच्छसित अभिव्यक्ति 
बिना किसी आयास के और बिदा किसी प्रयत्व के, स्वयं निकल पड़ा हुआ 
भावस्रोत ही छायावादी कविता का प्राण है ।" इस छायावाद में मानवतावादी 
दृष्टिकोण की प्रधानता थी । मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने वाले व्यक्ति 
के चित्त में उन काव्यडढ़ियों का प्रभाव नहीं रह जाता जो दीर्घकालीन परम्परा 
और रीतिबद्ध चिंतन पद्धति के मार्ग से सरकती हुई सहृदय के चित्त पर आ 
गिरी होती है और कल्पना के अविरल प्रवाह और आवेगों की निर्बाध अभिव्यक्ति 


(-साहित्य का मर्म : पृ० ६६।. २-वही : पृ० ६८। 

३-वही : १० ६८। ४-अशोक के फूल : पृ० (७७ । 
५-हिंन्दी साहित्य : पृ० २७। ६-अशोक के फूल : पृ० १७७ । 
७-हिंन्दी साहित्य : पृ० ४६३ | 


समीक्षक द्विवेदी ६७ 
में अन्तराय उपस्थित करती है ।' इस दृष्टिकोग को अपनाने से सौन्दर्य की वई 
दृष्टि मिन्नती हैं ।' 


यथार्थवाद 


यथार्थवाद का मूल सिद्धांत है वस्तु को ययार्थ रूप में चित्रित करता । 
यह यथार्थवाद सब समय मानवतावाद का विरोध नहीं करता है ।* रोमांस के 
पक्षपातियों ने यथार्थवादी चित्रण पर बड़ा कठोर आधात किया है, कभी-कभी 
इसे प्रकृतिवाद के साथ घुला मिला दिया गया है। प्रकृतिवाद के अनुसार मनृष्य 
प्रकृति का उसी प्रकार से क्रमशः विकसित जन्‍्त हैं, जिस प्रकार संसार के अन्य 
प्राणी । प्रकृतिवादी लेखक मनृष्य को काम क्रोव आदि मनोरागों का गठठर 
मात्र समझता है ओर उसके अथंहीन आचरणों, कामासक्त चेष्टाओं, और 
अहंकार से उत्पन्न धार्मिक वृत्तियों का विशेष भाव से उल्लेख करता है।* 
यथार्थवादी लेखक ठीक इन्हीं सिद्धान्तों को नहीं मानता परन्तु मनुष्य की 
व्यौरेवार चेष्टाओं के चित्रण करते समय कभी-कभी प्रकृतिवादी लेखक के समा- 
नाव्तर चलने लगता हैं ।' वस्तुत: यथार्थंवाद का उल्टा शब्द आदर्शवाद है 
ओर प्रकृतिवाद का उल्टा शब्द मानवतावाद, क्योंकि मानवतावादी लेखक मनुष्य 
को पशुसामास्य धरातल से ऊपर का प्राणी मानता है । वह त्याग और तप को 
मनुष्य का वास्तविक धर्म मानता है। वह विश्वास करता है कि यद्यपि मनुष्य 
में बहुत पशुत्तामान्य वृत्तियां रह गई हैं तथापि वह पशु नहीं है |" इस प्रकार 
मानवतावादी लेखक प्रक्ृतिवादी लेखक के ठीक उल्टे रास्ते पर चलता है। 
यथार्थंवाद सब समय माववतावाद का विरोबी नहीं, परन्तु ऐस्ले अवसर आते हैं, 
जब ययार्थवादी लेखक मानवतावाद के विरुद्ध चला जाता है।* 


प्रभतिवाद 


प्रगतिशील की एक निश्चित तत्ववाद पर आश्रित शाखा प्रगतिवादी 
साहित्य है। प्रगतिशील मापक्र शब्द है कित्तु प्रगतिवाद एक्र निश्चित तत्वदान 


१- हिन्दी साहित्य: पृ० ४६२ । २- वही: १० ४६२ । 
३- वही: पृ० ४रे८ । ४- वही; पृ० ४२६ । 
५- वही: पृ० ४२६ । ६- वही: पृ० ४२८। 
७- वही: पृ० ४२६। ८- वही: पृ० ४२६ । 


६- वही: पृ० ४२६। 


द्द हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


को सूचित करता है ।' द्विवेदी जी का विश्वास है कि अगली मानवीय संस्कृति 
मनुष्यता की समता और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर खड़ी होगी। आज 
व्यक्ति मानव के स्थान पर समष्टि मानव का प्राधान्य हैं। परन्तु साथ ही उसके 
मनुष्य को अधिक व्यापक आदर्श और अधिक प्रभावोत्पादक उत्साह दिया है। 
जब जब ऐसे बड़े आदर्श के साथ मनुष्य का योग होता है तब तब साहित्य नये 
काव्यहूपों की उद्भावता करता है। इस बार भी ऐसा हो हुआ । इसी 
नवीन आदर्श से चालित साहित्य का ताम प्रगतिशील साहित्य है। इसी तत्ववाद 
पर आश्रित शाखा प्रगतिवादी साहित्य है । प्रमतिवादी साहित्य माक्स के 
प्रचारित तत्वदर्शन प्र आधारित है ।* प्रगतिवादी साहित्यिक समाज की किसी 
व्यवस्था को सनातन नहीं मावता, किसी भी वस्तु को रहस्य और अज्ञेय नहीं 
समझता, तथा किसी अज्ञेय अलक्ष्य चिरन्तन प्रियतम की लीला को साहित्य का 
लक्ष्य नहीं मानता । वह सभाज को बदल देने में विश्वास करता है । उसका 
विश्वास है कि मनुष्य प्रयत्त करके इंस समाज को ऐसा बना सकता है जिसमें 
शोषकों और शोषितों के वर्णन हों और मनृष्य शान्तिपूर्वक जीवन बिता सक्के । 
इसीलिए उनके अनुसार साहित्य वर्गहीन समाज की स्थापना का एक 
साधव है ।* 


कलापक्ष 


भाषा-भाषा विचारों को अभिव्यक्ति करने का साधन हैं। द्विवेदी 
जी के विचारों को इस सम्बन्ध में लिखते समय यह केभी ने भूलना चाहिए 
कि वे मानवतावादी सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व देते हैं। कुछ वर्ष पूर्व “विश्व- 
भारती पत्रिका! में 'नई समस्याओं के सम्बन्ध में द्विवेदीजी का एक ववक्‍तब्य 
छपा था उसे देखकर कुछ लोगों ने नई शंकाए उठाई थीं। उनमें से एक शंका 
थी कि क्या द्विवेदी जी सहज भाषा के पक्षपाती नहीं हैं। द्विवेदी ने इसका 
उत्तर विचार और वितके नामक निबन्ध संग्रह के अन्तिम लेख” सहज भाषा 
का प्रश्न' में दिया है। उनका कहना है “निस्संदेह में सहुज भाषा का पक्षपाती 
हुं । परन्तु सहज भाषा में उसे समझाता हु जो सहज ही मनुष्य को आहार 
निद्रा आदि पशु सामान्य धरातल से उठा सके । सहज भाषा का अर्थ है सहज 


१- हिन्दी साहित्य; पृ० ४६५। २- वही: पृ० ४६५। 
३- वही: पृ० ४९६५ । ४- वही: पृ० ४६५ । 
५- वही पृ० ४६५ । 


समीक्षक द्विवेदी ६६ 


ही महान्‌ बना देने वाल्ली भाषा। वह भाषा जो मनृप्य को उसकी सामा- 
जिक दुर्गति, दरिद्रता, अमन्धसंस्कार और परमुखापेक्षिता सेन बचा सके किसी 
काम की नहीं है, भले ही उसमें प्रयक्त दाऊद वाजार में विचरने वाले अत्यन्त 
निम्तस्तर के लोगों के मुख ते संग्रह किये यये हों। अनायास लब्ध भाषा को 
द्विवेदी जी सहज भाषा मानने के लिए तैयार नहीं हैं।' उनके विचार में सहज 
भाषा तपस्या, त्याग और आत्मव॒लिदान के द्वारा स्नीखी हुई भापा है।' कबीर 
जैसे तिगु ण पंथ कवियों को महत्व देने का एक मात्र कारण यही था कि उन्होंने 
अपने काव्य के लिए उस भाषा को चुना जो स्व साधारण की भाषा थी। 
सहज भाषा के माध्यम से बड़े से बड़े सिद्धांत को सरलता से ही व्यक्त कर गये । 
उन्होंने इस रहस्य को समझा था और उन्होंने यहु भी समझा था कि सहज, 
व्यक्ति ही हुआ करता है, वस्त्‌ नहीं । जो लोग सहज भाषा लिखना चाहते हैं 
उनको स्वयं सहज बतता पड़ेगा । इस संदर्भ में हमें यह न भूलना होगा कि 
द्विवेदी जी ने 'भाषा' शब्द का प्रयोग साहित्य के अथं में किया है। अशोक के 
फल ' में 'मनष्य ही साहित्य का लक्ष्य है! नामक निवन्ध के प्रारंभ में वे ही विचार 
साहित्य के प्रति व्यक्त किए हैं जो भाषा के प्रति व्यक्त किए हैं। यह भाषा रास्ते 
में बटोरकर संग्रह की हुई भाषा नहीं ।' सीधी लकौर खींचना टेढ़ा काम है। 
सहज भाषा पाने के लिये कठोर तप आवश्यक है। जब तक आदमी सहज नहीं 
होता तब तक भाषा का सहज होना असंभव है । स्वदेश विदेश के वर्तमान और 
अतीत के समस्त वांगमय का रस निचोड़ने से वह सहज भाव प्राप्त होता है। 
हर अदना आदमी क्‍या बोलता है या कया तहों बोलता, इस बात से सहज भाषा 
का आदर्श नहीं स्थिर किया जा सकता । ये ही भाव विचार और वितर्क के 
सहज भाषा का प्रश्व नामक निवन्ध में भी मिलता है। जिन लोगों ने गहन 
साधना करने के लिये अपने को सहज नहीं बना लिया है वे यह सहज भाषा नहीं 
पा सकते । व्याकरण ओर भाषाशास्त्र के बल पर यह भाषा नहीं बनाई जा 
सकती, कोषों में प्रयुक्त शब्दों के अनुपात पर इसे नहीं पढ़ा जा सकता ।* 
कबी रदास और तुलसीदास को यह भाषा मिली थी । महात्मागांधी को भी यह 
भाषा मिली क्योंकि वे सहज हो सके उनमें दान करने की क्षमता थी, अगर देने 
लायक वस्तु है तो भाषा स्वयं सहज हो जायेगी [* 


१--विचार और वितके: पृ० १६४-६५। २-नवही: पृ० १३९५। 
३--वही: पृ० १९५ । ४--बेही: पृ० १६५ ॥ 
५--अशोक के फूल; पृ० १७६। ६-वही: पृ० १७६ । 
७-वही: पु० १७६ । ८-वही: पू० १७६ । 


७७ हुजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


लोकभाषा को ही द्विवेदी जी वास्तविक भाषा मानते हैं। इसकी शैली 
सहज और प्रसन्न होती है ।' लोकप्रचलित काव्य हपों से साथ जीवन के बड़े लक्ष्य 
और आदर्श का योग हो जाने से इस साहित्य में अपूर्व तेजस्विता आ जाती है। 
लोकभाषा में जो छंद हैं उसमें किसी प्रकार की क्ृत्रिमता का बोझ नहीं। इसमें 
शक्ति और प्रभाव होता है। घुमाव फिराव और जटिलता नहीं होतीं । भाषा 
को वे काव्यका तित्य तत्त्व नहीं मानते । बच्चन जी की वे इर्सालये प्रशंसा करते 
हैं कि हिन्दी को वक्र-भंगरिमा से बचाय्रा और लोक-प्रिय हुए । उनका मत है 
भाषा कविता का वाहन है ।' हम कथा कहता चाहते हैं यही मुख्य बात है, कैसे 
कहना चाहते हैं यह बाद की बात है ।' काव्य में प्रमुख भाषा नहीं है। वह भाव 
की अनुगामिती है। भाषा में हृदयगत भाव को छूने की पूरी शक्ति होनी चाहिए 
इसी में उसकी साथ्थकता है। भाषा हमारे भावी महालक्ष्य की पूर्ति का सावन 
है । हमारी भाषा ऐसी हो जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक क्ष्‌वानिवृत्ति का संदेश मिल सके । भाषा औषिधि 
के समान है जो मनुष्यता को दुर्गति के रोग से बचाने का साधन है जिसका 
प्रयोग एक खास सीमा तक ही किया जा सक्रता है आगे नहीं । जिस भाषा की 
जीवनी शक्ति का अक्षय स्त्रोत जन चित्त हो जो जन साधारण की भाषा हो, वह 
अपराजेय होती है, हिन्दी ऐसी ही भाषा हिन्दी इसलिये बड़ी है कि वह कोटि 
कोटि जनता के हृदय और मस्तिष्क की भूख मिटाने वाली भाषा है । हमारी 
भाषा ऐसी 'ही होनी चाहिए कि वह ममूली से मामूली जनचित को ऊपर उठा 
सके । हमें तो इस भाषा को इस योग्य बना देना है कि वह साधारण से साधारण 
मजदूर से लेकर अत्यंत विकसित मस्तिष्क के बुद्धिजीवी में समाव भाव से विहार 
कर सके । अतिरंजित और उच्छवासपूर्ण भाषा साहित्य से क्षेत्र में जधिक उचित 
नहीं होती ।! भाषा उसके साथव और साध्य दोनों अर्थों में सहज हो । रस पर 
विचार: रस को ब्रह्मानंदसहोदर कहा गया है इससे एक अलौकिक आनंद की 


१--हिन्दी साहित्य: पृ० १११॥ २-वही: पृ० १४५ । 

३-वही: पृ० १५१। ४-वही: पृ० ४७९ । 

५--सु रसाहित्य: पृ० १७६ । ६-विचार और वितर्क पृ० २००। 
७-सूर साहित्य: पृ० १५४ । ८--विचार और वितके: पृ० २००। 
वही: पृ० १६६। १०--अशोक के फूल: पृ० १६६ । 


११-वही: पृ० १७८ १२--विचार और वितकें; पृ० ८प४। 


सम्ीक्षक द्विवदी ७१ 


प्राप्ति होती है। वस्तुत: रसवस्तु अनुभव की चीज है, विवेचना की नहीं । 
“कविवर रवीन्द्रनाथ ठाक्र ने लिखा कि “वाक्य जब सीधा खड़ा रहता है तत्र 
केवल अर्थ को प्रकट करता है परन्तु जब वह तिरछी भंगिमा में खड़ा होकर 
गतिशील हो उठता है तो साधारण अर्थ के अतिरिक्त और भी अनेक बातें प्रकाश 
करता है। वह अतिरिक्त वस्तु क्या है यह कहना कठिन है क्योंकि वह बचन के 
अतीत है और इसीलिये अनिवंचनीय है | हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं 
उसमें जब अनिवर्चनीय का योग होता है तो हम उसे रस कहते हैं अर्थात्‌ वह 
वस्तु जिसे हम अनुभव करते हैं पर व्याख्या द्वारा समझ वहीं सकते ।' रस 
अनतुभवगम्य वस्तु है।' काव्य में रसलोक की सुष्टि होती है इसमें एक ऐसी 
विचित्र शक्ति होती है जो इस दुतियाँ को ग्रहण की हुई सामग्रियों के उपादाव 
से ही पाठक के चित्त में एक मनोरम कल्पना लोक का निर्माण करती है इस 
दुनियाँ में अनु भूत सुखदुखों के समानधर्मा सुखदूखों से ही निमित होता है इसीलिये 
इस दुनियाँ के समानानन्‍्तर ही कहा जा सकता है, परन्तु बह इससे ऊपर होता 
है ओर स्थूल जगत के झमेलों से मुक्त होता है। काव्य के पंख पर केवल मनोभाव 
ही ऊपर उड़ सकते हैं। फलत: मनोभाव वहां आनंद ही उत्पन्न करते हैं इन 
मनोभावों के लौकिक रूप में दुनिया के स्थूल और मलित पदार्थ मिल जाते हैं 
परत्तु कवि निर्मित अलौकिक रूप में यह स्थूल और मल्िन पदार्थ असंपृक्त रह 
जाते हैं इसीलिरे आनंद भी अनाविल और सृक्ष्म होता है । वह कवि का निर्मित 
जगत है, उसी निखरी हुई रुचि की छलनी से सब मलिनता छन जाती है और 
अपूर्व रसलोक की सृष्टि होती है।' काव्य में एक बड़ा भारी गुण साधारणीकरण 
का होता है।* काव्य के शब्दों में पाठक्त को रजोगुण और तमोगुण के पचड़े से 
हटाकर सत्वस्थ करने की शक्ति होती है ।' काव्यरस का आस्वादन सभी पाठक 
नहीं कर सकते जो सहृदय होता है वही उप्तका आस्वादत कर सकता है । 
क्योंकि कवि का रसलोक आप में पूर्ण नहीं होता ।* प्रत्येक व्यक्ति समान भाव 
से रसवस्तु को समझ नहीं पाता, उसे समझने के लिये शिक्षा चाहिए, संस्कार 
चाहिए, साधाना चाहिए ।* इस प्रकार द्विवेदी जी को रसमत मान्य है। हिंदेदी 
जी ने काव्य की वैयक्तिक भूमि को भी मान्यता दी है । यहां काव्य की वेयक्तिकता 


१--साहित्य का मर्म: पृ० १५। २--वही: पृ० ७५ । 
३--वहीः पृ० ५५। ४--वही: पृ० ५६ । 
प--साहित्य का मम: पृ० ५६ । ६--वही: पृ० ५६ | 


9-चवही: पृ० ५६। 


७२ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


का तात्पय यह है कि कवि ने जिन भावों को सर्वताधारण का भाव बना दिया 
है वे शुरू-शुरू में उसके अपने राग विरागों और मनवनिदिध्यासन द्वारा अनुरंजित 
चित्र में उपत्यित हुए थे | काव्य में प्रकट होने के बाद वे कवि के नहीं सहृदयमात्र 
के अपने भाव बन जाते हैं।' साहित्य में केवल यह देखना आवश्यक है कि वह 
हृदय के किसी भाव को छ पाया है या नहीं यदि साहित्यकार भाव का स्पर्श कर 
सका है, तो उसका काम पूरा हो गया ।' इस प्रकार द्विवेदी जी काव्य का प्रमुख 
तत्व भाव या अनुभूति को ही मानते हैं । 


द्विवेदीजी छुम्द को मात्राओं और यतियों का बन्धन नहीं मानते । 
वस्तुत: छनन्‍्द एक गति है ।' छत्द साधाजिक बन्धतों का वाहन है। छन्‍्द ते 
मनुष्य के सामाजिक सम्बन्ध को दृढ़ और स्थायी बनाने में बड़ा काम किया है । 
छन्द एक समृहगत शक्ति है ।" एक चित्र के अनुभव को अनेक चित्तों में अना- 
यास संचरित करने वाला महान्‌ साधन है ।' वह वागाश्रित मानवीय प्रतिनिधि 
है ।" ऊंद भारताम्य की रक्षा करता है। संतुलन नहीं बिगड़ने देता और नितांत 
गद्यात्मक प्रयोजनों के भारीपन से भाव को मुक्त करता है। जिस समाज में 
छंद नहीं है उसमें संतुलव भी नहीं है और उसमें अध्यात्म भावना का अभाव हो 
जाता हैं समूची सृष्टि ही एक प्रकार छन्दोमयी गति है।' छत्द रसानुभव का 
सहायक है । छंद के प्रकट करने से साधारण बात में भी एक ऐसी गति आमी है 
जो मनुष्य के चित्र की अनुवर्तिती हो उठती है ।” काव्य का छंद उस वृहत्तर 
सत्य के अनुरूप होने से ही महान है । वह कलाबाजों द्वारा आरोपित काह्प- 
निक मुकुट को पहन कर बड़ा नहीं हुआ है। छंद मनुष्य को देवता बनाने के 
संकल्प का वाहक है । काव्य साहित्य का बहुत बड़ा भाग छंद के कारण ही 
लोकप्रिय हुआ है ।* छंद सूक्तियों में गति भर देते हैं। छंद मनुष्य एवं उसके 
समाज के लिए बड़ा उपयोगी है। छंद कवि के भावावेग का वाहन है। इस 


१--हिन्दी साहित्य: पृ० ४७६ । २-सूरसाहित्य पृू० १५४ । 
३-साहित्य का मर्म : १० १६। ४-वही पृ० १७ । 
भ-वही १० ४६। ६-वही पू० ४६ । 

७-वही १० ४६ । ८--वही पृ० ४६ । 

९-वही पृ० ४६ । १०-वबेही पृ० १६॥ 
११-वही पृ० ४६ । १२-वही पृ० ४६ । 


१२-वही पू० ४८ | १४-वही पू० ४१५ 


समी क्षक द्विवेदी ७३ 


अ्रकार छंद मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों को दृढ़ और स्थायी बनाने में भी बड़ा 
काम करता हैं 


अलंकार 


भांरतीय अलंकारशास्त्र की व्यापक विवेचना के पश्चात इस सम्बन्ध में 
द्विवेदीजी के विचार इस प्रकार प्रकट होते हैं हमारे अलंकारशास्त्र रसबोध में 
हायक हैं बाधक नहीं ।' आज उन्हें प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार कर भागे 
बढ़ना चाहिए। वे काव्यार्थ में प्रवेश करने का मार्ग दिखाते हैं। परन्तु जिस 
काव्य में केवल शब्दालंकार ही झंकार उत्पन्न करता है, अर्थ का भार कम होता 
है, वह एक प्रकार की असार््र अनुभृतिजनक आवेग का कंपन उत्पन्न करता है।' 
अर्थभार हीन शब्दालंकार न तो काव्य की गाढ़ अनृभूति ही पैदा करते हैं और 
न संगीत का प्रवाह ही । परन्तु जहां शब्दालंकार में अर्थभार बना रहता है वहां 
के काव्यगत प्रभाव को संगीत की सहजगति देकर बहुत अधिक आगे बढ़ा देते 
हैं ऐसे स्थलों पर शब्शलंकार काव्यप्रभाव की सहायता करते हैं ।* अर्थालंकार 
यदि ठोक से प्रयुक्त हुए तो शब्द के प्राणपद और विशेषाधानह्ेतुक दोनों ही धर्मों 
में ही गाढ़ अनुभूति का रस ले आ देते हैं कि हम उनकी सहायता से वक्तव्य के 
व्यक्तित्व को गुणों को और क्रियाओं को गाढ़ भाव से अनुभव करते हैं ।' द्विवेदी 
जी शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालेंकारों को अधिक महत्व देते हैं। भर्थालंकारों 
में भी आवेग यूक्त अलंकार को। अलंकार प्रयोग से कवि मनृष्य को अधिक 
सरलतापवेक गिरने से बचा सकता है ऊपर उठा सकता है। यदि अलंकारों के 
इन प्रयोजनों की पूति ने होती हो तो वे व्यथ हैं । 


साहित्य का लक्ष्य मनुष्य है अर्थात्‌ मनृष्य के लिए साहित्य है : मानव 
के उत्थान के लिए साहित्य का मूल्यांकन होना चाहिए यहीं से मानवतावादी 
आदर्श की नींव पड़ जाती है। और एक प्रकार से यह आदर्श एक और भक्त 
कवियों की मुक्ति के लाभ का प्रयत्व है अर्थात्‌ विजुद्ध अध्यात्मवाद से भी द्विवेदी 
जी का लक्ष्य भिन्न पड़ जाता है दूसरी ओर साहित्य का लक्ष्य आनन्द एवं रस 
की सृष्टि है तो वह भी एक प्रकार से इस मनुष्य के उत्थान के लक्ष्य के वीचे पड़ 
जाता है । ट्विवेदीजी शास्त्रीय आदर्श से भिन्नता रखते हैं दूसरी ओर साहित्य की 


१ -साहित्य का मर्म पृ० १७। २-वही पृ० २६। 
३--हिन्दी साहित्य पृ० ३३१ । ४-वही पृ० ३३१ । 
५--वही पू० ३३१। 


७४ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कतित्व 


किसी एक दिशा चाहे भक्ति की हो, सबको साधन मानते हैं। साध्य नहीं । मनुष्य 
के प्रति सदभावना ओर उदारता ही उसका लक्ष्य है। हद्विविदीजी का आधुनिक 
युग में नया प्रस्थान है। साहित्य का लक्ष्य मनुष्य भी है पर कला भी है। साहित्य 
के नियम अपने हैं। उनकी दृष्टि में कला या साहित्य के उत्कर्ष के जो शास्त्रीय 
अभिमत हैं वे अनपेक्षित रूप से उपेक्षित होते हैं। यूर कबीर के जैसे कवियों के 
काव्य को भी केवल मानवीय भूमि पर लेने का जो प्रयास हैं, लौकिक पक्ष शीर्ष 
बना रहता है। भक्त कवियों की जो साधना की भूमियाँ हैं उनके आधार पर 
उच्चतम दार्शनिक लक्ष्यों की पूत्ति भी द्वितीय स्थान पर आ जाते हैं । द्विवेदीजी 
ने मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य बनाकर एक प्रकार मानव की इहलौकिक सम- 
षिट को प्रमुखता दी है दूसरी है ओर शास्त्रीय सिद्धान्तों के मनष्य के हित होने 
पर भी उनकी साथंकता बताई है। काफी क्रान्तिकारी विचार हैं। टालस्टाय ने 
साहित्य के अलौकिक पक्ष से धामिक पक्ष को उसके कलापक्ष और सौन्दय पक्ष 
को गौण बताकर मानवतावादी भूमिका पर साहित्य का आदर्श प्रतिष्ठित किया 
उसी से मिलती जुलती भूमिका द्विवेदीजी ने ग्रहण की है। वहु एक नवीन आदर्श- 
वाद है जिसकी तुलना एक ओर रस्कित और कारलाइल के साहित्य के भावों 
से की जा सकती है दूसरी ओर इमसंन से और तीसरी ओर टालस्टाय से भी 
की जा सकती है। यह सही है और इसी प्रकार अनेक समीक्षकों ने रस्किन 
कारलाइल के आदर्श को एक बताया है परन्तु फिर भी हिन्दी साहित्य में एक 
नये प्रस्थान का ऐतिहासिक महत्व है। आगे के समीक्षक विचारक इस मत के 
ओऔचित्य, अनौचित्य पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। साहित्य के उत्कर्ष 
की सिद्धि के लिए यह दृष्टि कहाँ तक सुसंगत है इस पर आगे की पीढ़ियाँ 
विचार कर सकती हैं जेसा कि यूरोपीय देश में विचार किया गया हैं और बहुधा 
अमान्य भी किये गये हैं। अब यह प्रसंग बाकी है जिस पर दृष्टिपात नहीं करना 
चाहते । 


व्यावहारिक-समोक्षा 
सानवतावादी दृष्टि 


श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी मानवतावादी समीक्षक हैं। उनका कहना है 
मनुष्य ही मुख्य है बाकी सब बातें गोण हैं। मनुष्यता या मनुष्य की एकता के 
संबन्ध में साहित्य का मर्म' शीर्षक अपने भाषण में द्विवेदीजी ने बहुत ही वैज्ञा- 
निक ढंग से विचार किया है। मानवतावाद निश्चय ही एक आवदर्शबवाद है जिस- 
का प्रतिपादद आदिकाल से बड़ -बड़े महात्मा और महापुरुष करते आये हैं पर 


समीक्षक द्विवेदी छ्फ्ू्‌ 


द्विवेदी जी का मानवतावाद यथार्थोन्मुख मानवतावाद है जो इतिहास और 
विज्ञान से मुह मोड़कर चलनेवाला नहीं है । इस मानवतावाद की अभिव्यक्ति 
उन्होंने हिन्दी साहित्य की भूमिका और कबीर में इतिहास का आश्रय लेकर की 
है तो साहित्य का मर्म' में यह अभिव्यक्ति ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न स्वरुपों 
के उदवाटन के माध्यम से । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि (काव्य और 
विज्ञान एक ही मानवीय चेतना के दो किनारों की उपज हैं वे परस्पर विच्छिन् 
नहीं हैं परस्पर विरुद्ध तो नहीं ही है। सौन्दर्य शास्त्र का आलोचक इसी परस्पर 
असंबंद्ध और विच्छिन्न सी लगनेवाली रसप्रेरणा के स्त्रोतों में सामंजस्य 
खोजता है ।* 


द्िवेदी जी की दृष्टि में अलंकार, छंद, रस का अध्ययत्त सभो मनुष्य 
मात्र को समझने का साधन है। साहित्य का सबसे बड़ा उह श्य सानव जीवन 
को उन्नत करता ओर देवोपम बना देना है। छंद, छंद के लिए नहीं लिखा जाता। 
मनुष्य को हर तरह से उन्नत बनाना, उसे अज्ञान, मोह, कृसंस्कार और पर- 
मुखापेक्षिता से बचाता ही उसका प्रथम कत्तंव्य है । गद्य, पद्य कथा, कहाती; 
नाटक, चित्र, मूर्ति इत्यादि उसी महान उद्देश्य के साधनमात्र हैं। वे साहित्य को 
इसलिए बड़ा नहीं मानते हैं कि उसमें गद्य, पद्म, छन्‍्द, कथा, कहानी होती हैं 
बल्कि इसलिए बड़ा है कि मनुष्य को उचन्नत और विशाल बनाता है, उसको मोह 
भौर कृसंस्कार से मुक्त करता है उसे धीर और परदुखकातर बनाता है।' 


मनुष्य ही बड़ी चीज है। माषा इसी की सेवा के लिए है। साहित्य 
सृष्टि का भी यही अथ्थ है । जो साहित्य मनुष्य समाज को अज्ञान, रोग, शोक, 
दारिद्रय और परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह 
निश्चय ही अक्षयनिधि है । द्विवेदी जी मनुष्य की अतुलनीय शक्ति पर विश्वास 
करते हैं। उनका कहना है मनुष्य का हृदय वह पारस है जो झट लोहे को सोना 
बना देता है। द 


द्विवेदी जी ने साहित्य की सबसे बड़ी समस्या मानव जीवन को माना 
है हिन्दी की शक्ति' नामक पाठ में बापते भाषा और साहित्य के विषय में 
विचार करते हुए हिन्दी के बारे में कहा है कि हिन्दी भाषा और साहित्य हमारा 


१--हमारी साहित्यिक समस्‍यायें : पृ० ६३। . २-वही : पृ० ६६ | 
३-वही : १० ६६। ४-वही : पृ १०१॥ 
भ-वही : पृ० €१। 


७६ हजारी प्रसाद द्विवेदी: व्यक्तित्व और कृतित्व 


साध्य ही नहीं साधत भी है बल्कि हमारी आज की परिस्थिति में वह साध्य की 
अपेक्षा साधत अधिक है ।* 


हमें किसी एक भाषा या जाति के प्रति मोह या अन्य से चिढ़ने से 
हमारा दारिद्रय ही सूचित होता हैं। इसका अन्य कारण समझाते हुए द्विवेदी जी 
कहते हैं कि नाना प्रकार की ऐतिहासिक परम्पराओं के भीतर से गुजरने के कारण 
भिन्न भिन्न जनसमूह के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की भाषा भआावश्यक है। परम 
लक्ष्य को ध्यात में रखने की बात हमेशा स्मरण दिलाते हुए नहीं भूलते | 


मतृष्य बताना ही ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य है। मनुष्य अर्थात्‌ पशुसामान्य 
क्षुद्र स्वार्थों से मुक्त परमप्रेम स्वरूप । मनुष्य को प्रेम नहीं करने लगते तब तक 
हम रंक बने रहेंगे। रंक अर्थात्‌ प्रवृत्तियों के गुलाम उत्तेजनाओं के शिकार और 
क्षुद्र स्वार्थो' के मुहताज ।' 


द्विवेदी जी प्रत्यक्ष मनुष्य को ही अध्ययन की सामग्री मानते हैं ।' यह 
मनृष्य ही वास्तविक लक्ष्य है। मनुष्य का स्वरूप क्‍या है ? बाह्यछ्प से धर्म, 
आचार परम्परा, वैश वेशिष्ट्य वर्ग, मनोविज्ञान आदि भेदों के होते हुए भी 
ऊपरी सतह के नीचे मनृष्य सर्वत्र एक है। दूसरों के साथ तादात्म्य या 
एकत्व की अनुभूति ही भनृष्य की चरम मनुष्यता है।' वह अपने को चलित 
द्राज्ञा के समान निचोड़कर समस्त सुख दुखों को तेलबातीं में जला कर मनुष्य 
अपने आपको महा 'एक' को समर्पण करता है तो वह मनुष्य बनता है । उसका 
सम्पूर्ण जीवन चरितार्थ होता है।' मनुष्य का श्रेष्ठ रूप का प्रकट होना ही 
उसका स्वाभाविक धर्म है । मनुष्य को मनुष्यता पशुसामान्य मनोवृत्तियों को 
उत्तेजित करने में नहीं वरन्‌ उदकी साधना, तपस्या में है । 


मनुष्य एक है, भेद विभेद ऊपरी बाते हैं। मनुष्य की इस महान 
एकता को पाने के लिए समस्त संकीर्ण स्वार्थों का बलिदान, क्षणिक आवेगों का 
दमन, उत्ताल संवेगों का निरोध अशुचि बासनाओं का संयमन, गलत तक पद्धति 


१-हमारी-वही : पृ० ४४ । २-विचार भौर वितर्क : पृ० १६८। 
३--भशोक के फूल : पृ० १८० । ४--विचार और तर्क: पृ० १०३। 
५-साहित्य का मर्म : १० ६६। ६-वही : पृ० ७० | 


७--वही पृ० ७०। ८--वही ४: पृ० ७० । 


समीक्षक्त द्विवे दी ७७ 


का निराश और आत्मधर् का विवेक आवश्यक साधन है।' इन्हीं से वह परम 


आनन्द चित्त में उच्छल हो उठता है जिसका प्रकाश साहित्य है। 


हु 


साहित्यिक रचनायें केवल व्यक्ति की निजी अनुभूति की सीमाओं में 
आबद्ध नहीं होती । वे समूची सामाजिक चेतना का अनुरणन है ।' मनृप्य के सुख 
दुखों का परिचय और उसकी कआर्काक्षाओं की गाढ़ उपलब्धि तव तक मह॒नीय 
नहीं हो सकती जब तंक उसे मनुष्य उस महान धर्म की ओर उन्मुख और क्रिया- 
शील नहीं हो जाता जिसे मनुष्यता कहते हैं ।। सब आम्तान और अनायास साध्य 
बातें मनुष्य को प्रिय नहीं है क्योंकि वह सुष्टा है, वह धर्म वृत्तिक है, वह समूचे 
प्राकृतिक जगत को अनुकूल और मनोरम रूप में गढ़ लेने का ब्रती है । इसीलिए 
साहित्य का मर्म वही समझ सकता है जो साधन और तपस्या का मूल्य समझे। 
मनुष्य! रूपी पुरुष ही भर्थात्‌ पशु-सुलभ धरातल से ऊपर उठा हुआ मनुष्यत्व 
धर्मी ही सृष्टि की सबसे बड़ी साधना है। उससे बड़ा कुछ भी नहीं।' 


मानवता के दो प्रधान लक्षण बताये हैं। (१) मनृष्य की महिमा और 
मानवीय मूल्यों में विश्वास (२) मनुष्य के मत्य जीवन को किसी प्रकार के पाप 
फल भोगने का परिणाम ते सम्रझ कर इसे इसी दुनियाँ में दुख शोक से बचाना 
और इसी दुनियाँ में इसे सुख समृद्धि से युक्त करवा ।' 


भिन्न भिन्न यूगों में साहित्यिक साधनाओं के मूल में कोई न कोई व्यापक 
मानवीय विश्वास होता है । आधुनिक युग का व्यापक विश्वास मानवतावाद है। 
इस मध्य यूग के मानवतावाद से घुला नहीं देता चाहिए जिसमें किसी न किसी 
रूप में यह स्वीकार किया था कि मनुष्य जन्म दुलंभ हैं और भगवान 
अपनी सर्वोत्तम लीलाओों का विस्तार नर रूप धारण करके ही करते हैं। नवीन 
मानवतावादी विश्वास की सबसे बड़ी बात है इसकी ऐहिक दृष्टि ओर मनुष्य के 
मूल्य और महत्व की मर्यादा का बोध ।' 


सुष्टि परम्परा में मनुष्य का विकास अद्भुत बात है। वह इस सुष्टि 
प्रक्रिया का सबसे उत्तम सबसे सुकुमार अतएवं सबसे अधिक भआदरास्पद और 
महत्वपूर्ण वस्तु है” मनुष्य को सुखी बनाना उसे सब प्रकार की आथिक और 


१-साहित्य का मर्मे : पृ० ७५। २-वही : पु० ७७ । 
३-वही :पृ० ७७-७८ | ४-वही : १० ७५ | 
५--विचार और वितर्क : पृ० १८६। ६--वही : पूृ० १८८ । 


-हिन्दी साहित्य : पृ० ४३० । 


७५ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


राजनीतिक गुलामी से मुक्त करता और उसे रोग शोक के चंगूल से छड़ाना ही 
सब प्रकार के शास्त्रों एवं विद्याओं का प्रधान लक्ष्य है। मनुष्य को इसी मर्त्य॑- 
काया में इसी दुनियाँ में सुखी बनाने का लक्ष्य क्या है ? मनृष्य अद्भृत शक्तियों 
का भंडार है उसके अनेक स्थान आत्म बलिदात के बाद अपने भीतर अनेक सद- 
भुणों का विकास, पशुसामान्य धरातल से ऊपर उठ गया । इस मनृष्य की 
संभावनायें अनन्त हैं। इस मत्यंलोक को अद्भुत अपूर्व शान्तिस्थल बनाने की 
क्षमता इस मनुष्य में है। यही मानवतावादी दृष्टि है।' यही मानवतावादी 
दृष्टि आधुनिक संस्कृति का मेरुदण्ड सिद्ध हुआ है यह पूर्णतः: आशावादी है। 
प्राचीन धर्मभावना में मनुष्य को परलोक में सुखी बनाने का संकल्प था, नई 
मानवता पर आधारित धर्मभावना में मनुष्य को इसी मत्यंकाया में सुखी बनाने 
का संकल्प है। यह मानवतावाद पुरानी धर्म भावता का विरुद्धगामी दृष्टिकोण 
सिद्ध हुआ । फलस्वरूप आचारों, विश्वासों और क्रियाओं के मल्यों में बड़ा अंतर 
भा गया, ईश्वर और मोक्ष को मानना ने मानना, गौण बात हो गई, मनुष्य को 
इसी लोक में सुखी बनाना मुख्य । आज का मानवतावाद व्यक्ति मानव की नहीं, 
समष्टि मानव की आशथिक सामाजिक और राजनीतिक शोषण से मृक्ति चाहता 
है । आज के युग में सामाजिक मानवतावाद ही उत्तम समाधान है।* 


कदाचित्‌ इस मानवतावादी दृष्टि ने ही द्विवेदीजी को काव्य की परंपरा 
गत मान्यताओं और सब स्वीकृत विवेचनों से अलग कर दिया और उन्होंने इस 
मानवतावादी दृष्टि के कारण ही साहित्य के नये प्रतिमानों का निर्माण किया। 
ट्विविदीजी की दृष्टि परिनिष्ठित साहित्य से हटकर लोक साहित्य पर पहुँची और 
उन्होंने व्यापक भारतीय जीवन में जो निम्न वर्ग के उनके उत्थापन के लिए दिए 
गए कबीर आदि के प्रयत्न के महत्व को प्रतिपादित क्रिया बल्कि यह कहना 
चाहिए कि मध्यकालीत धामिक साधना और नाथ संप्रदाय कबीर आदि के विवे- 
चनों से द्विवेंदीजी ने स्वीकृत साहित्यिक पद्धति का अतिक्रमण कर दिया है 
विशेषकर कबीर को भारतीय साहित्यकारों में शीर्ष स्थान घोषित किया है । 


प्राचीन हिन्दी साहित्य के विवेचन में द्विवेदीजी की स्वतस्त्र और 
मौलिक दृष्टि का परिचय उनकी कबीर नामक पुस्तक में सबसे अधिक मिलता 
है । यहीं यह सूचित होने लगता है कि द्विवेदीजी हिन्दी साहित्य के प्राचीन 


१-हिन्दी साहित्य : पृ० ४३० ॥ २--वही : पृ० ४३१ | 
३-वही : पु० ४३१। ४--बही : पृ० ४६५। 


समीक्षक द्विवेदी ७8 


कवियों पर वही दृष्टि रखते हैं जो आचार्य शुक्ल तथा उनके पूर्ववर्ती और 
परवर्ती विचारकों ने प्रदर्शित की है । यद्यपि हिन्दी साहित्य के आरम्भिक अंग्रेज 
इतिहास लेखकों ने कबीर की पर्याप्त प्रशंसा की हैं परन्तु साहित्यिक भूमिका पर 
अधिक न कहकर उन्होंने धामिक दृष्टि से कबीर को हांकना चाहा है। यहाँ भी 
कबीर के जो धामिक आदर्श-क्रिश्वियन मत के अधिक समीप हैं उनकी विशेष 
रूप से प्रशंसा की गई है इस प्रकार इन विदेशी समीक्षकों का कबीर सम्बन्धी 
आकलन अधूरा और एकांगी ही कहा जायगा। उनके पश्चात्‌ मिश्रवन्धुओं ने 
अपने “हिन्दी तवरत्न' ग्रंथ में कबीर की चर्चा की है । परन्तु वह भी उसके 
परवर्ती संस्करण प्रथम संस्करण में कबीर को नवरत्नों में स्थान नहीं दिया 
गया । इसका कारण यही प्रतीत होता है कि मिश्रवन्ध्‌ की साहित्यिक और 
आलंकारिक दृष्टि में कवीर महत्वपूर्ण नहीं दिखाई देते । मिश्रबन्धुओं के समक्ष 
हिन्दी साहित्य के इतिहास और भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की भी कोई स्पष्ट 
धारा नहीं बन सकी थी । वे स्फुट रूप में कवियों का विवेचन करते जा रहे हैं, 
फिर भी उन्होंने 'नवरत्न' के दूसरे संस्करण में कबीर की परिगणना की है। यह 
भी उनके साहित्यिक इतिहास के सम्बन्ध में तवीन चितन का परिणाम हैं। 


शुक्ल जी ओर द्विगेदी जी की भिन्न दृष्टियाँ 


आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में तो विभिन्न 
कवियों की समकालीत परिस्थियों का उल्लेख तो किया ही है, उन्होंने दार्शनिक 
भूमिका पर भारतीय धर्म के ज्ञान, भक्ति और कर्म के पक्षों का यथेष्ट दिग्दर्शन 
भी कराया है । इसके साथ ही उन्होंने अपने गोस्वामी तुलसीदास और जायसी 
ग्रन्थावली की भूमिका में भी धर्म की उक्त तीन शाखाओं का उल्लेख किया है। 
उनके मत में मध्यकालीन हिन्दू धर्म श्रूतिसम्मत परम्परा को छोड़कर बहुत 
कुछ एकांगीरूप में दिखाया है। मध्य युग के सिद्ध और नाथ परम्परा के धामिक 
उन्नायकों और कवियों में जो गुद्य प्रवृत्तियाँ मिलती हैं उन्हें शुक्ल जी भारतीय 
धर्म के हास का लक्षण मानते हैं रामायण और महाभारत में वर्णित भारतीय 
समाज जो सर्वांगीण विकास होने में दिखाई देती है उनका परवर्ती काव्य भी 
बहुत कुछ अभाव हो गया हैं। एक ओर कवि जयदेव की गीतपरम्परा राधा 
कृष्ण के प्रेमपक्ष को लेकर ही अभियत्ता बना सके, दूसरी भर ज्ञान के शुष्क 
पक्षों से लेकर रहस्यवादी सिद्धों और नाथों ने काव्य को जीवन से बहिष्कृत सा 
कर दिया । सूफियों के प्रेम मार्ग के अन्तगंत जो प्रबन्ध काव्य लिखे गये उनमें 
यद्यपि सूफी प्रेम की प्रधावता थी परव्तु लोक जीवन के अनेकानेक दृश्य और 
पक्ष भी सम्मिलित हुये थे । 


द० हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


कबीर के सम्बन्ध में अपना अभिमत देते हुए शुक्ल जी ने उनकी 
आंशिक प्रशंसा की है। उनका कथन है कि कबीर ने नाथपंथियों के शुष्क 
योगाचार में सूफी प्रेमसाधना का योग देकर एक विशिष्ट भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा 
की जिसे निगुण भक्ति के नाम से प्रवतित किया गया । इस निगुण भक्ति में जहाँ 
एक ओर हिन्दू दर्शन का ब्रह्मवाद सम्मिलित है वहाँ दूसरी ओर सूफियों का 
प्रेमतत्व भी समाहित हो गया है । इस प्रकार ज्ञान और प्रेम के दो जीवन पक्षों का 
संयोजन तो कबी रदास ने किया परस्तु उस कर्म पक्ष की योजना नहीं की जो भारतीय 
धर्म का और विशेषकर लोकधर्म का एक अविच्छेद् तत्व है। भाचाय॑ शुक्ल के 
मत से ज्ञान भक्ति और कर्म का समस्वय गोस्वामी तृलसीदास के राम चरित 
मानस के द्वारा ही सम्पन्न हो गया है अतएवं उनके मत में भारतीय धर्म के सच्चे 
उन्नायक और नवप्रतिष्ठाता गोस्वामी तुलसीदास ही थे। 


तुलसीदास से कबीर का अन्तर बताते हुए आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने 
अपनी उपयु क्त स्थापना का अनेक बार प्रयोग किया हैं। उन्होंने यह बताया है 
कि कबी रदास श्रूतिसम्भत हरिभक्ति पथ के अनुयायी नहीं थे लोकजीवन में शिष्ट 
समाज के बीच उनकी वाणियों का कोई विशिष्ट प्रभाव न था। उनके विचार 
और उनका काव्य अधिकतर अनपढ़ लोगों के बीच में प्रसार पा गया और वहाँ 
भी वह धर्मोपदेशकों में झूठे अहंभाव की वृद्धि में सहायक्र हुआ | ब्रह्मदर्शन का 
दंभ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी । तभी तो गोस्वामी तुलसीदास को 
कहना पड़ा 'साखी शब्दी दोहरा कहि किहिनी उपखान, भगति निरूपाह भगत 
निर्दाह वेदपुरान” स्पष्ट है कि यह उक्ति कबीर जेते एकांगी भक्ति के निरूपकों 
के लिये ही कही गईं है। शुक्ल जी ने कबीर के इस पक्ष को उपस्थित करके ही 
संतोष नहीं किया बल्कि वे दो कदम आगे बढ़कर तृलसी की इस उरक्ति का उद्धरण 
भी देते हैं-- 


“(हम लखि लखहि हमारि, लखि हम हमार के बीच 
तुलसी अलखहि का लखे, राम नाम जप नीच ।* 


नाथ पंथियों से कबोर को विशिंष्टता एक और बात में भी आचार्य 
शुक्ल जी ने दिखाई वह यह है कि कबीर के वक्तव्यों में नेतिकता का इतना 
गहरा पुट है कि सूफियों और कृष्णभक्त कवियों की श्रुद्धारिकता उसमें प्रवेश 
नहीं कर पाई अतएवं इस दृष्टि से कबीर का निगू णमत सूफियों की प्रेममार्गी 
अतिशयता और कष्णभक्तों के माधुय भाव से श्रृद्धारिकता के बहुत कुछ बचा रहा । 


१-गोस्वामी तुलसीदास : पु० & 


सम्ीक्षक द्विवेदी ८ 


यह सव लिखते हुए भी आचाय॑ शुक्ल जी के कबीर के काव्य को अनगढ़ 
भाषा और सधुकक्‍्कड़ी प्रयोगों का उदाहरण बताया है। और साहित्यिक दुष्टि से 
भी उनके काव्य की विशिष्टता स्व्रीकर नही झी है। एक तो शुक्र जी प्रबंधा- 
त्मक काव्य के इतने यक्षयाती रहे हैं कि उन्हें वर्गवात्मक काव्य की तुलना में 


कल, ४, 


गीतात्मक काव्य या मुक्तह़ों में कोई विशेषता लक्षित नहीं हुई इसीलिए उन्होंने 

यसोी की लोककवा के आधार पर काठ्य रवता करने वाले कवियों को ही 
कबीर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना हैं और इसी कारण उन्होंने कष्णलीला 
के गायक महाकवि सूरदास को भी एकाँगी हो ठहराया है। हम कह सकते हैं 
कि आचाये शुक्ल का यह समग्र विवेचन चाहे वह धारमिक और दार्शनिक 
आधारों को लेकर चला हो अथवा साहित्यिक भुमिकाओं को स्पर्श करता हो 
उनके निजी विचारों का वाहक है। 


इसके विपरीत आचार्य हुजारीप्रसाद हिवेदी जी की स्थापनाएं न 
केवल कबीर को असाधारण महत्व देती हैं वरत समस्त मध्यकालीन धर्मसाधना 
को, जिसमें सिद्धों ओर नाथों की परंपरा भी सम्मिलित है जनजीवन से सम्बद्ध 
होने के कारण असावारण वशिष्ट्य प्रदान करती हैं। जब कि शुक्ल जी तथा 
अन्य प्मीक्षक जब साहित्य को साँप्रदायिक कहकर वास्तविक काव्य इतिहात के 
अन्तर्गत सम्मिलित करने को भी तैयार नहीं हैं तब द्विवेदी जेब साहित्य में 
सांप्रदायिकता का अंश मावते हुए भी उसे काव्य और सामाजिक संस्कृति की 
भूमिका पर रखकर परखता चाहते हैं। इस संबंत्ध में उसका यह तके उल्लेखनीय 
है कि यदि समस्त जेन साहित्य को सांप्रदायिक कहकर छोड़ दिया जाएगा तब 
तो गोस्वामी तुलसीदास के काव्य को भी साहित्य की सीमा में नहीं लिया जा 
सकेगा क्योंकि उनमें भी भक्ति मार्ग का निरूपण है। यद्यपि द्विवेदी जी का यह 
तक जनों के सांप्रदायिक काव्य के साथ तुलसीदास के महान्‌ काव्य को एक श्रेणी 
में रखने का उद्योग सवंधा-समर्थंनीय नहीं है फिर भी इससे उतकी उस दृष्टि का 
परिचय मिलता है जो साहित्य को कला की वस्तु न मानकर मनुष्यों और 
मानवीय संस्कृति की वस्तु मानते हैं। आचार द्विवेदी कबीर की भाषा के संबंध 
में निम्नलिखित वक्तत्य देते हैं "भाषा पर कबीर का जबदंस्त अधिकार था। वे 
वाणी के डिक्टटेर थे, जिस बात को उन्होंने जिस रुपमें प्रकट करना चाहा है उसे 
उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है। बन गया है तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा 
देकर, भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है, कबीर के 


१--कबीर : पृ० ३१६ । 


पर हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


साहित्यिक गणों पर विचार करते हुए द्विवेदी जी ने उनके व्यंग्यों पर विशेष 
प्रकाश डाला है। वे कहते हैं पंडित और काजी, अवधू और जोगिया, मुल्ला 
और मौलवी परभी उनके ब्यंग्य से तिलमिला जाते हैं। अत्यंत सीधी भाषा में वे 
ऐसी गहरी चोट करते हैं कि चोट खानेवाला केवल धूल झाड़कर चल देते के 
सिवा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं पाता |” कबीर की साहित्यिक विशेषताओं से 
भी बड़कर द्विवेदी जी उनके व्यक्तित्व की विशेषता के कायल हैं। द्विवेदी जी 
यह स्वीकार करते हैं कि कबीर ने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके अपनी बातें 
नहीं कहीं थी | काव्यगत रूढ़ि के वे न तो जानकार थे और न कायल परखउ्तु 
अपने व्यक्तित्व की अनन्य असाधारणता के कारण उनका लोहा सबको मानता 
पड़ता है । इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की कक्तियाँ श्रोता को बलपुबक 
आक्ृष्ट करती हैं । 


द्विवेदी जी ने कबीर पर लगाये गये इस आरोप का भी उत्तर दिया है 
कि कबीर का काव्य शिष्टजनों को आकर्षित नहीं करता जो लोग कबीर की 
वाणियों में पांडित्य की कमी की शिकायत करते हैं उनका उत्तर देते हुए द्विवेदी 
जी कहते हैं “यह मानी हुई बात है कि जो बात लोभ में अहंकार कहलाती है 
वह भगवत्यम के क्षेत्र में स्वाधीत भत्‌ का नायिका के गव॑ की भांति अपनी और 
अपने प्रिय के प्रति अखंड विश्वास के परिचायक, जो वाक्य लोक में दब्ब एवं 
कायरपत कहलाती है वही भगवद्धेम के क्षेत्र में भगवान के प्रति भक्त का अनन्य 
प्रायण आत्मापेंण होती है । और जो बातें लोक में परस्पर विरुद्ध जंचती हैं 
भगवान के विषय में उतका विरोध दूर हो जाता है इस प्रकार द्विवेदी जी ने 
भगवस्मेम के क्षेत्र को सामान्य लोकधर्म क भूमिका से भिन्न एवं पृथक बताया 
है। जहां शुक्ल जी लोकधमम ओर व्यक्तिगत साधता के बीच एक नैसगिक विरोध 
देखकर दोनों में सामंजस्य की अभिशंसा करते हैं वहां द्विवेदी जी कबीर के 
वेयक्तिक साधना के स्वरूप विकसित हुए उनके व्यक्तित्व की शतशः अभ्यर्थना 
करते हैं । यहां भी दो विचारकों के बीच विचारधारा का स्पष्ट और आत्यंतिक 
अंतर देखते हैं। परन्तु इतना फिर भी कहा जा सकता है कि ये दोनों दृष्ठियाँ 
समान रूप से विचारणीय हैं। आचार शुक्ल की दृष्टि जहां कर्म ज्ञान और भक्ति 
का समन्वय चाहती है और जहां वह श्रुतिसम्मत परंपरा का भाग्रह करती है, 
शिष्टता ओर शालीनता को महत्व देती है वहाँ द्विवेदी जी की दृष्टि एक महान 


१-कबीर : पृ० २२० । 


समीक्षक द्विवेदी ८३ 
केन्द्र से संपक्त होकर उस व्यक्तित्व का गृणगान करती है जो सारी धर्ममाधना को 
अपने में समेट लेने की शक्ति रखती है। जहाँ तक साहित्यिक सौष्ठव की चर्चा 
है द्विवेदी जी का आग्रह मानवता को विकम्नित करने वाली साहित्य से है । 
सुसज्जित, समलंकत रस विधायक और कलापूर्ण अभिव्यन्जता से ही नहीं । कबीर 
के सम्बन्ध में न केवल शुक्ल जी का ही मत विचारणीय है बल्कि साहित्यिक 
भूमिका पर कबीर के प्रदेय के सम्बन्ध में सदेव प्रश्त उठते रहेंगे। मतभेद के लिए 
पूर्ण स्थान रहते हुए भी यहाँ केवल द्विवेदी जी की दष्टि का विकास देख रहे हैं, 
जो साहित्य में अपरिचित है उनको भी जैसे बाहुल संप्रदाय के लोककवियों के 
विषय में जिस प्रकार क्षितिमोहनसेन जैसे विद्वानों ने उत अपठित कवियों को 
महत्व दिया सरल भाषा कवियों को महत्व दिया उसी प्रकार द्विवेदीजी ने अरे 
शिक्षित कवियों को मानवतावादी दृष्टि से महत्व दिया । इस दृष्टि 
का विस्तार ह्विवेदी जी के अनेकानेक साहित्यिक विचारों में मिलता 
है । भक्त कवियों की समीक्षा करते हुये द्विवेदी जी उनके लौकिक पक्ष, उनके 
जनजीवन में व्याप्त प्रभाव, लोक संस्कारक उनकी काव्य रचना को महत्व देते हैं 
उनको साहित्यिक सौष्ठव को उनकी भाषा की सम्ृद्धियों को द्वितीय स्थान देना 
चाहते हैं, कदाचित्‌ आधुनिक साहित्य में प्रेमचन्द को सर्वोपरि महत्व दिया । 
प्रेमचन्द के प्रति विचार देखिए : प्रेमचन्द शताब्दियों से पददलित अवमानित और 
निष्पोषित कृषकों की आवाज थे | परदे में कैद, पद-पद पर लांछित और अस्नहाय 
नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे । गरीबों और बेकसों के महत्व के 
प्रचारक थे ।* 'प्रेमचन्द मनुष्य की सद्वृत्तियों में विश्वास करते थे । मनृथ्य की 
दुवत्तियों को वे भजेय तो समझते ही नहीं उनको भाव रूप में स्वीकार करते हैं 
या नहीं इसी में संदेह है । वे मानते हैं कि जड़ोन्मुखी सभ्यता ने हमें जड़ता को 
ही प्रधानता दी है ।' वर्ग रूप में व्यक्ति को देखना प्र मचन्द की विशेष दृष्टि थी 
और संघर्ष में सहयोग के द्वारा ही शान्ति प्राप्ति उनकी चरस साधना थी ।* 
साधारण जनता के अस्तस्तल में पहुंचकर उसे दुनिया के सामने विक्ृत करे में 
प्रेमचन्‍्द कमाल करते हैं। वे गरीबों से इस प्रकार घुल मिल गये थे कि पैसेवालों 
के प्रति एक गहरी उपेक्षा उनके बैयक्तिक जीवन में आ गई थी । दरिद्रता की 
बकालत करना लोकचक्ष्‌ गोचर करना प्रेमचन्द का मनोरंजव या बुद्धिविलास 
नहीं था। वह उनके जीवन का चरमलक्ष्य था उसमें वे आध्यात्मिक संतोष पाते 


१-विचार और वितके पूृ० ५० ! २-वही : पृ० ५१ । 
३-वही : पू० ६० । ४-वही : पृ० ६२१ 


3 हजारी प्रसाद द्विवेदी: व्यक्तित्व और कृतित्व 


थे। वे उनको अलग रखकर दूर से आर्थिक तत्व चितक की भांति नहीं देखते थे, 
अपने को उनमें घुलमिलाकर मानों अपना ही कलेजा चोरकर रख देते थे ।' 
प्र मचन्द सामान्य जनता के लेखक रहे हैं। सामान्य जनता के सुखदुखों में सह- 
योगी रहें हैं कदापि इसलिये निराला की संस्छतनिष्ठ कविताओं में जनजीवन 
में प्रवेश करने की शक्ति वे नहीं देते । कदाडित्‌ इसीलिए दिवेदी दो फकक्‍कड़ 
कवियों के प्रेमी है। शालीन कवियों ने नहीं । हिन्दी साहित्य के विकास में यह 
एक प्रगतिशील दृष्टि मानी गई है और शुक्ल जी के शास्त्रीय लोकधर्मवादी 
दृष्टिकोण के विरोध में इसकी स्वीकृति हुई है । हिन्दी के प्रगति- 
वादी लेखकों ने उतके इस विचार और आदर्श का स्वागत किया क्योंकि उनकी 
विचारधारा के अनुरूप पड़ते हैं। यद्यपि द्विवेदी जी ने इस मानवतावादी दृष्टि 
को वर्गसंघर्ष १२ नहीं रखा फिर भी प्रगतिवादियों ने आधी दूर तक साथ देनेवाले 
विचारक के रूप में द्विवेदी जी का अभिनन्दन किया। वर्तेमाव समय में हिन्दी 
साहित्य के क्षेत्र में विविधवादों का विविध साहित्यिक दृष्टियों का एक अनिदिष्ट 
स्वरूप दिखाई पड़ता है जब इस वर्तमान अनिश्चयात्मकता के समाप्त होने का 
समय आयेगा और जब विविध विचारों और आदर्शो का साहित्यिक भूमिका पर 
मूल्यांकन होगा तब कदाचित द्विवेदी जी के इस सिद्धान्त का एक भिन्न प्रकार का 
मूल्य स्वीकृत किया जायेगा । फिर भी एक नई स्थापना के लिए उनका स्मरण 
लोग करते रहेंगे । 


द्विवेदी जी ने रोमांटिसिज्म के बारे में अपना विचार इस प्रकार प्रकट 
किया है। रोमांटिसिज्म एक ऐसी भावधारा है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे 
साहित्य पर पड़ा है। द्विवेदी जी का कहना है कि पश्चिमी प्रभाव को स्वीकार 
करना और अनुकरण करना कोई गलती व लज्जा की बात नहीं पर वह अनुकरण 
अंधानुकरण नहीं होचा चाहिए । अंधानुकरण से तो मानसिक दंन्‍्य और सांस्कृ- 
तिक दारिद्रय प्रकट होता है। सोच समझकर ग्रहण करने में कोई अनौचित्य 
नहीं । 

स्वच्छन्दतावाद के बारे में उनका कहना है कि केवल परम्परा प्राप्त 
साहित्य का विरोध करने के लिए या परिपाटी विहित रसज्ञता का प्रत्याख्यान 
करने के लिये यह साहित्य नहों रचा गया था । इसीलिए उसे स्वच्छन्दतावाद 
कहना उसके केवल एक पहलू को ही अधिक बढ़ाकर कहना है।' 


१-विचार और वितके : पृ० ६२ । २-साहित्य का मर्म : पृ० १० ॥। 
३-रोमांटिक साहित्यशास्त्र : पृ० २। 


समीक्षक द्विवेदी दू 


रोमांटिक साहित्य का स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं कि रोमांटिक 
साहित्य की वास्तविक उत्सभूमि वह मानसिक गठन है जिसमें कल्पता के अविरल 
प्रवाह के घन संश्लिष्ट निविड़ आवेग की ही प्रधानता होती है । इस प्रकार 
कल्पना का अविरल प्रवाह और निविड़ आवेग के दो निरन्तर घनीभूत मानसिक 
वृत्तियाँ ही इस व्यक्तित्व प्रधान साहित्यिक रूप की प्रधान जननी है ।' वस्तुत: 
यह साहित्य अपने युग की सम्पूर्ण चेतता और विचार संघर्ष की सुन्दर कलात्मक 
अभिव्यक्ति है । 


रोमांटिक साहित्य काव चित के आन्तरिक सौन्दर्य के आदर्श और 
बाहरी जगत के एकदम भिन्न परिस्थिति के संघर्ष का परिणाम है। इस संघर्ष 
में विद्रोह का स्वर भी हैं परन्तु असली और प्रधात स्वर रचनात्मक है। वह 
कुछ नया करने का प्रयत्न है जो कुछ नया देखने को तीब्र आकांक्षा से उत्प्रेरित 
है और बाह्य असुम्दरता को बदलने के उहं श्य से परिचालित है * इस साहित्य 
ने हमारे देश के साहित्य को भी प्रभावित किया है। 


ट्विवेदीजी की समीक्षा का सांस्कृतिक आधार : 


वे साहित्य को सांस्कृतिक भूमिका में रखकर देखने के पक्षपाती हैं। 
सांस्कृतिक क्षेत्र में श्री द्विवेदीजी की दृष्टि भारतीय अभारतीय, आध्यात्मिक 
भौतिक के अर्भेद को मानकर नहीं चलती है। उनकी दृष्टि मानवोत्थान पर ही 
सवंत्र है। कहते हैं 'हम व्यर्थ के झगड़े में न पड़ जाय कि कोई चीज कहां तक 
भारतीय या अभारतीय, आध्यात्मिक या अवाध्यात्मिक है । चीज अगर 
अच्छी है तो वह भारतीय हो या न हो स्वीकार्य है, आध्यात्मिक हो या न हो 
ग्राह्म है ।' विश्व भारती शान्तिनिकेतन के वातावरण ने उन्हें भति नवीन की 
ओर प्रस्थान नहीं करने दिया । इसलिए व्यापक भारतीय संस्कृति के अध्ययन 
अनुशीलन द्वारा उसने पुत्रुद्धार के वातावरण में वास्तविक भारतीय संस्कृति के 
विवेचन तथ्य उसके माध्यम द्वारा प्राचीन भारतीय साहित्य को ही यथार्थ रूप में 
देखने की और प्रवृत्त हुए । प्राकतन के अध्ययन मनन के आधार पर भविष्य के 
निर्माण की प्रेरणा के कारण भी वे नवीन की और ने जाकर प्राचीन संस्कृति 
की मीमांसा में ही पहले लगे। अपने भूतकाल की संस्कृति के के अध्ययन के 


१--रोमांटिक साहित्यशास्त्र : पृ० २। २-वही : १० २ 
३--विचार और वितकें पृ० १९२--१६३ 


६ हजारी प्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


आधार पर उसके दोष को त्याग और गुण को ग्रहण कर इस त्याग ग्रहण द्वारा 
भविष्य निर्मित किया जाय यह श्री द्विवेदी जी की मान्यता हैं। इस सम्बन्ध 
में उन्होंने कहा भी है “यदि हमारे समूचे प्राक्तन तत्वों का ज्ञान हमारे भविष्य 
के निर्माण में सहायक नहीं होता तो वह बेकार है * अपनी संस्कृति को प्री$तोर 
से जाँच पड़ताल की उन्होंने वर्तमाव अति तवीत के सम्बन्ध में अपनी राय देने 
का कार्य बाद में आरम्भ किया । संस्कृति को वे शाश्वत या एक देशीय वस्तु 
नहीं मानते, उनके अनुसार वह प्रगतिशील परिवतंतशील और परम्परा नेरन्तय॑ 
से युक्त है। इस तरह अनिवायंत: साहित्य भी, संस्कृति का अंग होने के कारण 
परिवतंनशील कित्तु प्रगतिशील है ।इस सम्बन्ध में उनका कहना है “मनुष्य की 
जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है वह सभ्यता और संस्कृति के वुथा मोहों को रौंदती 
चली आ रही है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है । 
शद्ध है केवल मनुष्य की दुदंम जिजीविषा। वह गंगा की अबाधित अनाहत 
धारा के समात सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है।' द्विवेदी जी अपनी 
संस्कृति के प्रति जागरूक हैं। जब हम संस्कृति के प्रति इतके प्रेम की बात करते 
हैं तो हमें स्मरण रखता चाहिए कि रूढ़िवादिता उनसे उतनी ही दूर है, जितना 
असत्य सत्य से | इनकी दृष्टि में जातीय पक्षपात, अपने धर्म और साहित्य का 
अंधविश्वास, उसकी हठवादिता और जड़वादिता-मानवता के मार्ग में सबसे बड़ी 
बाधक है । भारतीय संस्कृति की देन! शीष॑क निबन्ध में वे लिखते हैं 'भारतीय 
संसकृति' पर कुछ विचार करने से पहले मैं यह निवेदव करना कत्तंव्य समझता 
हूँ कि मैं संस्कृति को किसी देश-विशेष या जाति-विशेष की अपनी मौलिकता नहीं 
मानता। मेरे विचार से सारे संसार के मनुष्यों की एक ही सामान्य मानव-संस्क्ृति 
हो सकती है ।' 


हद्िवेदीजी को अस्तर्प्रान्तीय साहित्य-दृष्टि 


द्विवेदी जी की साहित्यिक-दुष्टि बहुत व्यापक है। इसी व्यापक दृष्टि से 
उन्होंने साहित्य की परिभाषा की है। “जो साहित्य अपने युग के मनृष्य को, 
उसकी सभी सबलताओं और दुर्बंलताओं के साथ, उसकी समस्त आशा आकोां- 
क्षाओं के साथ हमारे सामने प्रत्यक्ष लाकर खड़ा कर देता है वह निस्संदेह महान 


(-विचार ओर वितक : पृू० १४७। . २-अश्योक के फूल पृ० १३। 
३-वही : पृ० ७५। 


ससीक्षक द्विवेदी पड 


साहित्य है ।' इस दुनिया को प्रत्यक्ष करने की शक्ति एक मात्र इसी साहित्य में 
है। भारतीय साहित्य में एक विचित्र विरोधाभास है। रचना की नवीनता 
वक्तव्य की नवीबता का प्रमाण नहीं है । अनेक पुराणों की रचना परवर्तीकाल में 
हुई है पर उनमें जो परम्परा आभाषित है वह बहुत पुरानी हो सकती है। यही 
बात देशी भाषाओं के लिखित और अलिखित साहित्य के बारे में भी सच है। 
जित आयेंतर भाषा भाषी जातियों को बहुत परिवतंवकाल में अपने विश्वासों 
और भअनृश्न्‌ तियों को आय॑ भाषा के माध्यम से कहने का सौका मिला हैं 'वे 
स्वयं तया नहीं है। उनकी अन्‌ भूतियों को आर्य भाषा वाला रूप नया हो सकता 
है पर अनुश्न्‌ तियाँ बहुत पूराती हो सकती हैं। निस्‍्संदेह उन पर परवर्तीकाल 
के चिन्ह भी इधर उधर चिपके रह गये होंगे पर फिर भी उनके प्राचीनतर रूप 
का साधन और किसी भी प्रकार से पाना दुष्कर है | इस दृष्टि से देशी भाषाओं 
का महत्व बहुत अधिक ६ ।' ईनहीं देशी भाषाओं में प्राचीन संस्कृति के अध्ययन 
के सूत्र खोजे जा सकते 


द्िविदीजी का कहना है कि अगर हिन्दी साहित्य का अध्ययन करना है 
तो उसके पड़ोसी साहित्यों-बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि के 
पुराने साहित्य लिखित और अलिखित को जाने बिना घादे में रहेंगे। यही बात 
बंगला, उड़िया मराठी आदि के पुराने साहित्यों के बारे में भी ठीक है। हमारे 
देश का सास्क्ृतिक इतिहास इस मजबूती के साथ अदृश्य काल विधाता के हाथों 
सी दिया गया है कि उसे सीमाओं में बांधकर सोचा ही नहीं जा सकता 


द्विवेदीजी का कहना है कि ऐतिहासिक विकास को संस्कृत पोधियों के 
सहारे नहीं जाना जा सकता । इसके समझने का एकमात्र उत्तम मार्ग हैं वर्तमान 
देशी भाषाओं के प्राचीनतर साहित्य का अध्ययन ।' वस्तुतः केवल एक प्रान्त के 
साहित्यिक अध्ययन से इस इतिहास के सि्फे एक ही अध्याय का पता चलेगा। 
सम्पूर्ण चित्र के लिए अन्यान्य देशी भाषाओं के साहित्य की जानकारी आवश्यक 
है।' आगे ओर भी देशीं भाषा के अध्ययन के सम्बन्ध में लिखते हैं ''यदि देशी 
भाषाओं के साहित्य का अध्ययन उपेक्षित रहेगा तो यह संभव नहीं हैं कि इस 
महान्‌ धामिक उथल पुथल का सामान्य आभास भी अन्य किसी साधन से प्राप्त 


१--कल्पलता : पृ० १८६ | २-वही : पृ० १८७ । 
३-वही : पुृ० १८८ । ४-वही : पृ० १८८। 
४-वही पू० १९० । ६-वही : पृ० १६१ 


35 हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और इतित्व 


हो सके ।' यह साहित्य उस बीज की कहानी को बतायेगा जो हजार वर्ष बाद 
इस महादेश की दो परस्पर विरोधी टुकड़ों में बाँटने वाले विषवक्ष के रुप में 
पन्पा हैं। हमारी देश भाषाओं का आदिकाल का साहित्य एक दूसरे से बुरी 
तरह उलझा हुआ है और एक दूसरे का पूरक है है 


भारतवष सुष॒प्त मध्ययुग, जिसके पेट से यह हमारा आधुनिक युग 
उत्पन्न हुआ है, बहुत महत्वपुर्ण है। इस देश की जनता को, उसके विश्वासों को, 
धर्मपरिवर्तत के कारणों को समझने की सामग्री इस काल के साहित्य में प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध होगी। इसे समझे बिना हम भारतवर्ष को ही ठीक ठीक नहीं 
समझ सकेंगे ।' 


आरम्भिक आधुनिक हिन्दी गद्य पर बंगला भाषा का बहुत महत्वपूर्ण 
प्रभाव रहा है। प्राचीतकाल से लेकर मध्यकाल के अच्त तक इन दोनों भाषाओं 
के मूल में इतनी दृढ़ और व्यापक जीवन दृष्टि प्रतिष्ठित है कि दोनों को एकदम 
अलग करके सोचा नहीं जा सकता। जो लोग भिन्न करके सोचते हैं वे इन 
भाषाओं को साहित्य में अभिव्यक्त रस को आधे से अधिक खो देते हैं । केवल 
बंगला और हिन्दी भाषाओं की ही यह कहानी नहीं हैं। उड़िया, असमिया, 
गुजराती, पंजाबी, मराठी आदि भारत की अन्यान्य भाषाओं में भी इसी प्रकार 
का अंतरावलंबन पाया जाता है । मध्यकाल में बंगला और हिन्दी के साहित्य 
में ही नहीं, बंगला और हिष्दी भाषी प्रदेशों में बने हुए संस्कृत और अपम्रंश 
साहित्य में भी अद्भूत समानवा और परस्परावलंबन है।* द्विवेदीजी ने जोर 
देकर कहा है कि जो लोग *** प्रास्तीय सीमाओं में बंधकर मध्यकालीन 
साहित्य के अध्ययन का प्रयत्न करते हैं वे बिसमित्ला ही बोल देते हैं ।* 


वस्तुत: ही तत्तत प्रान्तीय भाषाओं में लिखित बताया जानेवाला साहित्य 
किसी प्रकार दूसरे प्रदेशों में रचित साहित्य से एकदम स्वतन्त्र नहीं है। हिन्दी 
काव्यरूपों और भाव योजनाओं की तह तक पहुँचने के लिये उसे कभी बंगला, 
कभी गुजराती, कभी मराठी कभी पंजाबी का सहारा लेना पड़ता है। हमें पुराने 
साहित्य को एक और अविच्छेद्य समझने की महिमा को स्वीकार करना ही 


१--कल्पलता : पृ० १९६ । २-वही : पृ० १६७ । 
३-वही : पृ० १६७ । ४-विचार प्रवाह : पृ० ६२। 
भ-बही : पू० ६०। इ-वही : पू० ६१। 


समीक्षक द्विवेदी प्ह्‌ 


पड़ेगा । विभेदों और वेशिष्टयों की जानकारी आवश्यक है पर प्रधान रूप से 
दृष्टि साम्य की ओर ही केन्द्रित होता चाहिए । तभी हम यह अनुभव कर 
सकेंगे कि पंजाबया गुजरात या बंगाल में लिखे जानते मात्र से कोई साहितयक 
कृति सर्वभारतीय रूप में च्युत नहीं हो गई है । जब तक हम इस यथार्थ तत्व को 
पूर्णत: हृदयंगम नहीं कर लेते कि भारतवर्ष की विभिन्न भाषायें सभी भारतवापियों 
की अपनी भाषायें हैं और समूचा साहित्य भारतवर्ष का अपना साहित्य है, तब 
तक हम राष्ट्रीय व्यवहार के लिए एक भाषा स्वीकार करने के प्रश्न पर 
दुविधा और हिचक अनुभव करते रहेंगे और यदि किसी प्रकार स्वीकार भी 
कर लिया तो समान गौरव बोध के अभाव के कारण बथोचित उत्साह और 
प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सकेंगे । 


जहाँ तक इत साहित्यों की परस्पर सापेक्षिता का प्रश्व उठता है, 
द्विवेदी जी का कहना है कि कोई भी प्रान्तीय साहित्य स्वतस्त्र रचना के रूप 
में नहीं उनमें परस्पर सापेक्षिता है। हमारे देश का सांस्कृतिक इतिहास इस 
मजबूती के साथ अदृश्य कालविधाता के हाथों सी दिया गया है कि उसे 
प्रास्तीय सीमाओं में बाॉघकर सोचा ही नहीं जा सकता । उसका एक टांका 
काशी में मिल गया तो दूसरा बंगाल में, तीसरा उड़ीसा में, और चौथा महा- 
राष्ट में मिलेगा और पांचवाँ मलाबार या सिलोन में मिल जाय तो आश्चय 
करने की कोई बात नहीं है ।' 


प्राचीन साहित्य की समीक्षा 


संस्कृत माहित्य बहुत पुराना साहित्य है । द्विवेदी जी का सम्बन्ध 
में कहना है कि “संस्कत का साहित्य वह उच्च गिरिश्रृड्भ है, जिस पर चढ़कर 
मनुष्य काल के सुदीर्ष स्लोत को बड़ी दूर तक देख सकता है। इस महानद के 
तट पर मनुष्य के उत्थान और पतन के अनेक चिह्न दिखाई देते हैं । जैसे नदी 
की प्रत्येक बू द एक दूसरे को ढेलकर अविराम प्रवाह पैदा करती है" वैसे 
ही मनृष्य जाति के अनेक व्यक्ति और व्यक्तिपुञ्ज इस मानव प्रवाह को निरन्तर 
आगे ठेलते हुए गए हैं। संस्कृत का साहित्य हमें बताता है कि विपत्ति और 
कष्ट आते हैं और चले जाते हैं, समुद्धि ओर धवादुयता फेन बुद्बुद्‌ के समान 
कालस्रोत में उत्पन्न होती हैं और विलीन हो जाती है, साम्राज्य और धर्मराज्य 
उठते हैं और गिर जाते हैं, परन्तु मनुष्य फिर भी बचा रहता है । शताब्दियों 


१- विचार प्रवाह: पृ० ६०। २- वही; पृ० ८२ 


६० हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कतित्व 


की यात्रा से यह ऋलान्त नहीं होता । चलना और आगे बढ़ना उसका स्वाभाविक 
धर्म हैं। इतिहास विधाता की अज्ञात योजना का ठीक-ठीक स्वरूप हम नहीं जानते, 
पर संस्कत का साहित्य उच्च स्वर से पुकार कर कहता है कि वह योजना मंगल 
की ओर अग्रसर हो रही है। युद्ध और विग्रह केवल उस जय यात्रा में क्षणिक 
विक्षोम भले ही पैदा कर दें, परन्तु उस मंगल यात्रा को रोक नहीं सकते ।' 
उनका कहना है कि संसार में इतने दीघंकाल तक बनने वाला और इतने विशाल 
जनसमूह को भआन्दोलित करने वाला शायद दूसरा साहित्य नहीं है।' संस्कृत 
साहित्य इतना विशाल हैं कि उसके समूचे रूप को ध्यान में रखकर कोई उत्तर 
देना आसान नहीं । लगभग छ: हजार वर्षों से पम्द्रह लाख वर्गमील में बसे 
हुए करोड़ों मनुष्यों ने कई पीढ़ियों से इस साहित्य का सर्जन किया है और 
आज भी यह ॒क्रिया बन्द नहीं हुई है । संस्कृत साहित्य को एक सरसरी निगाह 
से देखने पर हजारों वर्षों से निरन्तर प्रवहमान मानवचिन्तन का विराट स्त्रोत 
प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। हम हजारों वर्ष के मनुष्य के साथ एक सूत्र में 
आबद्ध हो जाते हैं।' 


इसी संस्कृत के अनेक उपाख्यानों से विदेशी विद्वान मुग्ध होकर 
अनुवाद भी कर चुके हैं जो यद्यपि मूल कथा से सम्बद्ध नहीं है। उदाहरणाथे 
श्री एफ० वष्प जैसे मर्मज्ञ विद्वान ने आज से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले नल 
दमयन्ती के उपाख्यान की इस महिमा को अनुभव किया था ऐसी कहानियाँ 
महाभारत में बहुत हैं। सावित्री सत्यवान्‌ के आख्यान के सम्बन्ध में सृप्रसिद्ध 
जम॑न पण्डित श्री विम्टरनित्स ने लिखा था कि “चाहे जिस किसी ने सावित्री 
के काव्य की रचना की हो, चाहे वह कोई क्षुद्र हो या ब्राह्मण, वह अवश्यमेव 
सब कालों का सर्वोच्च कवि था, कोई महाकवि ही इस उत्कृष्ट महिला चरित्र 
को इतने मनमोहक एवं आकर्षक ढंगसे चित्रित कर सकता था और शुष्क 
उपदेश की मनोंवृत्ति में पड़े बिना भाग्य भर मृत्यु पर प्रेम तथा पातित्रत्य की 
विजय दिखला सकता था और प्रतिभाशाली कलाकार की जादू की तरह ऐसे 
आश्चयंजनक चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित कर सकता था ।' इस प्रकार इस 
कहाती का सम्बन्ध भी मूल कहानी से नहीं है, पर मूल कहानी भी भारतवषं 


(- अशोक के फूल: पृ० १०१। २- वही: पृ० ६५। 
३- वही: पृ० ६५। ४- वही: पृ० ६५। 
५० वही; पृ० €८॥ ६- विचार प्रवाह: पृ० ३॥। 


समीक्षक हिवेदी 8१ 


के और बाहर के सहृदयों और कवियों को ज्ताब्दियों से प्रभावित करती 
रही है । 


यद्यपि महाभारत एक हाथ की रचना नहीं फिर भी उसमें सम्पूर्ण युग 
का व्यक्तित्व बहुत स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त हुआ है। महाभारत वीरपात्रों एवं 
उज्जवल चरित्रों का विशाल वन है । इस सम्बन्ध में द्वित्रेती जी का कहना है 
कि संसार साहित्य में शायद ही कोई ऐसा दूसरा ग्रन्थ हो जो महाभारत की 
तुलना में रखा जा सके | वह अपने यूग के शक्तिशाली व्यक्तित्व को प्रकाशित 
करता है और आगे आने वाले काल को प्रेरणा देता है ।' 


रामायण के सम्बन्ध में द्विवेदी का यह कहना है कि ऋषि कवि के 
हृदय का पुञज्जीभूत शोक ही रामायण काव्य है। करुणा का ऐसा विशाल और 
महान्‌ मोहक और ऐसा प्रभावशाली काल दूसरा नहीं लिखा गया।'* भारतीय 
साहित्य के आधे से अधिक हिस्से को इसी पवित्र महाकाध्य ने प्रेरित किया 
है। भारत के ही नहीं विदेशी विद्वान ने भी रामायण के पात्रों के अद्भुत 
चित्रण की मृक्तकन्ठ से प्रशंसा की है। श्लिगल ने शायद ठीक ही कहा था कि 
रामायण के जीवन पात्रों की तुलना में यूरोप के क्लासिकल साहित्य के पात्र 
फीके पड़ जाते हैं ओर जब कभी बाल्मीकि प्रकृति की ओर दृष्टि डालते हैं, 
बल्कि उनके हृदय के सहज उल्लास से प्रकृति भावरस में स्थान करके नवीन 
हो उठती है। 


इन दोनों ने अपने परवर्ती साहित्य को बहुत प्रभावित किया है इस 
सम्बन्ध में द्विविदीजी के ये विचार दृधष्टव्य हैं। परवर्ती भारतीय साहित्य को 
इन दो ग्रन्थों ने कितना प्रभावित किया है, इसका अन्दाजा इसी से लगाया 
जा सकता है कि यदि समूचे भारतीय साहित्य का विश्लेषण किया जाय तो 
अधिकांश शायद €० प्रतिशत रचनायें इन्हीं दोनों ग्रन्थों के आधार पर हुई हैं 
और आज भी हो रही हैं ।' 


महाभारत और रामायण के बाद भी संस्कृत में अनेक ग्रन्थ लिखे गये 
जैसे स्मृतिपुराण, वात्स्यायत का कामझास्त्र, कालिदास श्रीहृं की रचनाओं में 


१- विचार प्रवाह: पू० ५। २- वही: पृ० ६। 
३- वही पृ० ६। ४- वही: (उद्धृत) पूृ० ६4। 
५० वही: पृ० १०। 


९२ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


यद्धपि कषपनी व्यक्तिगत विद्येपतायें हैं भारवि और माघ की रचनाओं में बहुत 
उत्तम ढंग से विकसित जीवान्त मानव आदश पाठक को मुग्ध करते हैं पर 
महाभारत की जड़ जिस गहराई में गई हैं उसमें परवर्ती काव्यों की जड़ें नहीं 
जा सकतीं । किस्तू फिर भी उनमें प्राण हैं ।' 


का 


| 


इसके एवं वैदिक साहित्य का निर्माण हुआ । वेदिक साहित्य यज्ञ करने 
वालों के उदं श्य से लिखा गया। रामायण और महासारत जनता को चरितार्थ 
करने वाले महान आदर्श को केन्द्र बिन्दु बनाकर लिखा गया जबकि परवर्तीकाल 
के काव्यों का केन्द्रविन्दु शहरी जीवन हो गया। परवर्तीकाव्य का श्रोता वह 
सहृदय है जिसे छन्द और अलंकारों का अच्छा ज्ञान हो, वात्स्यायन की बताई 
विधियों का पूरा ज्ञान हो, नागरिक जनोचित जीवन का ठीक २ रूप मालूम 
हो साथ ही वहु रुचिवाला व्यक्ति हो। इस रुचि का सर्वोत्तम प्रकाश कालिदास 
की रचनायें हैं । इनका काव्य महान्‌ आदशों से अनुप्राणित है । नागरिक जीवन 
के विलास से इस मनोहर काव्य को खुराक मिली है। यह नागर सभ्यता की 
सर्वोत्तम उपज है। परवर्ती काव्य में जीवनधारा उतनी प्रबल न रह सकी । 
इस समय के आचार्यो ने काव्य-कोशल का, उक्तिवैचित्रय का और रसपरिपाक 
का बहुत सूक्ष्म विवेचन किया पर कवि के व्यक्तित्व, अनुभूति जाग्रत करने वाले 
कत्पना शक्ति के उप्त हृप का कम विवेचत किया | इस समय के शास्त्रों 
को पढ़ने से कवि कौशल का अच्छा ज्ञान हो जाता है पर कवियों के भिन्न कोटि 
के व्यक्तित को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि 
काव्य के तत्वों को समझने का एक सामात्य प्रतिमान तो तैयार कर दिया पर 
कवि की विशेषताओं को समझने की मामिक दृष्टि की उतनी विवेचना नहीं 
की, और परखव॑र्तीकाल के महाकाव्य अधिकाधिक रूढ़ि समर्थक और उक्ति 
वेचित्र॒य को प्रश्नय देनेवाली मनोवृत्ति के शिकार होते गये ।* कवि समयों 
रूढ़, उपमानों, आरोपित कहिपत मूल्यों के विश्लेषण से स्पष्ट हो जात! हैं कि जे 
परवर्ती काव्य सामान्य जीवन की अपेक्षा रूढ़ परम्पराओं और घिस्ते घिस्ताये 
कलात्मक ,आदक्षों से अधिक प्रेरणा ले रहे थे /* इस समय के काव्यों में छ्न्दों 
को ऐसी परिमाजित योजना, ध्वतियों का ऐसा सामग्जस्य, पूर्ण संस्थापन, 
मानवीय मनोभावों का ऐसा स्पष्ट और ठोस चित्रण साथ ही मानवीय आदसशों 


१- विचार प्रवाह: पृ० १३। २- वही: पृ० ११। 
३- वही: पृ० १२। ४- वही: पृ० १२। 


समीक्षक द्विवेदी ९३ 
का ऐसा सम्मिश्रण संसार के साहित्य में दुर्लभ 


भारवि ओर माघ की रचनाओं में जो मादव आदर्श मिलते हैं वह 
वास्तव में पाठक को मुग्ब कर देते हैं।भारदि की रचनाओं में वाम्पाटव के 
साथ ही साथ समुद्ध राज व्यवस्था के लिए बत्वच्त आवश्यक कटबुद्धि का 
कोशल अभिव्यक्त हुआ है।' इन काब्यों में मनुष्यों की महान आदर्शों की 
उपेक्षा नहीं हुई परच्तु मनुष्य की पृरुषोचित सहज आदिम वृत्तियाँ स्वस्थ रूप 
में प्रकट हुई है और स्थान स्थान पर उनका स्वर बहुत प्रबल हो गया है।' 
वैसे तो लोक भाषा के काव्य बराबर ही संस्कृत के महाकवियों को प्रेरणा भी देते 
रहे होंगे पर ग्यारहवीं वाहरवीं शताब्दी में लौकिक संस्कृत के महाकाव्यों का वाता- 
बरण साधारण जीवन से दूर हट गया था। प्राणशक्ति की उद्देल धाराअब लौकिक 
जीवन में ही रह गयी थी। इसी ने आगे चलकर तुलसीदास के काव्य के रूप 
में अपने को प्रकट किया, जिस प्रकार किसी समय नवीन प्राणघारा ने विकसित 
होकर कालिदास के कावब्यों में आत्मप्रकाश किया था ।* 


प्राचीन हिन्दी-साहित्य सम्बन्धी ह्विजेदी जी के समीक्षात्मक 
विचार 


हिन्दी-साहित्य के प्राचीन काल पर द्विवेदी जी के अभिमत अधिकतर 
भाषा सम्बन्धी ही हैं। उन्होंने अपभ्रश भाषा का अधिक गहन संयोग प्राचोन 
हिन्दी के साथ प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। भाषा विवेचन के अतिरिक्त 
द्विवेदी जी ने काव्य रूपों पर भी दृष्टिपात किया है और रासक काव्य, चरित 
काव्य तथा निजधारी कथाकाव्य की परम्पराओं का उल्लेख किया है। 
इसके अतिरिक्त जैत साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ सम्प्रदाय के साहित्य की 
प्रासंगिक विवेचता की है। इन समस्त विवेचनाओं का निष्कर्ष यह है कि हिन्दी 
साहित्य के पवेकाल को हमें बीर॒गाथा तक सीमित नहीं कर लेना चाहिए बल्कि 
जैनों के चरितकाव्य और अपभ्रश मिश्चित रासक काव्यों को भी हिन्दी 
साहित्य की पू्वे पीठिका के रूप में स्वीकार करना चाहिए । 


परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण द्विवेदी जी की वह उद्भावना है 


जो प्राचीन काव्यरुढ़ियों और कथानक-ढुढ़ियों से सम्बन्धित है इन रूढ़ियों के 


१- विचार प्रवाह: १० १२॥ २- वही: १० १३। 
३- वहीः पृ० १३ | ४- वही: पृ० १३। 


8४ हजारौ प्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 
आधार पर प्राचीन काव्य का अध्ययन करने से उसकी परम्परा का ज्ञान अधिक 
स्पष्ट छूप से हो सकता है। यदि हम यह देख सके पृथ्वीराजरासों में ऐसी 
कथानक-रूड़ियां मिलती हैं जो पूव॑वर्ती अपभ्रश और संस्कृत की काव्यरचनाओों 
में भी प्राप्त होती हैं और साथ ही यदि हम यह भी दिखा सकें कि सूफी 
प्रेमगाधाओं में रूढ़ियाँ क्रशः घटती गयी हैं और वुलप्ती के रामचरित मानस 
में आकर वे प्रायः: समाप्त हो गयी हैं तो इस अध्ययव के आधार पर हम 
पृथ्वीराजरासों के मूलस्वरूप और उसकी प्रामाणिकता के विषय में थोड़े बहुत 
विश्वास के साथ कुछ निष्कर्ष तिकाल सकेंगे। स्वयं द्विवेदी जी ने कथानक 
हढ़ियों के निर्देश की पद्धति को अपनाकर पृथ्वीराजरासों के निर्माण काल के 
सम्बन्ध में तथा उप्तके आदि रूप के विषय में कुछ अनुमानित निष्कर्ष निकाले 
हैं जिन पर अधिक्राधिक विचार करने की आवश्यकता है । जहाँ तक द्विवेदी जी 
की समीक्षात्मक विचारणा का प्रश्न है उनकी यह विचारणा भाषा और साहित्य 
के ऐतिहासिक पक्षों पर आधारित है । यहाँ द्विवेदी जी एक ऐतिहासिक समीक्षक 
और शोबकर्ता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं । 


राप्तों काव्य के अतिरिक्त द्विवेदी जी ने कवि-विद्यापति के काव्य का भी 
अंग्रत: स्पष्टीकरण किया है। विद्यापति शव थेया वेष्णव, भक्त थे या शुंगारी 
इन प्रश्नों को उठाकर द्विवेदी जी ने युगीत संस्कृति की भ्रुमिका पर उनके काव्य 
स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्त किया है। उतका यह विवेचन भी ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि के निदर्शन पर आश्रित है । 


कबीर के सम्बन्ध में तो द्विवेदी जी ने एक स्वतन्त्र पुस्तक ही लिखी है। 
जिसमें कबीर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए 
विशेषत: लोकजीवन की भूमिका पर उन्होंने कबीर का महत्व प्रतिपादन किया है। 
द्विवेदी जी की समीक्षा दृष्टि क्रिस प्रकार इतिहास, संस्कृति और साहित्य को 
सामाजिक विकास॑ की अविछिब्नधारा के रूप में ग्रहण करती है इसका प्रमाण 
उनकी पुस्तक से मिलता है। विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से कबीर के काव्य के 
सम्बन्ध में शंकाय प्रकट की जा सकती हैं परन्तु जहाँ तक कवि के व्यक्तित्व और 
उसकी प्रगतिशील दृष्टि का 'सम्बन्ध है द्विवेदी जी ने उसे अच्छी तरह पकड़ा है। 
और उस आधार पर कबीर के काव्य के ऐतिहासिक महत्व को प्रकाश में ला रखा 
है। काव्य और सांहित्य को द्विवेदी जी मानव व्यक्तित्व के उन्नयन का साधन 
मानते हैं। इसीलिये उनकी साहित्यिक दृष्टि, कलामूलक दृष्टि नहीं बन सकी है । 
कलामूलक ही क्या साहित्यिक क्षेत्र में जिसको रस और अलंकार का क्षेत्र कहते 


समीक्षक द्विवेदी ६ 


हैं उसकी ओर भी द्विवेदी जी की विशेष प्रवृत्ति नहीं है। इस नयी समीक्षा दृष्टि 
का विकार उनके कवीर शीरष॑क समीक्षात्मक ग्रंथ में पाया जाता है । 


सूरदास के काव्य के सम्बन्ध में भी द्विवेदी जी की एक पुस्तक उपलब्ध 
है । यह द्विवेदी जी की एक आरम्भिक समीक्षा पुस्तक होने के कारण उतनी 
विवेचनात्मक नहीं है जितनी भावात्मक है । आचाय॑े शुक्ल के भ्रमरगीतसार की 
भूमिका में हम जिस प्रकार का बौद्धिक और शास्त्रीय विवेचन पाते हैं उससे 
भिन्न ढ्विवेदी जी की पुस्तक में सूरदास के काव्य सौन्दर्य की सहज झांकियाँ देख 
सकते हैं । काव्य के सौन्दर्य को परखने के लिये द्विवेदी जी ने इस पुस्तक में 
प्रभावाभिव्यंजक शैली को अपनाया है वे एक सहृदय बनकर सूरकाव्य को देखते 
हैं और जिस प्रकार प्रभावित होते जाते हैं उस्ते भावात्मक शैली से प्रकट करते 
जाते हैं। समीक्षा की यह दृष्टि साहित्य में बड़ी उपयोगी होती है । यदि 
समीक्षक सहृदय है, और अध्यययनशील या अधीर है तो उसकी प्रतित्रियायें 
साहित्य सौन्दये के नए द्वारों का उद्घाटव कर सकती हैं। सूरदास पर लिखी 
गई ट्विवेदी जी की समीक्षा पुस्तक इसी विषयी प्रधान या 5घा0]०८४४८ शैली 
में प्रस्तुत हुई है । 


आधुनिक साहित्य सम्बन्धी समीक्षायें 


आधुनिक साहित्य सम्बन्धी द्विगेदी जी की विभिन्न समीक्षायें कई भागों 
में बांद कर देखी जा सकती हैं। उनके आधुनिक सम्बन्धी समग्र विचार उनके 
हिन्दी साहित्य नामक इतिहास ग्रन्थ में आ गए हैं जिसकी चर्चा हम अन्यत्र कर 
चुके हैं। इस विषय की उनकी अन्य पुस्तक विचार और वितक, विचार प्रवाह, 
कल्पलता, हमारी साहित्यिक समस्‍यायें, आदि पुस्तकें हैं जो अधिकांश निबन्ध- 
संग्रह कही जा सकती हैं। ये निबन्ध भिन्न भिन्न समयों पर लिखे गए हैं। इन 
निबन्धों को पढ़ने पर ज्ञात होता है कि इनमें से कुछ साहित्य के सिद्धान्तों 
संबन्धी जिन पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं उनके कुछ अन्य मिबन्ध सामयिक 
साहित्यादर्श को लेकर लिखे गए हैं। और एक प्रकार के वे भी गैचारिक आधार 
रखते हैं कुछ तिबन्ध भाषा सम्बस्धी भी हैं। आधुनिक साहित्य की वास्तविक 
समीक्षा को लेकर थोड़े ही निबन्ध मिल पाते हैं इनमें से साहित्य का नया रास्ता 
नया साहित्यिक दृष्टिकोण, (हमारी साहित्यिक समस्‍यायें) साहित्य का नया 
कदम, महिलाओं की लिखीं कहानियाँ ( कल्पलता ) साहित्य की नयी मान्यतायें 
(विचार प्रवाह) द्विविदी जी की 'देत” प्रसाद की कास्रायनी, ग्रेमचन्द का महत्व 


६६ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 
आदि मुख्य हैं। च्‌ कि द्विवेदीजी का ध्यात साहित्यिक कृतियों की अपेक्षा या तो 
साहित्य के विचार पक्ष की ओर या उसकी ऐतिहासिक झूपरेखा की ओर अधिक 
रहा है इसलिए उनकी ये समीक्षात्मक निबन्ध प्रकीयक ही कहे जायेंगे । विचार 
और वितर्क पुस्तक में जो सन्‌ १६४४ में प्रकाशित हुई थी हिवेदीजी के आधुनिक 
साहित्य सम्बन्बी तीन चार निबन्ध मिलते हैं। इनमें से एक निबन्ध प्र भचन्द के 
महत्व पर है। इस निबन्ध के आरम्भ में द्विवेदीजी ने नये साहित्य के कुछ प्रति- 
मान रखे हैं जिनमें से पहुला विचारों और वक्तव्य वस्तु की ताजगी, दूसरी 
आवश्यक बात जिसकी ओर द्विवेदीजी ने संकेत किया है जातीय गुण और दोषों 
को ईमानदारी के साथ अभिव्यक्त करना । जो कुछ लिखा जा चुका है, जो 
सामान्य दृष्टिकोण है, उससे कूछ नवीन दिया गया है या नहीं और वह नवीन 
इमानदारी का ज्ञापक है या नहीं, द्विविदीजी की दो कसौटियाँ हैं। तीसरी 
आवश्यक बात द्विवेदीजी साहित्य को लेखक के व्यक्तित्व का परिचायक मानते हैं । 
यह जानकारी केवल मनृष्यता के नाते ही नहीं, लेखक ने जो कुछ लिखा है 
आत्मानुभव से लिखा है या नहीं, इस अभिज्ञता के लिए भी आवश्यक है। इन 
कसौटियों की स्थापना करने के पश्चात्‌ ह्विवेदीनी ने प्रेमचन्द जी के साहित्य को 
अवमाबत और निष्पेक्षित कृषकों की आवाज बताया है। मेड़ों पर गाते हुए 
किसान की, अन्त:पुर में मात किए प्रियतमा को, कोठे पर बैठी हुई वारवनिता 
को रोटियों के लिए ललकते हुए भिखमंगों को, कट परामर्श में लीन गोयन्दों को, 
ईष्यापरायण प्रोफेसरों को, दुबंल हृदय बैंकरों को, साहस परायण चमारिन को 
ढोंगी पण्डित को फरेबी पटवारी को तीचाशय अमीर को, अपने वास्तविक अनु- 
भव के आवार पर चित्रित किया है। यह प्रेमचन्द्र जी के विशाल अनुभव का 
द्योतक है । | 


यह विशाल चित्रण करते हुए भी प्रमचन्द जी की निजी सहानुभूति 
अशिक्षित और निर्ध॑न के प्रति है। यह तथ्य भी प्रेमचर्द जी को आधुनिक सामा- 
जिक जीवन के अध्ययन से प्राप्त हुआ था। यही प्रेमचन्द जी का आदर्श है। 
उनको इतना अवकाश नहीं कि वे भूत की चिन्ता करें। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद 
जी के साहित्य में प्रेम और विश्वास के आदर्श भी गहराई से अंकित किए गए 
हैं। द्विवेदी नी यह भी कहते हैं प्रे मचनद जी से किसी नयी उद्भावना या नवीन 
जीवनदर्शन की आशा वहीं की जा सकती । वे अपने समय की समस्याओं में पूरी 
तरह तल्लीन हैं कि उन्हें किसी नये तथ्य की खोज की फ्रसत नहीं । प्रेमचन्द जी 
में सामयिक राजनीति का अमिट प्रभाव है । आदर्श के रूप में, उन्होंने पहले 
गाँवीवाद और बाद को सम्माजवाद के सिद्धास्तों से राष्ट्र की बुनियादी समस्याओं 


समीक्षक द्विवेदी है 
का समाधान किया | 


प्रेमचन्द जी के पात्र वर्गों और श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 
इसका यह आशय नहीं कि आजकल के 29358 ८075८058 लेखकों की भांति 
प्रेमचन्द जी वर्गवादी लेखक हैं। बल्कि प्रेमचन्द के ध्याव में विभिन्न वादों की 
भच्छाइयाँ और बूराइयां दोनों ही प्रतिविबित हुई हैं। अपने अन्तिम समय में 
प्र मचन्द जी ने इस तटस्थ दृष्टि को छोड़कर वर्गसंघर्ष के आथिक पक्ष को 
प्रधानता दी है यह द्विविेदीजी का मत है। अन्त में द्विवेदीजी कहते हैं कि भले ही 
प्र मचन्द ने वर्गसंघर्ष के आथिक पक्ष को झपने अन्तिम समय की रचनाओं में 
प्रमुखता दी हो, परन्तु वे जीवन की सफलता, संघर्ष में न मानकर त्याग में 
मानते हैं, सेवा और त्याग प्रेमचंद के साहित्य से केंद्रीय तत्व हैं। द्विवेदीजी के 
निबन्ध के अन्तिम अंशों में यह बताया गया है कि प्रेमचन्द के उपन्यासों में आधु- 
निक भारतीय समाज का पूरा रेखाचित्र मिलता है। यही नहीं हमारी समस्त 
जाति का इस यूग का इतिहास प्राप्त होता है। ईसके साथ ही द्विवेदीजी ने सरल 
और जोरदार हिन्दी लेखक के रूप में प्र मचन्द को तुलसीदास भारतेन्दू हरिश्चंद्र 
की श्रेणी में रखा है । 


प्रसाद! जी की 'कामरायनी' निबन्ध में द्वविदीजी ले कामायनी का 
संक्षिप्त कथानक देकर बीच बीच में छोटी छोटी टिप्पणियां दी हैं। इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने प्रसाद जी के विशाल अध्ययन की चर्चा की है। निबन्ध के अस्त में वे 
यह निष्कर्ष देते हैं कि प्रसाद जी का कवि कामायनी में कवि जीवन को दूर से 
देखता है । यहीं उन्होंने दो प्रकार के दजियों की कल्पना की हैं। जिनमें से एक 
शरीर के ऊबड़ खाबड़ अवयवों की, नजदीक जाकर धय॑पूर्वक परीक्षा करता है 
और प्रत्येक अंग में बैठने लायक सुन्दर कर्ता तेयार कर देता है, और एक 
दूसरा दर्जी कम परिश्रम और ज्यादा कल्पना करके एक लम्बा चोड़ा झूल तैयार 
कर देता है, जो प्रत्येक आदमी को ढंक सकता हैं । उनके मत में कामायनी का 
कवि दूसरी श्रणी का है इसके साथ ही ह्विवेदीजी यहु भी कहते हैं कि कल्पना 
की प्रमुखता होते हुए भी कामायनी का कवि कल्पना के इच्धजाल में पाठकों को 
बतलाता या फंसाता नहीं है। उनका मत हैं कि कामायनी की दुनिया ?70- 
80[0/67 की दुनिया है जिसमें सभी समस्याओं के तह तक पहुँचने की कोशिश 
तो है पर इसी कोशिश के कारण समस्याओं की अपील जोरदार न हो सकी । 


तृतीय निबन्ध ट्विविदी जी की देन शैली शीषेक निबन्ध में आचार्य 
महावीर प्रसाद द्विवेदी की शैली निर्माण की विशेषता पर प्रकाश डाला गया हैं । 


श्प हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


ट्िवेंदी जी के मत में आचाय॑ महावीर प्रसाद एक अवतारी पृरुष थे। जिन्होंने 
तया कुछ भी नहीं लिखा परन्तु समस्त लेखकों को प्रकाशन भंगिमा को शली को 
एकदम नयाहूप दे दिया है। द्विवेदी जी का निष्कर्ष यह है कि आचारये महा- 
बीर प्रसाद द्विवेदी में आज के यूग की छीवा झपठी का भाव न था। वे दूसरों 
की वस्तु को नया चोला देकर अपनाते नहीं थे । वे ज्ञान को प्रचार की पूजा 
बुद्धि से देखते थे जैसे कोई किसी मन्दिर की सफाई में लगा हो वैसे ही द्विवेदी 
जी साहित्य मन्दिर के परिष्कारक थे। वे कूड़ाककंट या गलीज को साहित्य 
के मंदिर में देखना नहीं चाहते थे । 


द्विवेदी जी ने प्राचीच और नवीन का प्रोढ़ सामञ्जस्थ दिखाया है । 
वे एक और अतीत की ज्ञानराशि को सरल निबन्धों में लिखकर प्रसारित करते 
हैं ओर दूधरी ओर नये युग के नये प्राणों के स्पन्दत को उसे परिपुरित कर 
देते हैं। दिवेदी जी का अभिम्रत है आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी क्‍या 
के बल पर खड़ वहीं हैं केसे के बल पर खड़ हैं। अर्थात्‌ उनका मुख्य उद्देश्य 
एक स्वच्छ शैली का विन्यास करना रहा है । 


दूसरी निबन्ध पुस्तक कल्पलता में द्विवेदी जी ने आधुनिक साहित्य पर 
साहित्य का नया कदम और महिलाओं की लिखी कहानियाँ शीर्षक दो निबन्ध 
लिखे हैं। साहित्य का नया कदम' में द्विवेदी जी ने एक नाटकीय संवादात्मक 
सांचा अपनाया है। जो लोग प्राचीन साहित्य को आधुनिक उपयोग का नहीं 
मानते या जो नये साहित्य को छिछला और बेकार समझते हैं दोनों के बीच 
की खाई को किस प्रकार पाटा जाय इस पर विचार किया गया है। द्विवेदी 
जी का मुख्य वक्तव्य यह है कि प्राचीच कलाकारों में भी ऐसी काव्य रचनायें 
और मामिक उक्तियाँ और दृष्टिकोण मिलते हैं जो आज के नये से नये लेखक 
के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है। और इसी प्रकार नये साहित्य में जीवन संबंधी 
ऐसे चित्र मिलते हैं जो एक दम नये नहीं हैं पुराने चित्रों का रूपान्तर मात्र हैं । 
इस प्रकार द्विवेदी जीने साहित्य के एक अविच्छिन्न परम्परा की स्थापना की 
है । जो नए समीक्षक या लेखक नये नये वादों की बात करते हैं, सामच्तीय 
सम्यता, पूजीवादी सम्यता, श्रमजीवी सभ्यता आदि के नारे लगाते हैं और 
साहित्य का सम्बन्ध इन विभिन्न सभ्यताओं से जोड़ते हैं, उनकी यह दृष्ठि 
एकांगी है। वास्तव में मनुष्य और मानव जीवन की मूल भूमिकायें बहुत कुछ 
समरस रही हैं और कवियों का कार्य ऐसे माया लोक की सृष्टि करना है जिससे 
युगों की संकीर्णता और युगीन परिधियां टूट जांय और अनन्तकाल तक साहित्य: 
सहृदयों को आह्वाद देता रहेगा। 


समीक्षक द्विवेदी ६६ 
महिलाओं की लिखी कहानियाँ निद्स्त्र मेंद्विवेदीजी ने कदाचित 
एक 'रेडियो टाक के अन्तर्गत कुछ स्फूट कहानी लेखिकाओं का उल्लेख किया 
। यद्यपि द्विवेदीजी के सभी विदन्धों में समीक्षा यौर विश्लेषण के तत्व मिल 
जाते हैं परत्तु इस निबन्ध में सुभद्राकुमारी चौहान, कमलादेवी, होमवतीदेवी 
आदि की कहानियों का स्फूट विवेचत किया गया है । टित्रेदी जी का अभिमत 
है कि नारी कहानीकार कतिपय जीवन प्रश्नों पर जिस स्वाभाविकता के साथ 
विचार कर सकती हैं उस्त स्वाभाविक्रता से प्रुष 'लेखक नहीं कर सकते । इन 
कहानी लेखिकाओं का लक्ष्य द्विवेदीजी के मत में रूढ़ि समपित, आदर्श स्त्री 
ओर व्यक्ति, स्वाधीनता से प्रभावित आधुनिक स्त्री का इन्द्र दिखाया है। 
ढ्विवेदीजी का कथन है कि आधुनिक कहानी लेखिकायें स्वाधीवता की माँग 
तो करती हैं परन्तु उत्त स्वाधीनता में लापरवाही या उच्छह्लुलता नहीं है वे 
वर्तमान की परिस्थितियों के साथ समाज का सामञ्जस्य चाहती हैं। 


“हमारी साहित्यिक समस्‍यायें द्विवेदी जी की तीसरी निबन्ध पुस्तक 
है। जिसमें साहित्य का नया रास्ता शीर्षक विबन्ध आधुनिक साहित्य से 
सम्बन्धित है । साहित्य का तया रास्ता निबन्ध साहित्य का नया कदम निबन्ध 
से, जो ऊपर विवेचित हो चुका है बहुत कुछ मिलता जुलता है। इस निबन्ध में 
द्विवेदीजी ने आधुनिक तरुण लेखकों को नसीहत दी है कि वे किसी वाद विशेष 
के घेरे में त घिर जाँय बल्कि अनेकमत मतान्तरों से परिचित होकर जीवन 
के वास्तविक अनुभव से लाभान्वित हों उनका विचार है कि ज्ञान सौंदर्य और 
कल्याण के अस्थायी और परिवर्ततशील रूप के साथ उनके स्थायी और शाश्वत 
रूप को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार इस निबन्ध में साहित्य के 
स्थायित्व और उप्तकी परिवर्तेनशीलता की मध्यवर्ती भूमियों पर प्रकाश डाला 
गया है | 


नया साहित्यिक दृष्टिकोण निबन्ध में द्विवेदी जी ने साहित्य की बढ़ती 
हुई वेयक्तिकता पर दृष्टिपात किया है। वेयक्तिकता की ये घारा छायावादी 
काव्य में दिखाई देती है और दूसरी धारा उस्त नये काव्य में परिलक्षित होती 
है जो अनासक्त भाव से जगत को देखना चाहता है। परन्तु इन दोनों दृष्टियों 
को व्यक्तिवादी मानकर और उन्हें यूरोपियन संसर्ग का परिणाम बताया है। 


साहित्य की नयी मात्यतायें, विचार प्रवाह में संकलित साहित्य 
की नयी मास्यतायें शीषर्क निबन्ध वैचारिक समीक्षा के क्षेत्र में जाता है। 
परन्तु नये साहित्य से सम्बन्धित होने के कारण इनकी चर्चा यहाँ भी की जाती 


१०० हजारो प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


है। इस निबन्ध में द्विवेदी जी ने प्राचीत साहित्य प्रम्पराओं से निकल कर 
भाने वाले नये साहित्यक दृष्टिकोण का विवरण दिया है जिस प्रकार यूरोप में 
शेक्सपियर के आने पर साहित्य के पुराने आदर्श बदल रहे थे उसी प्रकार 
भारतवर्ष में भी परिवर्तन हो रहे है पुराने नाटकों में चारित्रय हन्द्र का दिखाया 
जाना उचित नहीं माना जाता | अतएव पुराने समीक्षक उस द्व्द् में या तो अंग 
अंगी सम्बन्ध बता देते थे या फिर ऐसे ढूंद्वात्मक चिंत्रणों को अनपेक्षित बताते 
थे परन्तु मानवीय वास्तविकता जब इस बाते को स्वीकार करने लगी कि मनृष्य 
के मानस में ऐसे ढंढ होते हैं और हो सकते हैं तब टे जेडी की नयी कल्पना 
पश्चिम में बनी । जिसमें दुंद्वात्मक चित्रण को उपादेय ही नहीं वाटक के लिए 
उत्कर्ष बड्ंक भी बताया गया है। उसी प्रकार हमारे देश में भी नये अनुभवों 
से समाज में नवीन विकासों से तयी साहित्यक दुध्टियों एवं आदर्शों का उन्मेष 


हो रहा है । 


इस तिबतन्ध के अन्त में द्विवेदी जी ने यह निर्देश किया है कि साहित्य 
चकि मानव के लिए है, साहित्य ही की समस्त सृध्टि मानव सापेक्ष्य है, इसलिए 
मानवीय परिस्थितियों के विकास के साथ साहित्यक मान्यताओं में भी विकास 
होना अवश्यंभावी है। मानव केख्ध की इस आदर्श को द्विवेदी जी दो रूप में 
देखते हैं। एक व्यक्ति केन्द्रित मानवादर्श दूसरा समूह केन्द्रित मानवादर्श यद्यपि 
हिवेदी जी दोनों को आदर्श मानते हैं परन्तु अन्तत: वे ये कहते हैं विकासवान 
सामूहिक मानवादंर्श वेयक्तिक मानवादर्श से उच्चतर है। इस प्रकार द्विवेदी 
जी दोनों को आदर्श मानते हैं परन्तु अन्ततः वे ये कहते हैं कि विकासवान 
सामूहिक मातवादर्श वैयक्तिक मानवादर्श से उच्चतर है। इस प्रकार द्विवेदी जी 
साहित्य की प्रगतिशील विचारणा के पक्षपाती सिद्ध होते हैं और उन्होंने साहित्य 
की नयी मान्यताओं में प्रगतिशील मान्यता को शीर्षस्थान दिया है । 


९ 
ग़ोघकर्तता ढिवेदी 


शोध का स्वरूप 


हिन्दी का शोध अभी अल्पवयस्क है इसकी परम्परा अब तक निर्मित 
नहीं हुई और न इसमें प्रौढ़ता आई है। सच पूछा जाय तो अभी शोध शब्द का 
अर्थ भी स्पष्ट नहीं हुआ। उसका स्वरूप उसकी व्याप्त और उसके लक्ष्य भी 
बहुत कुछ अतिरिक्त बने हुए हैं। विश्वविद्यालयों तक में शोध शब्द का यह कर्थ 
लिया जाता हैं कि ज्ञान का विस्तार किया जाय अथवा उपलब्ध ज्ञान की नई 
व्याख्या की जाय तथा शोध काय॑ की शैली सुव्यवस्थित हो । परन्तु इतने से शोध 
सम्बन्धी धारणा स्पष्ट नहीं होती । अज्ञात कवि की कोई कृति प्रकाश में आ गई 
और उस पर कुछ विवरण विवेचन कर दिया गया तो उसे भी शोध समझ लिया 
जाता हैं। कभी किसी प्राचीन विवेचत को नवीन आकार प्रकार दे देने पर ही 
शोध की पति मान ली जाती है। अनेक बार किसी युग की काव्य प्रवृत्तियों का 
संग्रह या आकलन कर देना भी शोध कहलाने लगता है। कवि विशेष या लेखक 
विशेष की कृतियों का संकलित विवेचन भी शोध में परिगणित होता है। आचार्य 
नन्‍्ददुलारे वाजपेयी जी का यह मत है 'शोध में केवल आकलन और विवेचन 
ही नहीं, नई दृष्टि और नये ज्ञान का योग भी आवश्यक है! कभी कभी नई दृष्टि 
और नये ज्ञान के रहते हुए भी कोई काये शोध नहीं बन पाता । उसे पुस्तक का 
सामान्य स्वरूप ही मिलता है। उनके शब्दों में शोध कार्य अधिक नियम और 
प्रणालीबद्ध होता है। शोध में प्राचीव साक्ष्य और प्रमाण अधिक मात्रा में दिए 
जाते हैं। शोध में अधिक परमुखापेक्षिता रहती है। शोध का महत्व विषय को 
उपस्था पित करते हुए उसमें तवीन ज्ञान का प्रवेश ओर स्थापना करने में है। 


१०१ हजारी प्रसाद हिवेदी + व्यक्तित्व और छृतित्व 


शोध और समीक्षा का अन्तर 


शोध ओर समीक्षा दो पृथक शब्द हैं। दोनों के अर्थों में भिन्नता है । 
शोध में किसी अज्ञात तथ्य को प्रकाश में लाने और प्रतिष्ठित करने का आशय 
निहित रहता है । शोब में विखरे हुए तथ्यों का संयोजन और समाहार भी किया 
जाता है। शोध के लिए उत्त समस्त सामग्री का संग्रह और संग्रथन आवश्यक 
है जो उस वस्तु या विषय से सम्बन्धित है और उसके आधार पर वस्तुमूलक 
स्थापनायें की जाती है और निर्णय दिये जाते हैं। शोध में विषय से सम्बन्धित 
पुव॑वर्ती वक्तव्य भी दिए जाते हैं तथा उनके आधार पर नया अभिमत व्यक्त किया 
जाता हैं। शोष में तक सम्प्रत प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है, तभी किसी नये 
निष्कर्ष का उपन्यास किया का सकता है। फिर उस निष्कर्ष का मुक्त करने के 
लिए विरोधी अभिमतों का खण्डन और निराकरण कर नये निणंय की प्रतिष्ठा 
की जाती है। जब कि समीक्षा या आलोचना में किसी अज्ञात या अनुपलब्ध वस्तु 
की खोज की आवश्यकता नहीं होती । वह एक सुस्पष्ट और प्राय: सुप्रसिद्ध कृति 
के सम्बन्ध में दिया हुआ वैचारिक अभिमत होता है। समीक्षा में समीक्षक की 
अपनी दृष्टि और विचार भी प्रमुख रूप से आते हैं और उसमें समीक्षक की 
अपनी धारणाओं का प्राधान्य होता है । किसी कृति विशेष के सम्बन्ध में व्यक्त 
किए गए सुस्पष्ट और सुव्यवस्थित विचार ही समीक्षा है। उन विचारों के 
आधार पर कभी किसी सिद्धान्त का भी निद्पण और संस्थापत हो सकता है। 
तयी समीक्षा दृष्टि या शैली का विन्यास होता है। परत्तु उस प्रकार के विन्यास 
में लेखक की अपनी अभिरुचियां ओर संस्कार ही अधिक मात्रा में रहते हैं। 
इसीलिए समीक्षा अधिक व्यक्तिपरक वस्तु होती है, जब कि श्योध में व्यक्तिगत 
प्रतिक्रियाओं के लिए अधिक अवकाश नहीं रहता । 


शोध के आधार पर जिन तथ्यों भौर निर्णयों की स्थापना होती है वे 
जनसमाज और उसकी क्रमागत ज्ञान भूमिका के लिये नये होते हैं। उनसे किसी 
का पूर्व परिचय नहीं हुआ रहता । पर समीक्षा के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही 
जा सकती । समीक्षा जिस कृति या वस्तु की की जाती है उसे अध्येता समाज 
पहले से ही जानता रहता है। उसके सम्बन्ध में उसका अपना मत तो रहता 
ही है अन्य अनेक समीक्षकों के अभभिमत भी रह सकते हैं। अतएवं उस समीक्षा 
विशेष से उस अध्येता समुदाय को एक नयी दृष्टि का परिचय मिल सकता है, 
किसी तवीन ज्ञान का नहीं। समीक्षा या आलोचना सामाजिक जीवन की बौद्धिक 
ओर कलात्मक अभिरुचियों का नित्य नया विन्यास कही जा सकती है। परन्तु 
शोध से विस्तृत तथ्य और निष्कर्ष एक अभिनव विचारधारा का निर्माण करते 


शोधकर्त्ता हिवेदी १०६ 


हैं और नये ज्ञान की सृष्टि में सहायक होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं 
कि शोध का सम्बन्ध नये तथ्य और सत्य के उद्घाटन से है, जब कि यमीक्षा 
का सम्बन्ध प्रचलित धारणाओं और विचारों के उपव्‌ हण और विकास से है । 


शोध का लक्ष्य सत्योन्मुखी और आविष्कार मूलक है तथा वह अधिक 
इतिवृत्तात्मक वस्तु है, जबकि समीक्षा का लक्ष्य हमारी -सांस्कृतिक और कला- 
त्मक चेतना को व्यवस्था और विस्तार देने में हैंतथवा समसामयिक साहित्यिक 
दृष्टिकोण के सुतियोजन में है। अतएवं वह अधिक लोकाभिमुख, व्यावहारिक 
और विनिमेय वस्तु है। समीक्षा में व्यक्तिपरकता के लिये समीक्षक की वैयक्तिक 
प्रतिक्रियाओं के लिये अधिक स्थान हैं, जब कि शोध में गैयक्तिक शैलियों के 
निर्माण की गुन्जाइश नहीं होतीं । आलोचना या समीक्षा समाज के सार्वजनिक 
जीवन में अधिक सक्रिय अधिक लोकप्रिय और अधिक प्रेरणाप्रद होकर युगीन 
जीवन में क्रियाशील होती है, जब कि झोध प्राय: विशिष्ट जनों का ध्यान ही 
आक्ृष्ट करता है और पृस्तकालयों में ऐसी निधि के रूप में सुरक्षित रहता हैं, 
जिसका उपयोग विशिष्ट पंडित मण्डली ही करती है । सामास्य रूप से हम देखते 
हैं कि समीक्षा की पुस्तकें शोधग्रन्थों की अपेक्षा नहीं अधिक पढ़ी जाती है और 
अधिक द॑निक चर्चा का विषय बनती हैं । समीक्षा या आलोचना तात्कालिक 
प्रभाव में शोध की अपेक्षा कहीं अधिक सशक्त पदार्थ है परन्तु शोध का परिणाम 
अधिक मौलिक और स्थायी हुआ करता है। 


हिन्दी में शोधकार्य की परम्परा 


हिन्दी का अधुनिक शोधकार्य भाषा के क्षेत्र में डा० प्रियसंन द्वारा 
आरम्भ हुआ था । साहित्य के क्षेत्र में भी शिवर्सिह सेंगर के पश्चात्‌ उन्हीं का 
नाम परिगणित किया जा सकता है। उस आरम्भिक स्थित में साहित्यिक शोध 
कतिपय कवियों की सामान्य जीवनी और उतकी रचनाओं में तामोल्लेख के रूप 
में प्रादुभ त हुआ था । डा० ग्रियसंत के भाषा संबन्धी शोधकार्य अधिक श्रौढ़ हैं 
और हिन्दी के भाषा सम्बन्धी शोधविकास में उनका नाम सदेव स्मरणीय है। 
इस क्षेत्र के अधिकांश शोधकर्ता ग्रियसंत की स्थापनाओं को स्वीकार करते हैं 
और उन्हीं का उच्चयन एवं पल्‍लवन किया है। इस क्षेत्र में काम करने वाले 
लेखकों में डा० वीरेन्द्र वर्मा, डा० बाबूराम सकसेता, डा० उदयनारायण तिवारी 
तथा उन्हीं के समकक्ष कतिपय अन्य विद्वानों के नाम लिए जा सकते हैं । इसके 
भ्रतिरिक्त अपभ्रश भाषा को लेकर भी विस्तृत शोधकार्य-हुआ है । प्राकृत पेंगलम्‌ 


१०४ हजारी प्रसाद द्विवेदी: व्यक्तित्व और कृतित्व 


हेमचाद्र के व्याकरण, संदेशरासक भादि ग्रस्थों का आधार लेकर अपभूश 
सम्बन्धी शोधकार्य होता रहा है। महापंडित राहुल सांस्क्ृत्यायत ने भी इस 
भाषाकाल सम्बन्धी शोधकाय्य को आगे बढ़ाया है। 'बौद्धदृहा ओ गान के संबन्ध 
में डा० हरप्रसाद शास्त्री की स्थापनाओं का खण्डन भी राहुल जी ने अनेक अंशों 
में किया है । कुछ ही वर्ष पूर्व डा० हेमचस्द्र जोशी ने प्राचीन हेमचन्द्र के व्या- 
करण का अनुवाद करके भाषासम्बन्धी अध्ययन को एक भूमिका प्रदाव की है । 
पुरानी हिस्दी पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मोतीलाल मेनारिया और स्वयं 
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काये उल्लेखनीय है हिन्दी भाषा के व्यापक विकास 
को लेकर डा० श्यामसुन्दरदास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल आदि के शोध कार्य भी 
विशेष महत्व रखते हैं । इधर कुछ वर्षों में संभाषात्मक क्षोत्र में उल्लेखनीय 


कार्य हो रहा है । 


साहित्यिक झोध की दिशा में डा० ग्रियसंन के पश्चात्‌ काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा हिन्दी के प्राचीन ग्रन्थों का शोध एक महत्वपूर्ण उत्थान 
काशी तागरी प्रचारिणी सभा के भिन्न-भिन्न स्थानों में मिलने वाले ग्रन्थों की 
सूची एवं उसका रचनाकाल तथा उसमें मिलनेवाले विषयों का पता लगाने के 
लिये सर्वेक्षण कराया था | कई वर्षों तक यह कार्य संचालित होता रहा। मिश्र- 
बन्धुओं में से एक श्री श्यामबिहारी मिश्र ने समस्त संकलित सामग्री का उपयोग 
अपने “मिश्रबन्धु विनोद 'ग्रल्थ में किया। इस ग्रन्थ में केवल कवियों की सूचनायें 
नहीं उनके सम्बन्ध में और विशेषकर उनकी कविता को लेकर कुछ साहित्यिक 
विचार भी प्रकट किए गए हैं । इस ग्रन्थ में शोध का अंश कवियों के जीवनकाल 
और उनकी कृतियों की रचता तिथियों और उनकी संक्षिप्त जीवनियों के रूप में 
यत्र तत्र पाया जाता है । 


इस संग्रह्मत्मक कार्य के पश्चात्‌ नागरी प्रचारणी सभा ने प्राचीन ग्रन्थों 
के प्रकाशन की व्यवस्था और तत्कालीन विद्वानों के द्वारा उन ग्रस्थों का संपादन भी 
कराया । इन संपादित ग्रस्थों में पृथ्वी राजराधो, तुलसी ग्रंथावली, सूरसागर, बीसल- 
देव रासो आदि मुख्य हैं। भूमिका के रूप में इत ग्रन्थों में शोधात्मक विवरण दिये 
गये हैं । पृथ्वीराज रातों, जायसी ग्रंथावली आदि की धरूमिकायें विशेषकर शोधा- 
त्मक सामग्री से संयुक्त हैं। ये शोध मुख्यतः प्रामाणिकता मूलपाठ और उन ग्रंथों 
के पूर्वपरम्परा से सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिये जाग्सी ग्रन्थावली की भूमिका 
में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने सूफी धर्म, सूखी आख्याकों की प्रेमचर्या, सूफी प्रेम 
के स्वरूप, सूफी साधना के स्वरूप आदि पर ऐसे विचार दिए हैं जिसमें हिन्दी 
के क्षेत्र में शोध और प्रवृत्ति बढ़ी है। कुछ ही समय पश्चात्‌ हिन्दी के प्रमुख 


शोधकर्सा द्विवेदी १० 


कवियों की काव्य रचनाओं पर संपादित ग्रभ्थ और उनकी विवेचनात्मक भूमिका 
के रूप में “कबीर ग्रंथावली' केशव ग्रन्थावली आदि भी प्रकाशित हुई । तुलसी- 
दास जी की जीवनी और काव्य से सम्बन्धित डा ० श्यामसुन्दरदास और बड़ध्वाल 
का गोस्वामी तुलसीदास शीर्षक ग्रंथ इसी काल का निर्माण है। इस प्रकार हम 
देख सकते हैं कि हिन्दी के इस शोधात्मक कार्य विकास में अनेक पंडित और 
विचारक शोधकर्त्ता बड़ी तत्परता से संलग्न रहे हैं 


द्विगेदीजी के शोधकार्य के विभिन्न क्षेत्र 


शोध का लक्ष्य अज्ञात तथ्यों को प्रकाश में लाना होता है। प्राचीन 
इतिहास केवल सामाजिक या राजनीतिक ही नहीं होता वरन्‌ राष्ट्रीय जीवन के 
सभी प्राचीन पक्ष उसकी भूमिका पर आ जाते हैं। इस्हीं विभिन्न पक्षों में एक 
साहित्य का भी पक्ष है। इस साहित्यिक शोध के अन्त्गंत और कवियों और 
लेखकों की सामाजिक पृष्ठभूमि, उन उन युगों के वेचारिक और सॉँस्कृतिक 
आदर्श तथा साहित्यिक परम्परायें ली जाती हैं । स्वयं साहित्य के अच्तर्गत काव्य- 
रूपों का, छंदों का और भाषा आदि का अंग भी सम्मिलित हैं। अतएवं साहि- 
त्यिक शोध की सीमा में भी सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के अनेकानेक पक्षों 
का समावेश हो जाता है। हिन्दी के भाषा सम्बन्धी शोघ की एक स्वतन्त्र परंपरा 
भी है। जिसकी गणना साहित्यिक शोथ के बाहर भी चली जाती है । परन्तु जहाँ 
तक द्विवेदी जी का प्रश्न है उन्होंने भाषा सम्बन्धी शोध को भी साहित्य की 
सीमा में ही रखने का प्रयास किया है। कतिपय अन्य भाषा सम्बन्धी शोधकों से 
उनकी यह तुलना उल्लेखनीय हैं । 


द्विवेदीजी के शोध कार्य की अनेक दिशायें हैं। सांस्कृतिक शोध के 
अन्तर्गत देश के भक्ति संप्रदायों की रूपरेखा, दाशंनिक ग्रन्थ, निगु ण सगुण काव्य 
सम्बन्धी शोध, भारतीय धर्म के मध्यकालीन धामिक विकास के सम्बन्ध में जो 
स्थापनायें आ जाती हैं | मध्यकालीन धामिक विकाप्त क्रम पर शोधात्मक विचार, 
इसी सिलसिले में मध्यकालीन धर्मंसाधना पर पुस्तकें लिखी हैं, उनकी कबीर 
नामक पुस्तक का एक पक्ष इसी घामिक शोध से सम्बन्धित हैं। मध्यकालीन 
संस्कृति के कतिपय पक्ष उनकी हिन्दी साहित्य की भूमिका नाम की पृस्तक में 
शोध का विषय बने हैं। विशुद्ध साहित्यिक शोध के लिए उनकी हिन्दी साहित्य 
का आदिकाल पुस्तक प्रस्तृत की गई है। काव्य परम्पराओं, काव्य रूढ़ियों और 
भाषा के प्राचीन विकास क्रम को भी द्विवेदीजी के शोध में स्थाव मिला है इस 
दृष्टि से देखने पर ट्विवेदीजी का शोध कार्य काफी विस्तुत और बहुमुखी है। 


१०६ हजारी प्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


विस्तत विवेचन एवं स्पष्ट रूप से इनके शोध को समझने के लिए हमें इनके शोध 
को कछ वर्गो' में विभाजित कर देखना होगा । मुख्यतया हम इनके शोध कार्य 
को तोन भागों में विभाजित कर सकते हैं। (१) ऐतिहासिक शोध (२) 
साहित्यिक एवं भाषागत शोध और (३) सांस्कृतिक शोध | 


ऐतिहासिक शोध 


ऐतिहासिक शोध के अन्तर्गत हिस्‍्दी साहित्य का आदिकाल एवं” हिन्दी 
झ्ाहित्य की भूमिका 'ये दोनों पुस्तक आती हैं। समस्त कृतियों का विहुंगाव- 
ज्ोकन नामक द्वितीय अध्याय में यद्याप हमने हिन्दी साहित्य का आदिकाल' के 
पाँच व्यास्यानों का एक संक्षिप्त रूप दे दिया है फिर भी यहाँ पर उन व्यास्यानों 
में जो शोधात्मक अंश इधर उधर बिखरे पड़े हैं उनका प्रदर्शन ही इस प्रकरण का 
उद्द श्य है। प्रथम व्याख्यान यद्यपि विषय प्रवेश ही कहा जा सकता है फिर भी 
इश्नमें कुछ स्थापनायें तयी हैं जिम्हें अन्य इतिहासों में कम महत्व दिया गया है। 
थपश्रश काव्य की परम्परा को परवर्ती साहित्य से सम्बद्ध करने में प्विवेदीजी 
मे एक कदम आगे बढ़ाया हैं। इसके अध्ययन से यह अवगत होता है कि हिन्दी 
के प्रारम्भिक कांव्य में प्राचीन परम्परांओं का किस प्रकार पांलन हुआ है। 
यद्यपि पाँच व्यास्यानों को यह पुस्तक पूर्ण नहीं है यह स्वयं लेखक ने स्वीकार 
किया है। वे १०वें पृष्ठ में लिखते हैं 'जिन प्रदेशों में आगे चलकर अवधी और 
ब्रजभाषा का साहित्य लिखा गया, उनमें बसने वाले कवि इन दिनों किस प्रकार 
की रचना कर रहे थे, इस बात का कोई प्रामाणिक सूत्र हमारे पास नहीं है। 
राजस्थान और बिहार के बीच का प्रदेश उन दिनों कवियों से खाली नहीं होगा । 
यह तो निश्चित है परम्तु ऐसी प्रमाणिक पुस्तकें अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं 
जिनके आधार पर इन प्रदेशों की इस काल की साहित्यिर प्रवृत्तियों का ठीक 
ठीक अंदाजा लगाया जा सके । 


हिस्दी साहित्य के आदिकाल सम्बन्धी जितनी विभिन्न धारणायें विद्वानों 
की हैं उतनी अम्य किसी काल सम्बन्धी नहीं । यहु काल भारतीय विचारों के 
मंथव का काल है इसीलिए अत्यस्त महत्वपृर्ण है । प्रथम व्याख्यान में शुरू से नौ 
पृष्ठ तक अपश्र श॒ साहिस्य की उतर सभी ग्रंथों पर विचार किया गया है जो अन्य 
बिड्टा्ों द्वारा संग्रहीत, संपादित अनूदित एवं संकलित हैं। अपभूश साहित्य पर 
दिवेदीजी का ध्यान ज्यादा गया है और उन्होंने इन ग्रस्थों को बैसा ही भहत्व 
दिया है जैसे अम्य साहित्यिक ग्रस्‍्थों को । उनका कहना है अपभ्र श भाषा में ही 
सभी जेन ग्रस्थ पल्लवित एवं पृष्पित हुए हैं . इसका यह तात्पयं नहीं कि सिर्फ 


शोधकर्ता द्विवेदी १०७ 

जैन कवियों ने ही अपभ्रश की सेवा की जैनेत्तर कवियों ने नहीं। उनके द्वारा 
ही इस भाषा की काफी वृद्धि हुई । इस अपश्र शव भाषा के ग्रंथों को प्रकाश में 

लाने का श्रेय चंद्रधरगुलेरी, शुक्ल जी, पं० पिशेल, डा० हरमत याकोबी नामक 

जमंत पंडित, बड़ौदा के महाराजा सर सयाजी गायक्रवाड़ की आज्ञा से सन्‌ 

१६१४ ई० में श्री चिमनलाल डाह्याभाई दलाल, पाण्डरंग गृुशे आदि सुप्रसिद्ध 

विद्वानों एवं खोजियों की है ।* तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६९१८ में भण्डारकर रिसर्च 

इन्स्टीट्यूट की स्थापना हुई और डेकन कालेज में सुरक्षित प्रतियां उस संस्था मैं 

लाई गई तो सुप्रसिद्ध विद्वान मुनिजिच विजय जी ने जैन ग्रंथों का अवलोक और 

परीक्षण किया । उस समय उन्हें अनेक महत्वपूर्ण अपश्र श ग्रस्थों जैसे पृफफयन्त 

का तिसट्ठीलम्खण महापुराण, स्वयंभू का सउम चरिउ, हरिवंशपुराण आदि 

प्राप्त हुई । महापंडित राहुल सांकृत्यायत ने स्वयंभू और पृष्पदंत के हस्त लिखित 

पोधियों से संग्रह करके कुछ महत्वपूर्ण रचनायें अपने काव्यवारा नामक ग्रस्थ मैं 

प्रकाशित की हैं । उधर कई विद्वानों ने इस साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया 

है जिनमें श्री मुनिजितविजय, भादिताथ उपाध्ये, डा० हीरालाल, डा० परशुराम 

वेद्य, पं० लालचन्द्र गांधी, डा० जगदीशचन्द्र जेन और डा० अल्सडोफे प्रभति 

विद्वानों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जनेतर अपश्र श ग्रम्थों की खोज 

हुई है। सन्‌ १६०२ में चन्धमोहनघोष ने प्राकृत पैंगलम नामक छत्दोविधान के 

ग्रस्थ का संपादन किया । सन्‌ १६१६ में महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री 

ने बौद्ध गान ओ दोहा नाम से कुछ अपभ्रश की पुस्तकें प्रकाशित कराई सन्‌ 

१९१८ और २१ ई० में जनरल आफ डिपार्टमेंट आफ लैटसे में डा० प्रबोधचरद्र 
वागची ने कुछ और बोद्ध सिद्धों के दोहे प्रकाशित कराए। राहुल जी के प्रयत्तों 
का ही शुभ परिणाम है कि हिन्दी के साहित्यिकों का ध्यान अपभूश की ओर 

खिचा है। मेथिल भाषा में विद्यापति की कीतिलता, कीतिपताका और राज- 

स्थानी और गुजराती में 'होला मारूरा दृहा' आदि का विवेचन अपभूश के 

साहित्य विस्तार को समझाने के लिए किया गया है। 


ट्विवेदीजी ने १० वी० से १४वीं शताब्दी तक के काल को हिन्दी 
साहित्य का आदिकाल माना है । जबकि शुक्ल जी ने १०५० से १३७५ तक के 
काल को । इस काल में प्राप्त १२ ग्रंथों के आधार पर ही शुक्ल जी ने उस काल 
का नाम वीरगाथाकाल रखा जिसे हिवेदी जी आदिकाल के नाम से अभिदहित 
करते हैं। शुक्लजी का मत उपदेश विषयक उन रचनाओं को जिनमें केवल सूखा 


१--हिन्दी साहित्य का आदिकाल पृ० ४ । 


(०८ हजारी प्रसाद द्विवेदी ; व्यक्तित्व और कतित्व 


धर्मोपदेश मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकतीं, का खंडन करते 
हुए डिवेदी जी ने बताया कि अपभूश के बई ग्रल्थ धामिक तो हैं कितू उनमें 
साहित्यिक सरसता बनाये रखने का पूरा प्रयास है । धर्म यहाँ केवल कवि को 
प्रेरणा दे रहा है। उसके पश्चात शक्ल जी द्वारा कथित बीसलदेवरासो, जयचंद्र 
प्रकाश, जयमयंक्जसचंद्रिका आदि पर विचार करते हुए कहा है-कि “चौदह॒वीं 
शताब्दी तक देशी भाषा के साहित्य पर अपभूश भाषा के उस रूप का प्राधान्य 
रहा है जिनमें तद्भव शब्दों का ही एकमात्र राज्य था। इस बीच धीरे-धीरे 
तत्सम बहुल रूप प्रकट होने लगा था । नवीं दसवीं शताब्दी से ही बोलचाल की 
भाषा में तत्सम शब्दों के प्रवेश का प्रमाण मिलने लगता है और १४ वीं शताब्दो 
के प्रारम्भ से तो तत्सम शब्द निश्चित रूप से अधिक मात्रा में व्यवहृत होने 
लगे ।' द्विवेदी जी के मतानुसार दसवीं से चौदह॒वीं शताब्दी के काल का साहित्य 
अपभू श प्रधान साहित्य है इस काल की भाषा की मुख्य प्रवृत्ति थी बोलचाल में 
तत्सम शब्दों का प्रचार । 


यहीं पर रासो की भाषा के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए 
द्विवेदी जी कहते हैं कि चंद का रासो अपने मूलरूप में सुरक्षित नहीं रह सका 
है । इसमें बहुत प्रक्षेप हुआ है । फिर भी इसके वर्तमान रूप से ( जो सत्रह॒वीं 
शताब्दी के आसपास है) अनुमान किया जा सकता है कि इसमें संस्कृत की ओर 
जाने की प्रवृत्ति है। तदुभव शब्दों में अनुस्वार लगाकर, श्वंस्कृत की छोंक देना 
तत्कालीन भाषा के नये घुमाव की सूचना देता है परत्तु इससे अधिक कुछ नहीं 
कहा जा सकता । उनकी दृष्टि में १० वीं १४वीं शताब्दी का काल, जिसे 
हिन्दी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रश का ही बढ़ाव है । 
इसी अपभू श के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभूश कहते हैं और कुछ 
लोग पुरानी हिन्दी । डा० धीरेन्द्र वर्मा ने इस काल की भाषा पर कुछ 
विचार करते हुए कहा है पंडित चन्द्रधर शर्मा गूलेरी ने नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका भाग--२, अंक ४ में पुरावी हिन्दी शीषंक लेख में जो तमूने दिए हैं वे 
प्राय: गंगा की घाटी के बाहर के प्रदेशों में बने ग्रन्थों के हैं। अत: इनमें हिन्दी 
के प्राचीन रूपों का कम पाया जाना स्वाभाविक है। अधिकांश उदाहरणों में 
प्राचीन राजस्थानी के तमूने मिलते हैं इसके अतिरिक्त इन उदाहरणों की भाषा 
में अपभूश का प्रभाव इतता अधिक है कि इन ग्रस्थों को इस काल के अपभूश 


१-हिंस्दी साहित्य का आदिकाल ;: पृ० ११५। . २--वही : पृ० १७ । 
३-वही : पृ० २१। द फ 


शोषकर्सा द्विवेदी १०६ 


साहित्य के अस्तर्गत रखना ही अधिक उचित मालूम पड़ता है / अन्त में द्विवेदी 
जी का निर्णय इस सम्बन्ध में इस प्रकार है वस्तुत: १४ वीं शहाब्दी के पहले 
की भाषा का रूप हिस्दी भाषी प्रदेशों में क्या और कैसा था इसका निर्णय करने 
योग्य साहित्य आज उपलब्ध नहीं हो रहा है कुछ अधिक प्रस्माणिक्र प्राचीत 
हस्तलिखित ग्रंथ और शिलालेख आदि से ही उस भाषा का परिचय मिल सकता 
है। दुर्भाग्यवश इस काल का ऐसा साहित्य उपलब्ध नहीं है जो एकाघ शिलालेख 
और ग्रंथ (जैसे मृक्तिव्याक्तिप्रकरण) मिल जाते हैं वे बताते हैं कि यद्यपि गद्य 
की ओर बोलचाल की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रचार बढ़गे लगाः था पर पद्च 
में अपभू श ही प्राघास्य था । इसलिए इसकाल को अपभूश काल कहना उचित 
ही है। साथ ही राहुल जी के दिए ताम सिद्ध सामान्तकाल के औचित्य को भी 
वे मानते हैं वाना प्रकार की सिद्धियां योगियों के लिए और सामन्‍्त चारणों के 
लिये प्रेरणास्नोत कहे जा सकते हैं। अंत में द्विवेदी जी ने वीरगाथाकाल नाम की 
अनुपयुक्तता बतलाते हुए यह कहा है 'यह राजस्तृतिपरक रचनायें वीरगाथा 
उतनी नहीं है जितनी राजस्तुृति हैं। उतकी लड़ाइयाँ और विवाहों की कथाओं 
में कल्पना अधिक है तथ्य कम | अंत में द्विवेदीजी ने अपना मत स्था- 
पित किया है ये रचनायें आदिकालीन हिम्दी साहित्य के काव्यरूपों के अनुपात 
में सहायक हैं परन्तु यह सत्य हैं कि जिन प्रदेशों में आगे चलकर ब्रजभाषा, 
अवधी, खड़ी बोली का साहित्य लिखा जाने लगा, उन प्रदेशों की बहुत ही थोड़ी 
रचतायें हमें मिलती हैं--बहुत ही थोड़ी | फिर भी मात्रा और विस्तार में अत्यंत 
अल्प इन रचनाओं का भी बहुत महत्व है, इन थोड़ी रचनाओं ने भी विद्वानों का 
ध्यान आक्ृृष्ट किया है और अनेक विद्वानों ले इसके मल रूप को समझने का 
प्रयास भी किया हैं ।* 


अपने द्वितीय व्याख्यान में द्विवेदी जी ने आदिकाल की प्राप्त सामग्री 
की स्यूनता के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। तथा इस काल की सभी 
प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है जिनमें आगे आनेवाले भाषा काव्य की प्रवृत्तियों 
के बीज निहित मिलते हैं। इस काल की सामग्री तीन सोतों से प्राप्त होती हैं। 
(१) राज्याश्रय पाकर और राजकीय पुस्तकालयों में सुरक्षित रहकर (२) 
सुसंगठित धर्म संप्रदाय का आश्रय पाकर और म्ों बिहारों आदि की पुस्तकालयों 


१--हिस्दी भाषा का इतिहास : पृ० ७७ । 
२--हिन्दी साहित्य का आदिकाल : पू० २३ । 


११० हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व भर कृतित्व 


में शरण पाकर (३) जनता का प्रेम और प्रोत्साहन पाकर। तृतीय सोत से प्राप्त 
सामग्री पर भाषा या साहित्य सम्बन्धी कोई विचार या धारणा नहीं बनाई जा 
सकती । अवशेष दो ख्रोतों से भी पर्याप्त सामग्री नहीं मिलती कारण चौदहवीं 
शताब्दी तक देश में आक्रमण प्रत्याक्रमण हो रहे थे अतः कोई भी अंश या संप्र- 
दाय प्रभावथाली नहीं रह पाता था जिससे उप्तस्ें कुछ सामग्री की आशा 
की जाय | इस प्रकार न तो राज्याश्रित साहित्य का पता चलता है और न वबंशा- 
नुक्रम से कुछ व्यक्तियों के पास उस काल की सामग्री शेष रह गई है जिस पर 
द्विवेदी जी का ध्यान कम गया है । 


मध्यदेश की भाषा का प्राचीन रूप नहीं मिलता। इसके लिए उन्होंने 
अनुमान लगाया है कि अन्य देशी राजाओं का राज्य इस देश खंड में रहा जिसके 
कारण देशी भाषा एवं उसके साहित्य को राज्याश्रय नहीं मिला वे गाहुणवालों 
को कहीं बाहर से आया हुआ मानते हैं। कहाँ से आये हैं उन्होंने निश्चित मत 
नहीं दिया है। गाहड़वालों को अन्य देशीय मानने के लिये भी उन्होंने पृष्ट 
प्रमाण नहीं दिया है। वे उस खण्ड में शवों, वाथों, सिद्धों और शाकतों का 
जोर मानते हैं । वास्तव में आदिकाल में प्राप्त सामग्री की अपभूश और अवहुटूठ 
मिश्रित देशभाषा मध्यदेश की भाषा थी। उनकी थोड़ी बहुत रचनायें प्रक्षिप्त 
या परिवर्तित रूप में आज भी प्राप्य हैं। अवहटुठ भाषा मिश्रित देशभाषा को 
द्विवेदी जी ने बिना विशेष कारण दिये पश्चिम और पूर्व देशीय मानलिया है। 
इसी व्याख्यान के अन्त में उन्होंने प्राकृत अपभश और देशी भाषाओं के स्वर 
अनुस्वर और व्यञ्जन विपर्यय का नियम बताया जाता है जो वैज्ञानिक और 
: सूक्ष्म है। इस प्रकार सभी प्रवृत्तियों का बीजारोप इस काल की प्रामाणिक रच- 
नाओं में मिल जाता है जो आगे चलकर भाषा काव्य में व्यापक रूप से मिलने 
लगती हैं । 


तृतीय व्याख्यान से आदिकाल में प्राप्त सामग्री का परीक्षण प्रारम्भ 
होता है । पृथ्वीराजरासो किसी समय प्रामाणिक ग्रन्थ माना गया था और 
पृथ्वीराज विषयक इतिहास के लिए प्रामाणिक स्रोत समझा गया था। बाद में 
लोगों ते इसमें तरह तरह की ऐतिहासिक गलतियाँ दिखाई। 'रासो' के प्रति 
साहित्यिक मोह रखते वालों को इस बात का कष्ट हुआ और नानायुक्तियों 
से उसे ऐतिहासिक सिद्ध करने का प्रयत्न शुरू किया । उपमें इतने प्रक्षिप्त- अंश 
मिल गये हैं कि मूल अश का पता लगाना कठिन हो गया। श्री मुनिजिनविजय 
जी ने पुरातन प्रबन्ध संग्रह में प्राप्त चार छप्पयों की और पंडितों का ध्यान 


शोधकर्ता द्विवेदी १११ 


आकृष्ट किया हैं तब से मूलरासो में प्रक्षेपवाले सिद्धांत की पृष्टि हो गई है। 
ये छप्पय अपभूश में हैं । यहाँ द्विवेदीजी भाषा की दृष्टि से विचार न कर 
साहित्यिक दृष्टि से विचार करते हैं । 


वे चारों छंद दोहा और छप्पय छंदों में ही हैं। अपभूश रचना को 
दोहाबन्ध कहने की प्रथा भी रूढ़ हो गयी थी और फिर पद्धड़ियाबन्ध भी उन 
दिनों की कथाओं की विशिष्ट पद्धति बन गया था । इसी पद्धड़िया को चन्द 
ने भी अपने काब्य के लिए चुना होगा। चरित काव्यों को कूछ विद्वानों ने 
कथा कहा है | इस कथा शब्द को भामह दण्डी से लेकर पृथ्वीराजरासों तक 
विभिन्न रूपों में निर्देशित किया गया है । इस प्रकार यह भज्िद्ध किया गया है कि 
पृथ्वीराजरासो आरम्भ में ऐसा कथा काव्य था जो प्रधान रूप से उद्धृत प्रयोग 
प्रधान मसृण प्रयोग युक्त गेय रूपक कथा उसमें कथाओं के भी लक्षण थे और 
रासकों के भी । जिस प्रकार 'विलास” नाम देकर चरितकाव्य लिखे गये, रूपक 
नाम देकर चरितकाव्य लिखे गये प्रकाश नाम देकर चरितकाव्य लिखे गये, उस्ती 
प्रकार रासो या रासक नाम देकर भी - चरितकाव्य लिखे गये । 'रासक' का 
तो इस प्रकार का लक्षण भी मिल जाता है| परस्तु धीरे-बीरे ये भी कथा काव्य 
या चरितकाब्य के रूप में ही याद किये जाने लगे। इनका पूराता रूप क्रमशः 
भूला दिया गया । परन्तु पृथ्वीराज के काल में यह रूप संपूर्ण रूप से भूलाये 
नहीं गये थे । इसीलिए पृथ्वीराजरासो में कथाकाव्यों के भी लक्षण मिल जाते 
हैं और रासक रूप के भी कुछ चिन्ह प्राप्त हो जाते हैं। कीतिलता की कहानी 
भूंग भू गी के संवाद रूप के रूप में कहलवाई गई है। प्रत्येक पल्‍लव के आरम्भ में 
भूग भूगी से प्रश्न करती है और फिर भूंग कहानी शुरू करता है । रासो के 
वतंमान रूप को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मूल रासो में भी शुक और 
शुकी के सम्बाद भी ऐसी ही योजना रही होगी । हिंदी जी कहते रहे इस 
मामूली से इंगित को पकड़कर हम मूल रासो के कुछ रूप का अम्दाजा लगा 
सकते हैं। रासो की सब घटताओं का निरीक्षण अच्छी तरह करने के पश्चात्‌ 
द्विवेदी जी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चन्द का मूल ग्रन्थ शुक शुकी सम्बाद 
के रूप में लिखा गया था और जितना अंश इस सम्बाद के रूप में है उतना ही 
वास्तविक है । विद्यापति की कीतिलता के समान रासों में भी प्रत्येक अध्याय 
के आरम्भ में और कदाचित्‌ अस्त में भी शुक और शुकी की बातचीत उसमें अवश्य 
रही होगी । साहित्यिक दृष्टि से भी यह अंश बहुत उपादेय हुआ है । 


चतुर्थ व्याख्यान में कथानक रूढियों की चर्चा करते हुए द्विवेदीजी 
ते पृथ्वी राजरासो की कथा के सौंदय का चिन्नण किया है इंच्छिनी विवाह का 


११२ हजारी प्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 


+ 


वर्णन विस्तृत रूप में दिया गया है इच्छिनी विवाह के प्रकरण में इनका मन 
रम गया है । शशिवृता का और संयोगिता के विवाह को सुकवि रचित जान पड़ते 
हैं । इच्छिनी विवाह के प्रसंग में तीन घटनायें उल्लेखनीय हैं जो छुकशुकी के 
प्रश्नोत्तर के रूप में आई हैं। (१) भीम भोरंग के साथ पृथ्वीराज के बेर का 
कारण (२) भीम की इच्छिनी से विवाह की इच्छा (३) बारात का वर्णन और 
इच्छिनी के नखशिख का वर्णन । इस विवाह के पहले और बाद में पटापट दो 
विवाह और हुए हैं पर उनमें कवि का मन रमा नहीं है। इससे द्विवेदीजी का 
अनुमान है कि वे मूल रासों के विवाह नहीं हैं। इच्छिनी विवाह की शायद मूल 
रासो का प्रथम विवाह है । विवाह का वेशिष्ट्य दिखाने के लिये कवि ने इस 
सहज विवाह की पृष्ठभूमि तैयार की है । अगले विवाह में कवि ने जय के कथा- 
नक डढ़ियों का सहारा लिया है। पद्मावती समय को पूर्ण रूप से इन्होंने 
प्रक्षिप्त माना है| संयोगिता वाले प्रसंग को निस्‍स्संदिग्ध रस के मूल राध्ो का 
सवंप्रधान अंग मानते हुए द्विवेदीजी ने उसकी कथा का वर्णन किया है। प्रक्षिप्त 
अंशों का उल्लेख द्विवेदीजी ने निर्देश नहीं दिया । अन्त में द्विवेदी ने अपना अभि- 
मत देते हुए कहा है सभी ऐतिहासिक कहे जाने वाले काव्यों के समान इसमें भी 
इतिहास और कह्पता का फैक्ट और फिक्शन का सिश्रण है। सभी ऐतिहासिक 
मानी जाने वाली रचनाओं के समान इसमें भी कालगत और कथानक प्रथित 
रूढ़ियों का सहारा लिया गया है। इसमें भी रस सृष्टि की ओर अधिक ध्यान 
दिया गया है, संभावनाओं पर अधिक जोर दिया गया है और कल्पना का महत्व- 
पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है । 


पंचम व्याख्यान छन्‍्दों को लेकर चला है । इसमें मुख्यतः: तीन उन्दों 
पर आद्यन्त विचार किया गया है। यों शादू ल विक्रीड़ित, मंदाक्रांता आदि पर 
भी प्रकाश डाला गया है। दिवेदीजी ने श्लोक को लौकिक संस्कृत का गाथा, 
प्राकृत का और दोहा को अपभूश का प्रतीक माता है । सबसे पहले दोहा पर 
विचार किया गया है इसी दोहे के आधार पर अपभुश भाषा के समय को निर्धा- 
रित करने का प्रयास किया है। माइल्‍लघवल नामक कवि ने दबव्वसहायपयास 
नामक ग्रंथ में पहले दोहाबंध में लिखा था लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई कारण 
अपभूश॒ भाषा गंवारू भाषा थी अत: उन्होंने गाहाबंध में कर दिया। पर यह 
छुम्द कब चल पड़ा समय निर्धारण करना कठित सा अवगत होता है। विक्रमो- 
वंशीय में का दोहा छन्द अपभूश भाषा में ही निबद्ध है। परमात्मप्रकाश के दोहों 
को सातवीं शताब्दी का बताया गया है, परन्तु द्विवेदीजी ने बताया है कि ये दोहे 
नवीं, दसवीं, शताब्दी के पहले के नहीं हो सकते । अन्त में इस सम्बन्ध में कहा 
है आधुनिक अहीरों के अत्यक्त प्रिय विरहगात का खाका मूलतः दोहा छन्द ही 


शोधकर्ता द्विवेदी ११३ 


| सोरठा सम्बन्ध सौराष्ट से जोड़ा गया है क्योंकि इससे कऋृती कभी सोरटठ 
दोहा ही कहा गया है और आभीर गुजू रों का सौराप्ट ते पुरादा सम्बन्ध हैं। 
सब मिलाकर ऐसा लगता है कि दोहा का कछ सम्बन्ध संभवत: आभीर आदि 
नाणों पर कम और 


कि 


जातियों से स्थापित किया जा सके, परस्त यह दात ठोस 
[था 


अटकल पर अधिक आधारित है। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती और परदर्ती साहित्य 
के काव्य रूपों का अध्ययत कर आदिकाल के मध्य प्रदेश में अर्थात्‌ उस प्रदेश 


में जहां ब्रज और अवधी साहित्य की रचना हुई प्रद व्य रूपों के सम्बन्ध 
और निष्कष प्रस्तुत किये हैं। इससे हमें यह ने के लिये कि प्राकृत और 
अपभुश॒ के कौन कौन सी शैलियाँ और काव्य रूपों का आगे चलकर हिल्‍्दी में 
प्रचार हुआ सहायता मिलती है। धर दृष्टियों से ढोहे की परीक्षा की गई है। 
दूसरे छन्दों के सम्बन्ध में भी द्विविदीजी ने अच्छा विचार किया है। शादू ल- 
विक्रीडत और नाटक की एकता शिद्ध की गई है। छन्दों के सम्बन्ध में बतलाते 
हुए भक्तिकाल तक के प्रयुक्त छन्दों का विकास प्रस्तुत किया गया है । बड़े विस्तार 
के साथ छन्‍्दों के प्रयोग पर विचार किया गया है । आदिकाल की काव्य शैलियों 
का निरीक्षण सूक्ष्मता से किया गया है । 


गे दम 


हिन्दी साहित्य की भूमिका 


.. भारतीय जित्ता का स्वाभाविक विकास नामक दो अध्यायों में द्विवेदी 
जी ने आज के १००० वर्ष पूर्व हिन्दी साहित्य कैसा था और उसकी वृद्धि कैसी 
हुई, पर विचार किया है। कुछ लोगों का कहना है कि हिन्दी साहित्य एक 
हतदर्प पराजित जाति की संपत्ति है, इसलिए उसका महत्व उस जाति के राज- 
नीतिक उत्थानप्तन के साथ अंगगति भाव से संबद्ध है, दूसरा यह कि ऐसा न 
भी हो तो भी वह एक निरन्तर पतनशील जाति की चित्ताओों का मूतंप्रतीक है 
जो अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं रखता । द्विवेदीजी इन दोनों मतों से 
सहमत नहीं हैं । अपने मंत की पृष्टि के लिए ट्विवेदीजी ने ईसा की पहली शताब्दी 
से लेकर १५वीं शताब्दी तक की सांस्क्ृतिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया 
है और यह सिद्ध किया है कि सन्‌ ई० के हजार वर्ष बाद यहाँ के सभी संप्रदाय 
शास्त्र और मत धीरे धीरे लोकमत से घुलमिल कर लुप्त हो गए जिसकी स्वा- 
भाविक परिस्थिति का मूर्त प्रतीक हिन्दी साहित्य है | द्विवेदीजी हिन्दी के आदि- 
काल और भक्तिकाल के साहित्य को मुसलमान आक्रमण की प्रतिक्रिया नहीं 


१-हिन्दी साहित्य की भूमिका : पृ० २। 


११४ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


भानते और न वे मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दाश्येनिक चिन्ताओं के मानदंड 
से लोकचिन्ता की माप ही करना चाहते हैं। इसके विपरीत वे लोकचिन्ता की 
अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
भारतीय पंडित ईसा के एक सहस्त्राब्दी बाद आचार विचार और भाषा के क्षेत्रों 
में स्वभावत: ही लोक की ओर झुक गया था । यदि अगली शताब्दियों में भार- 
तीय इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना (अर्थात्‌ इस्लाम का प्रमुख विस्तार) 
तन भी घटी होती तो भी वह इसी रास्ते जाता । उसके भीतर की शक्ति उसे इसी 
स्वाभाविक विकास की ओर ठेले लिए जा रही थी उसका वक्तव्य विषम कथमपि 
विदेशी न था।' इस प्रकार द्विवेदीज़ी ने हिन्दी साहित्य को भारतीय साहित्य 
परम्परा का स्वाभाविक विकास और लोक चेतना का प्रतीक माना है । यह मत 
पूर्ववर्ती इतिहासकारों के मत से सवंथा भिन्न है। उनका कहना है इस साहित्य 
का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि दस सौ वर्षों तक दस करोड़ 
कचले हुए मनुष्यों की बात भी मानवता की प्रगति के अनुसंधान के लिए केवल 
भपेक्षणीय ही नहीं बल्कि अवश्य ज्ञातव्य वस्तु है। आगे वे कहते हैं कि अगर 
इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का रूप बारह आना वेसा ही होता 
जैसा आज है ।' 


सन्‌ ईसवी की सातवीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का काफी प्रबल प्रभाव 
था। मुसलमानी आक्रमण के आरम्भिक युगों में भी भारत से इस धर्म की एकदम 
समाप्ति नहीं हो गई थी । पर इससे इसका अमिट प्रभाव सर्वेत्र दृष्टिगोचर होता 
हैं। आठवीं नवीं शताब्दी में बौद्ध महायान संप्रदाय का जोर रहा। इसी समय 
बंगाल में पालराज्य कायम हुआ जो इसका अन्तिम शरणदाता रहा । हिन्दी 
साहित्य के जन्मकाल के समय बौद्ध धर्म एकदम नष्ट तो हो ही नहीं गया था, 
जीवित जोश के साथ वर्तमान भी था । ट्विवेदीजी का कहना है मुसलमानी संसर्ग 
से उसका कोई संपर्क नहीं है । हजार वर्ष पहले वे ज्ञानियों पंडितों के ऊँचे. 
आसन से नीचे उतर कर अपनी असली प्रतिष्ठा भूमि लोकमत की ओर जाने 
लगे । उसी की स्वाभाविक परिणति का मू्ते प्रतीक हिन्दी साहित्य है। द्विवेदी 
जी का कहना है चिन्ता पारतंत्र्य मुसलमानी धर्म के जन्म के बहुत पहले सिर. 
उठा चुका था ओर परवर्ती हिन्दी साहित्य में इसके उम्र रूप को देखकर यह 
कहना कि यह विदेशी शासन की प्रतिक्रिया थी बिल्कूल ग़लत है। असल में वह 
कोई और कारण होना चाहिये जिसमें भारतीय चिम्ता में इस चिम्ता पारतंत्र्यत 


१-हिन्दी साहित्य की भूमिका : पृ० १४५ २-वही पृ० : २। 
३-लही : पृ० २। 


भौधकर्त्ता द्विबेदी ११५ 


को जम्म दिया विदेशी आक्रमण नहीं ।' इस प्रकार जिन दिनों बौद्ध धर्म उत्त- 
रोत्तर लोकधर्म में घुलमिल रहा था, उन्हीं दिनों ब्राह्मणघर्म उत्तरोत्तर अलग 
होता जा रहा था। मूलग्रन्थों की टीकायें, उनकी भी टीकाए', इस प्रकार कभी 
कभी छः छ: आठ आठ मुश्त तक टीकाओं की परम्परा चलती आई, लेकिन ये 
टीकायें सर्वत्र चिता पारतंत््य की निदर्शन नहीं हैं। कुछ समय पश्चात्‌ स्मार्त॑ 
और बोढ़ दोनों ही हिन्दी साहित्य के जन्मकाल के समय लोकमत का प्राधान्य 
स्वीकार कर चुके थे । इसी तरह अपभूश लोकभाषा की ओर झुकाव स्वाभाविक 
रूप से ही हो चला था किसी बाहरी शक्ति के कारण नहीं ।' और प्रो० हेवेल के 
मत के अनुसार मुसलमानी सत्ता के प्रतिष्ठित होते ही हिन्दू राजकाज से अलग 
कर दिये इसलिये दुनियां की झंझटों से छूटूटी मिलते ही उनमें धर्में की ओर, जो 
उनके लिए एक मात्र आश्वयस्थल रह गया था, स्वाभाविक आकषंण पैदा हुआ, 
का खंडन ट्िवेदी जी ने किया है। आगे के सहस्त्राब्दक की साहित्यिक चेतना को 
जाति की स्वाभाविक चेतना के रूप में देखे, अस्वाभाविक अधोगति के रूप में 
नहीं अवश्य ही जो अंश उसमें अस्वाभाविव भाव से बाधाग्रस्त और विकृत हो 
उसे मैं भूल जाने को नहीं कहता पर हिन्दी साहित्य के अध्ययन से उन्हें विश्वास 
हो सकेगा कि सारा सहस्त्राबदक का साहित्य भावी इतिहास में बौद्ध या अन्य 
किसी भी काल से कम महत्वपूर्ण नहीं है । 


हिन्दी साहित्य के बहुत पहले अपभू श या लोक भाषा में कविता होने 
लगी थी । यद्॑पि प्राक्ृत्त में लिखे गए काव्यों के बाद ही अपभ्‌ श भाषा में काव्य 
लिखे गए परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्राकृत नामकी कोई भाषा पहले बोली 
जाती थी और अपभूश लोक में प्रचलित भाषा का नाम है, जो नाथकाल और 
नाना स्थान में नाता रूप में बोली जाती थी भौर बोली जाती है। शुरू शुरू में इसको 
आभीरों की भाषा जरूर माता जाता था पर बाद में चलकर वह लोकभाषा का 
ही नामान्तर हो गया । अपभूश का किस प्रकार विकास एवं प्रसार हुआ यह 
हिन्दी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तंक में निर्देश किया जा चुका है । अतः 
यहाँ पनरावत्ति करना उचित नहीं हैं। द्विविदी जी का कहना है आभीरों की 
भाषा ही उस थुग के पंडितों की दृष्टि में भपभूश का उत्तम नमूतरा थी। पर 
यह समझना ठीक नहीं है कि अपभूश केवल आधभीरों या अहीरों की ही भाषा 
थी । इस कथन का यही अर्थे है कि देश भाषा की वह विशेषता जो आभीरों 


१-- हिन्दी साहित्य की भूमिका : पृ० ११ । १-वही; पू० २६९--३०॥ 


११६ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


के पंगर्ग से प्राप्त हुई थी वही प्रधान हो गई और भाषा का साधारण रूप 


ब्व 


तत्काल प्रतलित प्राकृत ही रहा। अपभशम काव्यरचना १४, १५ वीं 


ताब्दी दक्ष होती रही घद्यथि इसके वहत पहले ही उसने नई भाषा को स्थान दे 
दिया था ! 


५ 


यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि आधुनिक भाषा में इत अपभशों का 
स्वाभादिक्त विकास है तो कया कारण है कि इनमें इतनी अधिकता से संस्कृत के 
तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है जबकि अपभूश्ष के काव्यों में खोजने पर भी 
संस्कृत के शब्द अयने मल रूपों में नहीं मिलते । द्विवेदी जी का कहना है कि 
उनका तात्पर्य भाषा से नहीं वल्कि सूरदास, तुलसीदास आदि की प्राचीनकाव्य 
भाषा से है | केवल पृस्तकगत भाषा में ही नहीं, उन दिलों में प्रचलित बोलचाल 
की भाषा में भी संस्कृत दत्सम शब्द, अपभुश भाषाओं की अपेक्षा अधिक मात्रा 
में बोले जाते थे । ऐसा न होता तो कबीर और दादू आदि की भाषा में तत्मम 
शब्दों के प्रयोग नहीं मिलते । निश्चय ही मुसलमानों ने इत छाब्दों का प्रचार 
नहीं किया था । इसका कभी यह अर्थ नहीं कि मुसलमानी धर्म का कोई प्रभाव 
इस साहित्य पर नहीं पड़ा है यह कहना अनुचित है। एक जीवित जाति के 
स्पर्श में आने पर दूसरी पर उसका प्रभाव पड़ता स्वाभाविक है । भारतीय 
साहित्य के सुवर्णकाल में भी इस प्रक्वार विदेशी प्रभाव लक्ष्य क्रिया जा सकता है। 
प्रन्तु जिस प्रकार कालिदात की कविताओं में या ग्रीक प्रभाव देखकर यह नहीं 
कहा जा सकता कि बड़ दृर्बत् जाति की प्रतिक्रियात्मक मनोव॒ृत्ति का निदर्शन है 

उसी प्रकार साहित्य में भी यह प्रभाव प्रभाव के रूप में ही स्वीकार किया जाता 
चाहिए प्रतिक्रिया के रूप में नहीं । 


नाथ संप्रदाय 


. नाथ संप्रदाय का विस्तार नामक अध्याय में इस संप्रदाय का नाम 
ताथ संप्रदाय कैसे पड़ा इत्त पर विचार किया गया है। इस मत के अनेक नामों 
का उल्लेख करते हुए अंतर में नाथ मत का व्यूत्वत्यर्थ बताया है कि नाथ के 
आश्षयण से इस से इस नाथ ब्रह्म.का साक्षात्कार होता है और अज्ञान की माया 
अवरुद्ध, होती है इसलिए ताथ शब्द का व्यवहार किया जाता है। नाथसंप्रदाय 
के मूल उपास्य देवता दिव हैं। ताथ संप्रदाय के ग्रन्थों की अपनी गवाही से ही 


१-हिंन्दी साहित्य की भूमिका : पृ० ३२ । 


शोधकर्ता द्विवेदी ११७ 


मालूम होता है कि तांत्रिकों का कौलमार्ग और कापालिक मत ताथ मतानुयायी 
है कनफटा इस शब्द की प्रचलित अनेक अर्थों को बदाते हए उसकी सार्थकता 
का सप्ष्ट करने का प्रयास किया हैं। घंघ्वरो, चम्रिती, अध्ारी, कंथा आदि शब्दों 
का इस मत में क्या अर्थ लिया जाता है-रुपष्द बताया है । बोगियों के बारे में 
इब्तबतृता भादि के विचार भी दिये हैं। गृहस्थ योगियों के बारे में भी विचार 
किया है। ताथयोगी एवं गृहस्थ योगी के भेद को स्पष्ट करते हुये यह बतलाया 
है कि इनकी मर्यादा कवफठे योगियों से हीन माही जाती हैं। इत योगियों में 
सभी प्रकार की जातियां पायी जाती हैं जैसे जुलाहा, रंगसाज आदि । ये जातियाँ 
बरार, गुजरात, महाराष्ट्र करदाटक ओर दक्षिण भारत में भी पाई जाती हैं । 


ताथसंध्रदाय के पुराने सिद्ध नामक दूसरे अध्याय में नवमूलवाथ के ताम 
दिए गये हैं। जिन्होंने संप्रदाय का प्रवद्धंध किया था। तत्पश्चात्‌ राथपंत्रियों 
एवं सहजयानियों, सिद्धों में इनमें के कई सिद्ध अभिन्न हैं। अनेक सिद्ध उभय- 
साधारण हैं | तालिका देकर इसे स्पष्ट क्रिया है। द्विवेदी जी कहते हैं कि नाथ- 
संप्रदाय के सर्वमान्य आचाय॑ मत्स्येद्धताथ जालंबरनाथ, गोरक्षनाथ और कानिया 
हैं क्योंकि इनका नाम सब ग्रस्थों में पाया जाता हैं। 


मत्स्येन्द्वाथ कौन थे ? नामक तृतीय अध्याय में बताया है कि नाथ- 
परम्परा में आदिताथ के बाद सबसे महत्वपूर्ण आचार्य मत्स्येच्रताथ ही हैं। आदि- 
नाथ शिव का ही नामानन्‍्तर है । मानव गुरुओं में मत्स्पेन्द्र ही सर्वप्रथम आवचाय॑ 
माने जाते हैं। काश्मीर शवागमों में भी इन का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया 
जाता है । इजका आविभ्भाव यूग संधिकाल में हुआ । अनेक साधना मार्गों के ये 
प्रवर्वक मानव लिए गए हैं। प्रथम इनके नाम पर विचार किया गया है। योगि 
संप्रदाय में इनका नाम 'भंछन्दरताथ' प्रसिद्ध है इनके द्वारा रचित पृस्तक नेपाल 
की लाइब्रेरी में सुरक्षित है उनमें एक का नाम है कोलज्ञाननिर्णय। इस प्रंथ 
का काल हरप्रसादशास्त्री ने ९ वीं शताब्दी एवं डा० प्रबोध चंद्र बागची ने 
ग्यारहवीं शताब्दी का मध्य भाग बतलाया है। अनुसंधान से ज्ञात हुआ है इन 
पाँचों किताबों में इनके नाम कई तरह के आये हैं। इस पर हरप्रसाद 
शास्त्री का अनुमान है कि मत्स्येन्द्रवाथ मछली मारने वाली कैवत्त जाति में 
उत्पन्न हुये थे। कौलतिर्णय से भी मत्स्यन्ध नाम का समर्थन होता है। इस प्रकार 
मत्स्येन्द्रनाथ की जीवितावस्था में ही मत्स्यन्ध के प्रतीकात्मक अर्थ में उनका कहा 
जाना असंगत कल्पना नहीं है । 


हि 


इसके बाद ही एक प्रश्न उठाया है कि मत्स्मेंद्रगाथ और मीननाथ 


११८ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


एक व्यक्ति हैं या भिन्न भिन्न ? हृठयोग प्रदीपिका में दोनों को पृथक व्यक्ति 
बताया गया है । डा० बागची के अनुसार एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। 
साम्प्रदायिक अनुश्ुतियों के अनुसार मीननाथ मत्स्येद्रताथ के पुत्र थे पर डा० 
बायची का कहता है कि यह परवर्ती कल्पना है। तिब्बती अनुश्ुती के अनुसार 
मीतनाथ मत्स्येंद्रताथ के पिता थे और नेपाल में प्रचलित विश्वास के अनुधार 
वे मत्स्येंद्रगाथ के छोटे भाई हैं। पर द्विवेदीजी ने अनेक प्रामाणिक बातों को 
देते हुए यह सिद्ध किया है कि प्राचीनकाल में मत्स्येंद्रवाथ का नाम ही मीन या 
मीननाथ माना जाता था। ये मत्स्येंद्रवाथ कौन थे किस देश में उत्पन्न हुए ? 
इनके रचित ग्रन्थ क्‍या हैं ? साधन मार्ग क्‍या था और कंसा था ? आदि प्रश्न 
भी सहज समाधेय नहीं है। बहुत से लोगों ने मत्स्येंद्रवाथ भौर लुईपाद को एक 
ही व्यक्ति बताने का प्रयत्तन किया है परन्तू कई कारणों से एक व्यक्ति होने में 
संदेह है। हरप्रसाद शास्त्री जी के मत से भी ये दोनों भिन्न २ हैं। योगिसम्प्र- 
दायाविष्कृति में चंद्रगिरि नामक समान को गोरक्षनाथ की जन्मभूमि कहा 
गया है । 


मत्स्येंद्रगाथ विषयक कथायें और उनका निष्कर्ष नामक अध्याय में पांच 
तरह के प्रचलित कथाओं को दिया गया है। इन पांच कहानियों के अनुशीलन 
के पश्चात्‌ द्विविदीजी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मत्स्ेंद्रनाथ ओर जालंधरनाथ 
सम-सामयिक थे । दूसरी मत्स्येद्रनाथ गोरक्षनाथ के गुरु थे और जालंघरनाथ कानुपा 
या कृष्णपाद के गुरु थे, तीसरी मत्स्येंद्रनाथ कभी योगमार्गे के प्रवर्रक थे फिर 
संयोगवश एक ऐसे आचार में सम्मिलित हो गए थे जिसमें स्त्रियों के साथ 
भवाध संसर्ग मुख्य बात थी । सम्भवत: यह बामाचारी साधना थी। चौथी यह 
कि शुरू से हो जालंधरताथ और कानिपा की साधनापद्धति मत्स्येंद्रगाथ और 
गोरक्षतााथ की साधनापद्धति से भिन्न थी। इनके समय निर्धारण के लिए भी 
युक्ति मन्दी है। इन प्रमाणों के आधार पर द्विवेदीजी ने नाथ मार्ग के आदि 
प्रवत्तंकों का समय नवीं शताब्दी का मध्य भाग मानना उचित जान पड़ता है 
ऐसा कहा है। अनेक खोज के पश्चात्‌ द्विवेदीजी ने अनुमान लगाया है कि 
मत्स्येंद्रवाथ चंद्रगिरि तामक स्थान में पंदा हुए थे जो कामरूप से बहुत दूर 
नहीं था । 


क्‍ मत्स्येंद्रगाथ द्वारा भवतरित कौलज्ञान “नामक अध्याय में मत्स्थैंद्रनाथ 
के मत एवं इस मत की जानकारी से हमें ऊपर की दन्तकथाओं के समझने में 
मदद मिलती है। इस पर विचार किया गया है। 'कौलज्ञान-निर्णय' के अनुसार 
मत्स्येंद्रगाथ कोलमार्ग के प्रथम प्रवत्तक हैं। खोज के पश्चात इस निर्णय पर 


शोधकर्ता द्विवेदी ११६ 


पहुँचते हैं कौलज्ञान-सिद्धिपरक विद्या है और यद्यपि शास्त्र में अद्वैतभाव कीं 
चर्चा है पर मुख्यतः: यह उन अधिकारियों के लिए लिखा गया है जो कुल और 
अकुल, शक्ति और शिव के भेद को भूल नहीं सके हैं । कुल और अकुल का 
सम्बन्ध स्थापन ही कौलम मार्ग है इसलिए कुल और अकुल का सामरस्य हों 


कौलज्ञान है। इसके अतिरिक्त कुल के चार के अथे एवं कौलमार्ग पर विचार 
किया गया है । 


छठवें अध्याय में जालंधरनाथ का साधारण जीवन परिचय दिया गया: 
है । जालंधरनाथ मत्सेंद्रताथ के गुरु भाई थे । तिब्बती परम्परा में 
मत्स्येंद्रताथ के गुरु भी माने जाते हैं। भोटिया ग्रन्थों में इन्हें आदिनाथ भी 
माना जाता है । तनज्र में इन सात ग्रन्थों का उल्लेख है जिनमें राहुलजी के 
मतानुसार दो मगही भाषा में लिखे गये हैं। डा० कहिये ने फेंच भाषा में 
बौद्ध ग्रल्थों की एक तालिका प्रकाशित की थी उसमें जालंधरनाथ लिखित ए 
टिप्पणिग्रंथ का भी नाम है। ये पंजाब में अधिष्ठित जालंघरपीठ नामक तांत्रिक. 
स्थान में उत्पन्न हुए थे ऐसा माना जाता है। दूसरी परम्परा मानती है कि वे 
स्तिनापुर के पुरुवंशी राजा बृहद्रथ के यज्ञाग्नि से उत्पन्न हुए थे और इसी से 
इनका नाम ज्वालेद्रताथ पड़ा था । इस प्रकार इनका जन्म स्थात नगरभोग 
हस्तिनापुर और जालंधरपीठ माना गया है। जाति के बारे में भी विवाद है । 
तिब्बती परम्परा के अनुसार ब्राह्मण, बंगाली परम्परा के अनुसार हाड़ी या. 
हलखोर, और योगि सम्प्रदायाविष्कृति के अनुसार ये युधिष्ठर की. सौंवीं पुश्त 
में उत्पन्न पृरुवंशी राजा बुहद्रथ के पृत्र होने के कारण क्षत्रिय भी माने जाते हैं। 
द्विवेदी जी का अनुमान है कि जालंधरपीठ में या तो उत्पन्न हुए होंगे या सिद्ध. 
हुए होंगे । हठयोग की पुस्तकों में एक बन्ध का नाम जालंधरबन्ध है । जालंधर- 
ताथ के साथ संबद्ध होने के कारण यह बन्ध जालंधर बन्ध कहा जाता है । 
जितनी भी परम्परायें हैं वे सभी जालंधर नाथ का जन्म स्थान पंजाब की ओर 
ही निदेश करती हैं। जालंबरनाथ का सम्बन्ध उडियान या जालंधर दोनों 
बन्धों से है । इस प्रकार के अनुमान का कारण यह हैं कि सचमच जालंधर 
नामक राजा का उल्लेख मिलता है । । 


चीवी और तिब्बती ग्रन्थों में लंकापुरी की चर्चा भाती है। ईन सब. 
बातों से यह निष्कर्ष निकलता है (१) उड्डियान और जालंधरपीठ पास ही पास 
हैं। (२) उडिडियान में ही. कहीं लंकापुरी है, जहाँ कोई: जालेद्रतामक राजा 
थे । जो सृप्रसिद्ध साधक इन्द्रभत के बहुनोई थे। (३) हठयोग के ग्रन्थों में 


१२८ हजारी प्रसाद दिवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


| 


उडिड्यानवंत्र और जालंधरबंत्र ताम के दो जो बंध हैं उनका सम्बन्ध इनमें से 
किसी एक से या अनेक से होना असम्भव नहीं हैं। यह॑ कहना बड़ा कठित है 
कि जालेंद्र इंंजा ही जालंधर है या नहीं । अन्त में निष्कर्ष रूप में अनेक खोज 
के पश्चात्‌ यह निर्णय दिया है कि जालंधरपीठ किसी जमाने में वज्याती साधना 
का प्रधान केन्द्र था पर इतना तो निश्चय है कि जालंधरपीठ के प्राचीन और 

हल्वपूर्ण होने में कोई संदेह नहीं है। ये परम्परा में इतनी विक्ृत हो गई हैं कि 
इन पर से किसी ऐतिहासिक तथ्य का खोज निकालना दुष्कर ही है। जालेंद्र, 
ज्वालेन्द्र और जालंधर नामों के उच्चारण साम्य के कारण इनको आपस में बुरी 
तरह से उलझा दिया हैं परन्तु यह बात फिर भी जोर देकर ही कही जा सकती 
है कि जालंवरनाथ का सम्बन्ध जालंघरपीठ से भी था और उड्िडियान पीठ 
से भी। । | 


. राहुल जी ने इन्हें खिब्बती परम्परा के आधार पर कर्णाटकदेशीय 
ब्राह्मण और डा० भट्ठाचार्य ने इन्हें जुलाहा जाति में उत्पन्न उड़िया भाषी 
लिखा है। शरीर का रंग काला होने से इन्हें कृष्णपाद भी कहा गया है। इनका 
कहीं महाचाय, कहीं महासिद्धाचाये, कहीं उपाध्याय और कहीं मण्डाचार्य कहकर 
सम्मानपूर्वक नाम लिया गया हैं। इनकी भाषा पर से श्री विनयतोषजी भट॒ठाचार्य 
इन्हें उड़िया भाषों हरप्रसाद शास्त्री, बंगलाभाषी, राहुलजी मगही भाषी कहते हैं! 
कानपा मे स्वयं अपने को कापालिक कहा है और अपने को जालंघरपाद का 
शिष्य बताया है। इसी कापालिक मत के सम्बन्ध में अनेक वादविवाद हैं । 

वि० संवत्‌ की दसवीं शताब्दी में भारतवर्ष के महान गृरु. गोरखताथ 
का आविर्भाव हुआ । शंकराचार्य के बाद इतता प्रभावशाली महापुरुष भारतवर्ष 
में नहीं हुआ । भक्ति आन्दोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धामिक आन्दोलन 
गोरखनाथ का. योग मार्ग ही था। भारतवर्ष में ऐसी कोई भाषा नहीं हैं जिसमें 
गोरक्षताथ सम्बन्धी कहानियां न प्रचलित हों । इन कहानियों में परस्पर ऐतिहा- 
सिक विरोध होने पर भी इतना अवश्य सिद्ध हो जाता है कि ये अपने . युग के 
सबसे बड़े नेता थे । इनके जन्मस्थान का कोई निश्चित पता नहीं चलता । .योगि 
संप्रदायाविष्कृति ने उन्हें गोदावरी तीर के किसी चंद्रागिरि में उत्पन्न बताया है। 
नेपाल दरबार लाइब्रेरी के पास गौरक्ष सहस्त्रनामस्तोत्र नामक छोटे ग्रंथ से 
पता चलता है कि बड़वनामक देश में गोरक्षताथ का आविर्भाव हुआ था । बुक्स 
के उल्लेख के अनुसार ग्रियसंत ने उद्धुत किया है कि 'गोरक्षनाथ सत्ययुग में 
पंजाब के पेशावर में, जता में गोरखपुर, द्वापर में द्वारिका के आगे हुरमृज में, 
और कलिकाल में काठियाबाड़ की गोरखमढ़ी में प्रादुभूत हुए थे। नेपाली 


शोधकर्ता दिवेदी १२१ 


परम्परा के अनुसार पंजाब से चलकर नेपाल गये थे । नासिक के योगियों का 
विश्वास है नेपाल से पंजाब आये थे बाद में नासिक की ओर गये थे। क्िस्स का 
अनुमान है पंजाब निवासी रहे होंगे। ग्रियसेद के अनुसार संभवत: पश्चिमी 
हिमालय के रहने वाले थे । द्विवेदीजी का अनुमान है निश्चित रूप से गोरक्षनाथ 
ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए थे, उनके गुरु मत्स्येंद्रराथ शायद ही कभी बौद्ध 
साधक रहे हों । 


गोरक्षगाथ के नाम पर बहुत ग्रंथ चलते हैं जिनमें अनेक परवर्ती 
और कई संदेहांस्पद हैं। इन्हीं ग्रन्‍्थों के आधार पर गोरखनाथ का काल निर्णय 
करते का प्रयत्न किया है। कंबीरदास के साथ बातचीत हुई थी इसको आधार 
बना प्रियसंत ने गोरखनाथ का समय १४वीं शताब्दी माता है, ग्ृरु तानक के 
साथ बातचीत एवं जैन दिगम्बर संत बनतारसीदास से शास्त्रार्थ होने के प्रसंग से 
१७वीं शताब्दी का भी होना माना जाता है। इन सबका ऐतिहासिक मूल्य अति 
न्यून है । अतः द्विवेदीजी के मतानुसार इनका समय १०वीं शताब्दी का परवर्ती 
नहीं माना जा सकता | इनकी भाषा को लेकर जो काल निर्णय करते का प्रयात्त 
किया गया है वह निष्फल ही सिद्ध हुआ है। 


गोरखनाथ के ग्रन्थ जिन्हें द्विवेदीजी ने देखा है एवं संग्रह किया है ऐसे 
२८ ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है । इनके अतिरिक्त हिन्दी में भी गोरक्षनाथ की 
कई पुस्तकों का संपादन बड़े परिश्रम एवं योग्यता के साथ स्व० डा० पीतांबरदत्त 
बड़थ्वाल ने किया है। इनकी खोज के अनुसार ४० पुस्तकों का पता चला हैं। 
डा० बड़थ्वाल ने इस सम्बन्ध में कहा है कि गोरखनाथ विक्रम की ११वीं शती 
में हुए थे। ये रचनायें जेपी उपलब्ध हो रही हैं, ठीक बैसीं ही उस समय की हैं 
यह नहीं कहा जा सकता । परन्तु इसमें भी प्राचीनता के प्रमाण विद्यमाव हैँ 
जिससे कहा जा सकता है कि संभवत: इनका मूलोद्भव ग्यारहवीं शती में 


हुआ हो । 


गोरखनाथ के समसामयिक सिद्ध २४ सिद्धों का भी विवरण दिया गया 
है । तत्पश्चात्‌ परवर्ती सिद्धसंग्रदाय में प्राचीन मत के सम्बन्ध में विचार किया 
गया है। गोरक्षनाथ के पूर्व ऐमे बहुत से शैव, बौद्ध और शाक्तसंग्रदाय थे जो बेद 
बाह्य होने के कारण हिन्दू थे और न मुसलमान | उत्तर भारत में ऐसे अनेक 
संप्रदाय थे जो वेदवाह्य होकर भी वेदसम्मत योगसाधना या पौराणिक देव 
देवियों की उपासना किया करते थे, ये अपने को शैव शाक्त और योगी कहते 
रहे । द्िवेदीजी का अनुमान है गोरक्षताथ ने उनको दो प्रधाव दलों का पाया 


१२२ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


हो-एक तो वे जो योगमार्ग के अनुयायी थे पर शैव या शाक्त नहीं थे दूसरे वे 
जो शिवशाक्त के उपापक थे पर शैव या ज्ञांक्त नहीं थे। परस्तु गोरक्ष सम्मत 
योगमार्ग के उतने मजदीक नहीं थे । बाद में उन्हें गोरक्षताथी माना जाने लगा । 
धीरे धीरे जब परम्परायें लुप्त हो गई तो उन पुराने संप्रदायों के मूल प्रव्त॑नों 
को भी गोरक्षनाथ का शिष्य समझा जाने लगा । इसे स्वीकार कर लेने पर इस 
सम्बन्धी जो वाद विवाद है स्वयमेव परास्त हो जाता है तत्पश्चात॒ इस मत 
सम्बन्धी ८ शाखाओं का वर्णन दिया गया है । 


कबीर 


प्रस्तावनां में द्विवेदीजी ने कबीरदास सम्बन्धी विवाद को उपस्थित 
किया है। आज की वयनजीवी जातियों में से अधिकाँश किसी समय ब्राह्मण 
श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी । (१) जोगी नामक आश्रय भुष्ट घर वारियों 
को एक जाति सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली थी । ये नाथपंथी थे, कपड़ा 
बुनकर और सूत कातकर या गोरखनाथ और भरथरी के नाम पर भीख माँगकर 
जीविका चलाया करते थे । (३) इनमें से निराकार भाव की उपासना प्रचलित 
थी, जातिभेद और ब्राह्मण श्रष्ठता के प्रति इतकी कोई सहानुभूति न थी और 
न अवतारवाद में ही कोई आस्था थी। (४) आसपास के बृहृत्तर हिन्दूसमाज 
की दृष्टि में ये नीच और अश्पृश्य थे। (५) मुसलमानों के भाने के बाद ये 
धीरे धीरे मुसलमान होते रहे । (६) पंजाब युक्तप्रदेश, बिहार ओर बंगाल में 
इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया था। (७) 
कबी रदास इन्हीं नव धर्मान्तरित लोगों में पालित हुए थे । . 


कबी रदास के नाम पर जो वाणियां मिलती हैं उनका कोई हिसाब नहीं । 
खोज में जब तक कबीरदास के नाम पर छः दर्जन के आस पास पुस्तकें मिली 
हैं। इनमें से कुछ उनकी नहीं हैं और कुछ अम्य पुस्तकों के भीतर आ जाती हैं । 
सन्‌ १६०६-७ की खोज रिपोर्ट में अनुरागक्षगार की एक प्रति पाई गई थी 
जिसके सम्बन्ध में रामकुमार वर्मा ने लिखा हैं कि उसमें पद्यों की संख्या १५६० 
है। पर सन्‌ १९०६-११ में इसी पुस्तक की इससे १६ वर्ष पुरानी एक और प्रति 
मिली । इस पुरानी प्रति में पद्यों की संख्या १५०४ थी। १६ के भन्‍्तराल में 
८६ प्चों की वृद्धि हो गई। अतः इन ग्रंथों की प्रामाणिकता सम्देह का ही विषय 
है। श्री विश्वनाथर्सिह ज्‌ देव ने अपनी दीका के अन्त में कबीरदास का कहा 
जाने वाला एक पद उद्धुत किया है यह पद स्वयं संदेहास्पद है । इन सबको देखते 
हुए द्विवेदीजी की यह धारणा है कि बीजक के कुछ अंश अवश्य ब्राढ़ के हैं । जो 


शोधकर्त्ता हिवेदी १२३ 


हो बीजक कबीरदास के मतों का पुराता और प्रामाणिक संग्रह है इसमें सन्देह 
नहीं । 


अवधूत कोन है नामक अध्याय में अवधूत का सम्बोधन किस किस 
प्रकार होता है इस पर विचार किया गया गया है और कवी रदास अवधूत का 
अर्थ क्या लेते हैं बताने का प्रयास किया है। कबीरदास का अवधूत नागपंथी 
सिद्ध योगी है | वह अवधृत जिसके वाक्य वाक्य में वेद निवास करते हैं, पद 
पद में तीर्थ बसते हैं, प्रत्येक दृष्टि में केवल्य या मोक्ष विराजमान होता है, 
जिसके एक हाथ में त्याग है और दूसरे हाथ में भोग फिर भी जो त्याग और 
भोग दोनों से अलिप्त हैं, वर्णाभय से परे है, समस्त गुरुओं का साक्षात्‌ गृरु है; 
न उससे बड़ा है और न बराबर । इसी अवधृत की चर्चा कबीरदास ने भी की 
है। कबीरदास के अनुसार योगी वह है जो न भीख माँगे न भूखा सोये, न झोली 
पत्र और बटुआ रखे, अनहृद नाद के बनाने से विरत हो, पाँच जने की जमात 
का पालन करे और संसार से मुक्ति पाने की साधना भी जाने। जो ऐसा 
नेहीं वह अवधृत योगी कबीर का आदर्श नहीं हो सकता यद्यपि इन योगियों के 
संप्रदाय के सिद्धों को ही कबीरदास का अवधूृत कहते हैं, तथापि वे साधारण 
योगी और अवधूत के फके को बराबर याद रखते हैं। अवधूत को ज्यादा आदर 
दिया है। 


नाथपंथियों के सिद्धांत और कबीर का मत नामक अध्याय में नागपंथी 
अवधूत का मत क्या था और कबीरदास पर उसका कुछ प्रभाव पड़ा था या नहीं 
इस पर विचार किया गया है। गोरखनाथ ने योगमार्ग में गुरू की बड़ी महिमा 
गाई गई है। गुरू ही समस्त क्षेत्रों का मूल है और एक मात्र अवधृत ही गृरु पद 
का अधिकारी हो सकता है । 


निरंजन कोन हे 


कबीर पंथ के अध्ययन से निरंजन का सम्बन्ध बुद्ध से था ऐसा अनुमान 
होता हैं| नाथपंथ में निरंजन को महिमा खूब गाई गई है। स्वयं कबीरदास की 
उक्तियों में से ऐसी ढ़ी जा सकती हैं जिनमें उन्होंने निरंजलत को परमाराध्य 
समझा है। द्विवेदीजी की अनुमान है कबीरदास के समय का अपेक्षाकृत सहज 
मतवाद बाद में चलकर जटिल हो गया है। स्पष्ट है कबीरदास निगुण या 
निरंजन ब्रह्म को शैतान जैसा नहीं समझते थे । 


१२४ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कतित्व 


मध्यकालीन धर्मंसाधना 


द्विवेदीजी ने भारतीय समाज में विभिन्न कालों में आकर घुलमिल 
जाने वाली विभिन्न जातियों और उनके शर्म साहित्य, रीति, नीति आदि को 
समाज शास्त्रीय विश्लेषण किया है और इस तरह तत्सम्बन्धी पूर्व प्रचलित अनेक 
भ्रमों का निवारण किया है । उन्होंने विभिन्न सम्प्रदायों धर्मों ओर शास्त्रों में 
ऐसे तत्वों का भी विश्लेषण किया है जिनकी अमिटछाप लोकचेतना के माध्यम 
से हिन्दी साहित्य पर पड़ी है। उनकी कबीर नाथसंप्रदाय, मध्यकालीन धर्मसाधता 
और प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नामक पुस्तकों में अनेक इस प्रकार के 
शोध और अध्ययन सम्बन्धी कार्यों की विवृत्ति दिखाई पड़ती है। द्विवेदी जी 
गवेषक एवं समीक्षक दोनों हैं। उनका गवेषक का रूप समीक्षक रूप से अधिक 
भास्वर है। उनके इस रूप के दर्शन आरम्भिक रचनाओं में ही मिल जाते हैं । 
ताथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्मंसाधना के बाद यह धारणा और भी युक्त हो 
जाती है। इस पुस्तक में यद्यपि लेखक का उद्देश्य उत्तर भारत की प्रधान प्रधान 
धर्मसाधनायें यथासंभव विवेचित करना है फिर भी उन्होंने, दक्षिण भारत की 
भी धर्म साधनाओं का भी उल्लेख किया है। यद्यपि इस पुस्तक में अनेक विषयों 
की चर्चा हुई है पर उनकी जंसी सूक्ष्म, स्पष्ट सुसम्बद्ध व्यवस्थित विवेचता होनी 
चाहिए थी वैसी इस पृस्तक में नहीं हो पाई है । इस पुस्तक के लिखने में एक 
ओर प्राणों, संहिताओं और अन्य प्राचीन ग्रन्थों का सहारा लिया गया है। और 
दूसरी ओर प्राच्य विद्वानों ने अंग्रेजी में जो अपनी धारणायें बनाई हैं उनका 
प्रतिपादन भी किया है | 


मध्ययूग का समय पांचवीं शदी से सोलहवीं शदी तक का काल है। 
इस युग को विशेषता भगवान के नाम को ही सबसे बड़ा मन्त्र मानना और उसी 
के जप की समस्त सिद्धियों का मूल मानना इस यूग की विशेषता है। इस 
विशेषता ने ही भगवान में भावगृहीत रूप को इतना महत्व दिया है ।* 


द्विवेदीजी का अभिमत है कि आज के भारतीय धर्म समाज आचार 
विचार, क्रियाकांड, सभी विषयों पर इस युग की अमिट छाप है। इस काल को 
भोर चाहे जो कहा जाय, पतनोन्मुखी भौर जब दी हुई मनोवृत्ति का काल नहीं 
कहा जा सकता । जो पुराण और स्मृतियाँ आजकल निस्संदिग्ध रूप में प्रमाणित 


१-मध्यकालीन धर्मसाधना : पृ० १४॥। 


शौधकर्ता हिवेदी १२५ 


मानी जाती हैं और उनका सम्पादन अन्तिम रूप में इस काल में हुआ था, जो 
काव्य, नाटक कथा आख्यायिकाएं गुप्तकाल में रची गयीं, वे आज भी भारतवर्ष 
का चित्र मुग्ध कर रही हैं। जो शास्त्र उत्त दिनों प्रतिष्ठित हुए वे सैकड़ों वर्ष 
बाद आज की भारतीय मनीषा को प्रेरणा दे रहे हैं।इस काल को भारतीय 
उन्नति के स्तब्ध हो जाने का काल नहीं कहा जा सकता।* इन लगभग १३ 
सदियों के १३०० वर्ष की अवधि में भारतवर्ष की जनता की क्‍या धर्मसाधता 
रही इसे स्पष्ट करते हुए लेखक ने लिखा है कि एक तो इस युग में निरक्षर 
साधकों की प्रधानता रही भौर दूसरा भगवान्‌ के भावगुृहीत रूप को विशेष 
महत्व प्राप्त हुआ। नाम और रूप की उपासना मध्यकालीन भक्तों की अपनी 
विशेषता है द्विवेदीजी की दसवीं शताब्दी के बाद ही भारतीय इतिहास का वह 
काल प्रारभ्भ होता है जिसे संकोचनशील और स्तब्ध मनोवृत्ति का काल कहा 
जा सकता है। यह सत्य है कि मध्यकाल में कोई भी ऐसी प्रवृत्ति कठिनाई पते 
मिलेगी जिसका बीजारोपण किसी न किसी रूप में एवंवर्ती काल में न हो गया 
हो | पर वे धर्म साधना के इतिहास को जीवन्त वस्तु मानते हैं। विक्रम की 
छठी शताब्दी से लेखक के अनुसार “धर्म साधना से एक नई प्रवृत्ति का उदय 
होता है जिसे तान्त्रिक प्रभाव कहा जाता है। यह प्रभाव ब्राह्मण ही नहीं जेन और 
बौद्ध सम्प्रदायों में भी स्पष्ट रूप से अभिलक्षित होता है । छठीं शताब्दी से 
नवीं शताब्दी तक का प्रभाव चलता रहता है फिर इस देश की धर्म साधना 
नए रूप में प्रकट होती है । यह अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक चलती रहती 
रहती हैं और उसके बाद भारतवर्ष फिर नए ढंग से सोचता प्रारम्भ करता है । 


विक्रम की छठी शताब्दी के बाद जो तांत्रिक प्रभाव भारतीय साधना 
के ऊपर पड़ा वह परिवर्तीकाल के सन्‍्तों या तिगुण भक्तों की साधना के रूप 
में प्रकट हुआ ।' उस साहित्य का बीजारोपण विक्रम की छठी शताब्दी में ही हुआ 
और विक्रम की नवीं और दसवीं शताब्दी तक वह अंकुरित होता रहा । 
पूर्वमध्य यूग में विविध साधनायें पनपी ओर इसे त्त्र प्रभाव का काल कहा 
हैं और इस काल की मुख्य घटता पांचरात्र संरिताओं का अभ्युत्थान काल है । 
ये संहिताएँ वैष्णवों का कल्पसूत्र कहा गया है । लेखक का मत है विक्रम की 
छठी शताब्दी के बाद जो तांत्रिक प्रभाव भारतीय साधना के रूप में प्रकट 


१- मध्यकालीत धर्मसाधता: पृ० १७ २- वही: पृ० १७। 
३- वहो: पृ० २५ । द ४- वही: १० २५। 


१२६ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


हुआ । छठी से दसवीं सदी तक के काल में “वेष्णव, शव शाक्‍त, गाणपत्य, और 
सौर से लेकर बौद्ध और जैन सम्प्रदायों तक के मन्त्र तन्त्र, मुद्रा आदि का प्रचार 
बढ़ता दिखाई देता है । तन्त्र शास्त्रों में मन्त्र-तन्त्र, न्याय दीक्षागुरू, आदि तत्व 
सम्मिलित किये जाते हैं । मध्ययुग के धामिक साहित्य को दो प्रकार से विभक्त 
करके विचार किया गया है । स्मृतियों उनकी टीकाओं, पुराणों और निबन्धों 
का साहित्य पुराने जमाने से ही 'धर्मशास्त्र” कहा जाता रहा है, दूसरे प्रकार 
का साहित्य जो साधनों के परम पुरुषार्थ प्राप्ति की प्रतिक्रियाओं को बताते हैं 
जिसमें तत्त्र, भोग के ग्रन्थ हैं भक्ति की पुस्तके हैं और पुराणों के वे अंश हैं जो 
इन्हीं बातों की चर्चा करते हैं । इसे द्विवेदी जी ने 'धर्मसाधना' के नाम से अभिहित 
किया है ।' धर्म साधवाओं को भी दो मोटे विभागों में बाठ लिया है (१) योग- 
मूलक साधानए' और भक्तिमूलक साधनाए । इन दोनों साधनाओं का प्राचुर्य 
हम मध्ययुग में ज्यादा पाते हैं । तत्पश्चात्‌ बेदिक देवतावाद से इस साधना का 
अन्तर कैसे हुआ पर विचार किया गया है। योग साधना की परम्परा में सर्वे 
प्रथम पातंजलि का नाम आता है जिसने व्याकरण, महाभाष्य, पातंजलि योग 
सूत्र और संहिता को रचना की थी। मध्यकाल में लोक भाषाओं में जो योग 
सम्बन्धी पुस्तकें लिखी गयीं, उनमें पतंजलि के ग्रन्थों के समान इतनी सृक्षम- 
विवेचता नहीं की गयी। पातंजल दर्शन विचार प्रधान दर्शनग्रस्थ हैं जबकि 
मध्ययुग के हृठयोग वाले ग्रन्थ प्रक्रिया प्रधान हैं।' पर ज्ञान मार्ग का प्रभाव 
उन पर है। ट्विंवेदीजी का अनुमान है कि उत्तर मध्यकाल में इन योगांगों को 
लोक भाषा में लिखने को परिपाटी दीोष॑काल से चली आती हुई परम्परा का 
अन्तिम रूप है। आगे वह कहते हैं निगुण भक्ति मार्ग की आरम्भिक अवस्था 
ज्ञान की कथनी वाले मार्गों की परम्परा का ही अच्तिम रूप रही होगी, कबीर, 
दादू आदि के नाम पायी जाने वाली वाणियों के विश्लेषण से इस नतीजे पर 
पहुंचना सम्भव है । साखियाँ आठ योगांगो के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करने 
के उद्देश्य से ही लिखी गयी हैं। इन उपदेशों में ज्ञान प्रवण नैतिक स्वर प्रधान 
एवं योग सम्बन्धी स्वर गौड़ दिखलाई पड़ता है। इसी ज्ञानप्रवण नैतिकता 
प्रधान योगमार्ग के खेत में भक्ति का बीज पड़ने से जो मनोहर लता उत्पन्न हुईं 
उसी का नाम निगुण भक्ति मार्म हैं। 


धर्म ओर निरंजन मत में यह बताया है कि किसी न किसी 


१- मध्यकालीन धर्मसाधना: पृ० ५६६७। . २- वही: पृ० ७० । 
३- वही: पृ० ७६। ४- वही: पृ० ७७। 


शोधकर्ता द्विवेदी १२७ 
रूप में दीघ काल तक बौद्धवर्म जीवित रहा और अब भी किसी न किसी रूप 
में कहीं कहीं जी रहा है। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी विहार में धर्मपृजा एक 
जीवित मत है। उसमें सबसे बड़े देवता निरंजनया वर्म हैं। उन्हें रूप, 
वर्ण आदि से अतीत और शुस्यरूप बताया गया है।इस पंथ का अपना 
साहित्य है जिसे बंगाल में धर्म मंगल साहित्य नाम दिया गया है पंडितों का 
अनुमान है कि धर्मपृजा बोद्धधर्म का भग्नावशेष हैं, कुछ दूसरे पंडितों का अनुमान 
है कि धर्म या निरंजन देवता वस्तुृत: आदि वासियों के ग्रामदेवता हैं। जो हो 
धर्म में बौद्ध प्रभाव है अवश्य ।* 


कबी रमत में धर्मदेवता का 'अवशेष' उड़ीसा में निरंजन नाम के देवता 
की पूजा प्रचलित थी जिस पर बौद्ध मत का जबरदस्त प्रभाव था। कब्रीर मत 
को इस पंथ से निबटना पड़ा । विशेष रूप से कबीर पंथ की दक्षिणी शाखा को 
इस प्रबल प्रतिद्वंद्वी मत को आत्मसात करने का श्रेय प्राप्त है । 


इसके बाद संत साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि पर विचार किया गया 
है। फिर सामाजिक विषय, जेसे जातिभेद की कठोरता और उसकी प्रतिक्रिया, 
स्पृश्या-स्पृश्य विचार, अन्तर जातीय विवाह, वर्तमान जनसमूह अवतारवाद, पर 
प्रकाश डाला गया है। जिससे मध्ययुग की समाज में परिस्थिति को जानने में 
पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो जाती है श्रीकृष्ण की प्रधानता नामक शीर्षक के लेकर 
मधुर रस की साधना तक करीब करीब उन्हीं विषयों पर प्रकाश डाला गया है जो 
सूरसाहित्य में हैं अत: पिष्टपेषण करना समीचीन न होगा । इन अन्तराल में 
आने वाले शीर्षक में कृष्ण, गोपी, राधा तथा लीलाभक्ति आदि के वर्णन में 


समीक्षात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है जिसका वर्णन हम दूसरे अध्याय में 
दे चुके हैं । 


प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नामक दूसरी किताब भारतीय 
संस्कृति को एक लम्बी परम्परा को हमारे सामने उपस्थित करती हैँ । प्रस्तुत 
पुस्तक में प्राचीन भारत की उसी संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है । सुविधा की 
दृष्टि से लेखक ने भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग “गुप्तकाल' के कुछ सौ वर्ष पूर्व 
से लेकर सो वर्ष बाद तक के समय को इस विवेचन के लिए चुना है यद्यपि 
यदाकदा वे इस काल सीमा का अतिक्रमण आवश्यकतानुसार कर जाते हैं । 
लेखक इस ऐहिकता को आध्यात्मिकता का विरोधी नहीं मानते उनका कथन है: 


१-मध्यकालीन धर्मसाधना : पूृ० ८९ 


(१८ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


प्रत्येक मनृष्य इनसे (कला विनोद) बंधा है। परन्तु इतके दो पहलू होते हैं। 
जब थे मनुष्य को अपने आप तक ही सीमित रखते हैं तो ये बन्धन बन जाते हैं 
परम्तु जब ये अपने ऊपर वाले तत्व की ओर उन्म्‌ख करते हैं तो मुक्ति के साधन 
बन जाते हैं । कला भी वही श्रेष्ठ है जो मनृष्य को अपने आप में सीमित न 
रखकर परम तत्व की ओर उन्मृख कर देती है। कला का स्वरूप है आत्मा- 
स्वरूप का साक्षात्कार या परमतत्व की ओर उन्मुखीकरण | इस प्रकार हम देखते 
हैं कि यद्यपि लेखक ने प्रायः इस परमतत्व की ओर उन्मुखीकरण का विशेष 
उल्लेख नहीं किया है परन्तु सिद्धान्ततः वे भारतीय कला का लक्ष्य अलौकिक 
रप्त की प्राप्ति ही मानते हैं ।* 


प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद विविध और बहुसंख्यक रहे हैं। 
लेखक ने पुस्तक में रईस की देनिक क्ृतियों का आभास दिया हैं जिससे इन 
कलाओं के विकास पर आश्चय होता है जो उस ऐश्वर्यं यूग में वर्धभान हुई थीं। 
इस प्रकार यह पुस्तक भारत में ऐहिकतामूलक-चिताधारा की पृष्ठभूमि प्रदान 
करती है ।' 


१--अजन्ता; ; १६५३ । २--वही : १६५४५३। 


४ 


हतिहास लेखक ढ्रिबेदी 


इतिहास लेखन का आदर्श : भारतीय और परचम 


इतिहास एक तो राजनीतिक और सामाजिक हुआ करता है। उसके 
लेखन सम्बन्धी आदर्श बदल रहे हैं | पहले राजनीतिक घटनाओं एवं राजाओं 
के युद्ध-विग्रह की प्रमुखता रहा करती थी, परन्तु यह पुरानी परिपांटी बहुत कुछ 
परिवर्तित हो गईं है और अब सामाजिक भूमिका पर समस्त राष्ट्रीय जीवन की 
दिशाओं को आधार बताकर इतिहासलेखन-प्रणाली चल पड़ी हैं। नवीन इतिहास 
लेखक राजा या राज्य का नेतृत्व करने वाले लोगों को केन्द्र में व रखकर सामा- 
जिक जीवन की विविध दिशाओं के क्रमिक विकास की समस्त रूपरेखा को केस्द्र 
में रखकर इतिहास लिख रहे हैं। इसी के साथ इतिहास लेखन की और भी कई 
भध्यवर्तिनी दिशायें हैं । उदाहरण के लिए किसी एक महान घटना को केरद्र में 
रखकर उसका विस्तार से वर्णन करते हुए भी इतिहात लिखा जाता है। जैसे 
कि फ्रांतीसी राज्यक्राध्ति को केन्द्र बवाकर इतिहास लिखे गये हैं। दीधकाल तक 
यूरोपीय देशों को प्रभावित करने वाले व॒तांतों को केन्द्र में रखकर ऐतिहासिक 
लेखन और विवेचन किया जाता है। 


हमारा प्रयोजन यहाँ साहित्यिक इतिहास लेखन से है। साहित्यिक 
इतिहास भी हिन्दी साहित्य का एक अंग है। हमारे यहाँ कवि परिचय या कवि- 
बुत्त के रूप में इतिहास लेखन का प्रारम्भ हुआ था। इस प्रकार के इतिहासों 
में हमें संवत्‌ १९४० में लिखा शिवर्िह सेंगर का शिवर्सिह सरोज” पहले पहल 
मिलता है जिसमें कवियों का विवरण और उनके काव्य ग्रस्थों आदि का विवरण 
दिया गया है । इसी के आधार पर सं० १६४६ में सर जार्ज ए० ग्रियसेन ते 
मान वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान” लिखा इसमें शिवर्सिह सेंगर से यही 


१३० हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


एक विशेषता है-कि साहित्य के काल विभाग के साथ समय समय पर उठी हुई एक 
प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराया गया है । यह शिवर्सिह सरोज से अधिक व्यव- 
स्थित और वेज्ञातिक शैली में लिखा गया है । तत्पश्चात्‌ कई अंग्रंजों ने छोटे 
मोटे इतिहास ग्रंथ लिखे । 


दूसरी कड़ी मिश्रवन्धुओं द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें इतिहास को युगों 
में विभाजित कर विभिन्न यूगों की साहित्यिक धाराओं को प्रकाश में लाया गया। 
इसमें साथ ही कवियों के प्रत्येक युग के इतिवृत्त भी दिये गये जिसके कारण 
“'मिश्रवन्धु विनोद भी समग्र या वस्तुमलक इतिहास की भूमिका पर तहीं पहुँचा । 
फिर भी इतिहास को इतिवत्तात्मक धाराबद्ध एवं विस्तारपृवंक लिखने का श्रेय 
सर्वप्रथम मिश्रबन्धुओं को दिया जातां है । 


| इतिहास की तीसरी कड़ी वास्तव में शुक्ल जी ने जोड़ी। उन्होंने 
विभिन्न यूगों की प्रमुख प्रवृत्तियों को आधार बनाकर यूगों का नामकरण किया 
और यूग विशेष की प्रवृत्तियों की भूमिका पर ही कवि चर्चा की। इस तरह 
प्रवृत्तियों एवं कवियों के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक समीप लाने का महत्व 
शुक्ल जी को दिया गया हैं और एक मापरेखा भी बनाई गई जिसमें कि लोक- 
मुखी जीवनधारा का या लोक की प्रतिनिधि विचारधारा था भावधारा का 
आधार लेकर यूगीन प्रवृत्तियों की खोज की गई और उन यूगीन प्रवृत्तियों के 
कवियों का प्रदर्शन कराया गया । इस तरह लोकाभिमुख साहित्यिक और वैचा- 
रिक प्रतिमानों की भूमिका पर शुक्लजी ने इतिहास का निर्माण किया। मिश्र 
बन्धुओं की अपेक्षा साहित्यिक इतिहास का अधिक प्रशस्त आधार शुक्लजी के 
इतिहास में विद्यमान है। इस तरह लोकजीवन या साम्राजिक जीवन की भमिका 
पर साहित्यिक प्रवृत्तियों का निरूपण और साहित्यिक श्रवृत्तियों के आधार पर 
वेयक्तिक कवियों की काव्य रचनाओं का निरूपण इन तीनों सूत्रों का समाहित 
स्वरूप शुक्लजी के इतिहास में देखा जाता है। इनका समग्र समाहार नहीं हुआ 
है । कवियों का बड़ी संख्या दी हैं। उन सबका कतिपय सीमित प्रवृत्तियों के भीतर 
समावेश करना सम्भव न था। विशेषकर आधुनिक साहित्य में तो कवियों की 
अधिक संख्या एक ही युग में चलने वाली प्रवुत्तियों का इतना वैविध्य था कि 
शुक्ल जी को आधुनिक यूग को कई उत्थानों में विभाजित करना पड़ा। यह 
उत्थान शैली उन्होंने अन्य कालों के लिये नहीं बरती । इससे साहित्य इतिहास 
लेखन की और आधुनिक इतिहास लेखन शैली की कठिनाइयों का परिचय 
मिलता है । 


शुक्लजी के बाद डा० श्यामसुन्दरदास का इतिहास” आता है “जिसमें 


इतिहास लेखक टिवेदी १३१ 
कवियों की वैयक्तिक समीक्षा का पक्ष सीमित कर दिया गया है और बूगीन कंब्य 
प्रवृत्तियों का विस्तार के साथ वर्णन क्रिया गया है। एक भौर विशेषता डा० 
श्यामसुन्दरदास के इतिहास में बहु है कि उन्होंने विभिन्न यूगों के काव्य रचना 
के साथ अन्य लजित कवाओं का इद्िवृत्त भी दे दिया हैं। जिससे विभिन्न बुगों 
की कलात्मक अभिव्यंजनाओं को एक समाहित पट पर रखकर देखा जा सकता 
हैं। बाबू श्यामसुन्दरदास के सामने युगजम्य साहित्यिक प्रवृत्तियों के साथ व्यक्ति- 
गत रूप से कवियों के काव्य रचता के समाहार का प्रश्न नहीं था, क्योंकि 
उन्होंने बहुत थोड़े कवियों को विचारार्थ रखा था। उनका इतिहास भी विवर- 
णात्मक इतिहास नहीं है । 


द इसके पश्चात्‌ द्विवेदी जी का इतिहास आता है। यह आकार में सबसे 
छोटा है। इसमें विद्याथियों की सीमाओं का भी ध्यान रखा गया है जिसके 
कारण इस इतिहास ग्रंथ में शोध सम्बन्धी विवेचनात्मक पक्ष या सिद्धान्त निरू- 
पण सम्प्नन्धी शास्त्रीय विचार अधिक नहीं आ सके हैं क्योंकि एक विज्येप प्रयोजन 
से लिखा हुआ यह एक धारावाहिक इतिहास ग्रंथ है । 


इतिहास लेखन शोेली 


इतिहांस लेखन की आदशें प्रणाली क्‍या हो सकती है इस विषय में 
हम अंग्रेजी साहित्य के आधुनिक इतिहास ग्रन्थों पर दृष्टिपात करें| पहली बात 
उनके यहाँ लम्बे युगों की कल्पना नहीं की गई जैसे अपने यहाँ भक्ति युग ३०० 
वर्षो' एवं रीतिकाल २०० वर्षो जैसे लम्बे अर्सो' के थुग नहीं रखे गये हैं जिसके 
कारण युगीन प्रवृत्तियों का एक मोटा परिचय दिया जाता है। वीरगाथाकाल, 
(आदिकाल) ३०० वर्षों तक बहने वाली धारा का जो सामान्य परिचय है युग 
के साथ नहीं किसी भी यूग की साहित्य कीं प्रवत्तियां विकासमान हैं तो इतनी 
समरस नहीं हो सकती । आदिकाल में जैसे बौद्धों का रहस्यवाद अपश्र शा भाषा 
में लौकिक काव्य जिसमें वीर॒गाथा की रचनायें, जैनों का धामिक सिद्ध साहित्य 
एक ही युग में समानान्‍्तर दिखाई पड़ते हैं। इसलिए युगों की दीघंता का निरू- 
.पण हिन्दी के इतिहात में चला आ रहा हैं वह संदिग्ध उपक्रम बन गया है। 
वास्तव में यूरोपीय इतिहास में कोई युग ५०-६० बर्षो थे अधिक नहीं होता 
तब भिन्न भिन्न स्थिति को उपस्थित करने में ज्यादा अवकाश रहता है। नामकरण 
की समस्या में कठिनाई वहीं होती है। एक ही युग में चलने वाली प्रवृत्ति का 
.स्वतस्त्र रूप से निरूपण कर सकते हैं। यूरोपीय इतिहासकार काव्य शैली एवं 
काव्यरूपों को दूसरा समाज देते हैं। युग निरूपण के बदि काव्य रूपों को जेसे 


१३२ हुजारी प्रसाद द्विवेदी: व्यक्तित्व और कृतित्व 


प्रक्‍न्ध काव्य, नाटय साहित्य, गद्य साहित्य को अलग अलग देखते हैं इस तरह 
विभिन्न सहित्य रूपों का युग आता है उससे युगीन काव्य में किस प्रकार की 
प्रवत्तियाँ हैं, प्रबन्धकाव्य में क्या आदर्श है सबका एक चित्र सम्मुख भा जाता 
है। इतिहास को फैलावदार होने के लिये जब हम समय की मात्रा, काव्यरूपों 
की प्रगल्मता का विवेचन और भिन्न भिन्न काव्य रूपों, काव्यर्शली को लेते हैं तब 
हमारा सीधा संबन्ध कवि से हो जाता है। प्रबन्ध कवियों एवं प्रगीत कवियों 
की यंग के भीतर परिमित संख्या रहती है । अलग-अलग काव्य एवं 
काव्यरूपों का बटवारा हो जाने पर कवियों की कृति को काव्यधारा के साथ 
जोड़ने में अधिक सुगमता हो जाती है इस तरह समरसता का इतिहास लिखना 
सुलभ हो जाता हैं। हिन्दी इतिहास लेखन में अन्तनिहित एक असामंजस्य 
दिखाई दे रहा है जिसमें कवियों की गणना के साथ युग का आकलन जुड़ नहीं 
पाता इस असामंजस्य को दूर करने के लिए हम अंग्रेजी इतिहासकारों की पद्धतियों 
से सहायता ले सकते हैं। हमें उसका आधार ले लेना चाहिए। इस तरह कहा जा 
सकता है, प्रथमतः कवि को ही या कवियों के समुदाय को काव्य रूप में ढालकर 
काव्यरूपों के समुच्चय को समग्र युगीन इकाई में ढालदें और तब हम निष्कर्ष 
के रूप में आदि मध्य युग का सामान्य परिचय दें | यदि हम काव्य रूपों को बता 
सकें साथ ही कवियों की अपनी अपनी विशेषताओं को दूसरी तरह प्रकाश में ला 
सकें, तुलनात्मक उद्भात्तित कर सकें तो अधिक सुसंगत एवं साहित्यिक कहा जा 
सकता हैं । 


द्विवेदीजी की इतिहास लेखन शैली की विद्येषता व आदर्श 


“हिन्दी साहित्यः इसका आाकार सीमित है और शुक्ल जी की इतिहास 
की अपेक्षा इसमें कवियों की और प्रवृत्तियों की चर्चा संक्षेप में दी गई है । 


द्िवेदीजी की इतिहासलेखन की स्वच्छन्दशली है । विद्याथियों के लिखे 
गए इस पुस्तक में धारावाहिक शेली के प्रवाह को अपनाया गया है। शास्त्रीय 
विवेचन के शब्द बहुत कम मिलते हैं | सामान्य पाठक को, कलात्मक समीक्षा का 
ज्यादा प्रयोजन नहीं है, ऐसे लोगों को दृष्टि में रखकर ही इस पुस्तक को 
अशास्त्रीय बनाने का प्रयत्न किया है। साहित्य विवेचन से शास्त्रीय तत्व में 
बाधा पड़ती है । पारिभाषिक दब्दों के ग्रन्थ में शास्त्रीयता आती है पर साद॑- 
जनिक ग्राह्मता नहीं आती । मध्यमार्ग का अनुसरण कर उन्होंने कोरा 
साहित्य नहीं पर विशेष रूप से सामात्य पाठक की दृष्टि से इतिहास ग्रस्थ लिखा 
है । ऐसा करते हुए भी काव्य की अधिकांश बातें, कवियों के सम्बन्ध में 


इतिहास लेखक द्विवेदी 4३३ 


केन्द्रीय विचार को प्रातिभ पद्धति से मूल विशेषताओं का उल्लेख करते चले 
गए हैं । 


सबसे बड़ी विशेषता इनकी यह है कि इम्होंने इतिहास लेखन में भी 
मानवतावादी दृष्टिकोण को सामने रखकर इतिहास लिखा है । 


द्िवेदीजी अभ्य इतिहास लेखकों से एक कदम आगे बढ़ गये हैं। 
इतिवृत्तात्मकता को छाँट दिया है, हटा दिया है । कवियों के साथ युगीन प्रवत्तियों 
का सामंजस्य ला सके हैं । लेकिन साथ ही इस इतिहास में समग्रता या लेखकों 
या कवियों की बहुलता नहीं मिलती अधिक विस्तृत और बड़ा इतिहास लिखने 
के लिये यदि यह प्रणाली अपनाई जाय जिसे संक्षिप्त रूप में द्विवेदी जी ने 
कार्याम्वित किया है तो हम इतिहास लेखन में अधिक सफलता पा सकेंगे । 


अध्य एकः और विशेषता ध्यान देने योग्य है। आधुनिक खंड मेंप्राय: 

१०० पृष्ठों के अस्तर्गत संपूर्ण आधुनिक साहित्य का एक धारावाहिक चित्र उप» 
स्थित किया है लोगों को इस पर शिकायत हो सकती है। इसमें बहुत से कवियों 
का विवेचन नहीं हुआ है । चुने हुये कवियों को विचारार्थ ले लिया गया है ॥ 
जितनी धारा को लिया, वर्ग एवं उत्थान बनाये उनका स्वरूपगत परिचय व्यव« 
स्थित रूप से आ गया है। इतिहास लेखन की मूल कठिताई है कि वह 
धाराओं का उल्लेख करे ओर दूसरी ओर कवियों के वेशिष्ट्य का परिचय दे, इस 
द्विविधात्मक कार्य के लिए सबसे अच्छी प्रणाली अपनायी जा सकती थी उसे 
द्विवेदी जी ने अपनाया है। 


विभिन्न यूगों का नामकरण विभाजन उन युूगों की सामाजिक पृष्ठभूमि 

और साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर किया है। इसके पश्चात्‌ 
इन विभिन्न युगों की उपलब्ध सामग्री के आधार पर युगों का नामकरण किया 
है । इसके पश्चात्‌ इन विभिन्न युगों की उपलब्ध सामग्री के आधार पर मुख्य 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है और उत प्रवृत्तियों के परिचायक प्रमुख कवियों 
का समीक्षात्मक परिचय दिया गया है । इस प्रकार अस्विति की दृष्टि से द्विवेदी 
का इतिहास अधि क सुसम्बद्ध कहा जा सकता है। शुक्ल जी द्वारा युगीत प्रव॒- 
त्तियों का निरूपण और युगीन कवियों की विवेचना उतनी संबद्ध नहीं है, अलग 
अलग दिखा देती है । आधुनिक धारणा के अनुसार इतिहास की संबद्धता के लिए 
प्रवत्तियाँ और कवियों की काव्य रचना अधिक समीप पहुँचनी चाहिए और दोनों 
का अस्तर मिट जाना चाहिए । शुक्ल जी इस अस्तर को इसी तरह न मिटा सके 


१३४ हजारी प्रसाद दिवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


क्योंकि उनको मिश्रदन्धओं का इतिवत्तात्मक उपलब्ध था, कवि चर्चा उपलब्ध 

), जिनक्षी चर्चा अपने ढंग से करता था। उप्तके सामने शिवर्सिह सेंगर 'सरोज 
उपलब्ध था। इनका उपयोग करने के लक्ष्य से शुक्‍्लजी ने कवियों का इति- 
वृत्तात्मक परिचय, तिथियां और उनके काव्य, रचनाओं के नाम, विषयवस्तृ 
और उनके वेशिष्ट्य का भी विवेचत किया है परन्तु इस वस्तृमूलक विवेचन के 
साथ वे प्रवृत्तिमूलक विवेचन को समस्वित नहीं कर सके । एक खाई बनी रही 
है | डिवेदीजी का लक्ष्य इतिहास की इतिवत्तात्मकता नहीं था | कतिपय प्रति- 
निधि कवियों के नामोल्लेख एवं विवेचत से ही काम चलाया । यथासंभव जीवनी 
एवं तिथियों से विरक्त रहे हैं । अतएव युगीन प्रवृत्तियों के साथ कवियों लेखकों 
का चरित्रचित्रण संतुलन करने में अधिक सफल हुए हैं । इनके समक्ष आदिकाल की 
समग्री अधिक विस्तृत रूप में उपस्थित थी। अतएव वे हिन्दी साहित्य के आदि 
काल को कई शाखाओं एवं प्रशाखाओ में विभक्त कर सके जबकि शुक्लजी ने अपभ श 
काल की स्वतन्त्र स्थिति मानकर हिन्दी साहित्य के इतिहास में केवल पर्वपीठिका 
के रूप में उन क्रतियों को दिया हैं। अपभुश के विकसित रूप में हिन्दी साहित्य 
के प्रारम्भिक काव्य को समन्वित करने में द्विवेदीजी अधिक सफल हुए हैं । 


द्विवेदीजी ने इतिहासलेखन शैली के शास्त्रीय पद्धति को अपनाकर सीधे सम्पर्क 
की शैली को अपनाया है अपने विचारों को किसी विश्येप रूप से न लेकर प्रमुख 
कवियों की केन्द्रीय आधार को विज्लेषत बनाकर लिखा है। उनकी इतिहास 
सम्बन्धी मान्यता साहित्य के परवर्ती इतिहासंकारों अथवा इतिहास शास्त्र के 
अध्यापकों की मान्यता से विल्कूल भिन्न हैं। इतिहास को वे गड़ामुर्दा या विगत 
तथ्यों का ब्योरा नहीं मानते, बल्कि उसे एक जीवन शक्ति मानते हैं जिसे वे 
इतिहास विधाता या इतिहास देवता कहते हैं | अतः उनके अनुसार मनुष्य ही 
इतिहास को नहीं बनाता बल्कि इतिहास ही मनुष्य को बनाता है। इस प्रकार 
इतिहास सामाजिक जीवनधारा का प्रवाह जो एक ओर व्यक्ति को समाप्ति में 
डबोता रहता है। इस प्रकार इतिहास ने द्विवेदीजी को सांस्कृतिक नैरन्तयं का 
वहु अमोघ अस्त्र प्रदाव किया है जिसके कारण आदिकालीन और मध्य- 
कालीन हिन्दी साहित्य में उनका प्रवेश सहज और सुकर हो सका है। इनके 
दृष्टिकोण की विशिष्टता यह है कि भारतोय साहित्य को इकाई रूप में मान, 
हिन्दी को उसका अंग माना है। द्विवेदीजी की इतिहासलेखन शैली आधुनिकता 
को लिए हुए हैं। 


शुक्लजी का आदर्श क्‍ 
शुक्लजी का दृष्टिकोण शास्त्रीय है। साथ ही वे लोकमंगलवादी और 


इतिहास लेखक द्विवेदी १३४ 


रसवादी आलोचक भी थे। इस दोनों कारों से साहित्य के प्रति उनकी एक विद्ेप 
धारणा थी जिनका आदर्श रूप उन्हे तुलती नें प्राप्त हुआ था । इसी पूर्वाग्रह 
के साथ उन्होंने प्रत्येक कवि और प्रत्येक युग के साहित्य पर विचार किया है। 
इतिहास के लिए जो मानदण्ड शुक्ल॒जी ने स्थिर किया था उससे द्विवेदीजी का 
मानदण्ड बिल्कुल भिन्न है। वस्तुत: ये दोनों आचाय॑ साहित्य को दो दिशाओं 
ओर दो भिन्न दृष्टियों से देखते हैं।शुक्लजी ने अपनी तके शैली की निपुणता 
विचारों की अन्विति और दुृढ़ता तथा सूक्ष्म साहित्यिक दृष्टि के बावजूद भी 
उन तमाम स्रोतों और प्रभावों की उपेक्षा की है जिसका सम्यक्‌ उद्घाटन और 
विवेचन द्विवेदी जी ने किया है| शुक्लजी ने यदि हिन्दी साहित्य को उसका 
इतिहास दिया है तो द्वविदीजी ने सचमुच उस साहित्य की भूमिका प्रस्तुत 
की है ओर इस तरह उनके अधूरे काये को पूरा किया है। वस्त॒त: ये दोनों 
व्यक्तित्व एक दूसरे के प्रक हैं प्रतिद्वन्दी नहीं । 


युगों के नामकरण का प्रहत 


नामकरण की प्रणाली यूरोपीय साहित्य में भारतोय साहित्य की तरह 
नहीं है, वहाँ कभी-कभी राजाओं के नाम पर रखे गये हैं । वहाँ के लोगों में कोई 
एक समरस आधार नहीं है बल्कि सहसा किसी युग की प्रवृत्तियों की जो केन्द्रीय 
शक्ति है उसके नाम पर साहित्यक यूग का भी नाम करण कर दिया गया है। 
इसका कारण यह है कि पश्चिमी साहित्यिक प्रवृ त्तियों या शैलियों का थोडे समय 
में परिवर्तंत हुआ है और इतिहाम्त लेखक दर्जनों भागों में इतिहास को बांटते हैं । 
इससे उनकी जागरूकता छोटे-छोटे भेदों को पहचानने कीं झक्ति का परिचय 
मिलता हैं। हिन्दी साहित्य में जो तीन या चार भाग रख दिये गये हैं इससे 
तीन चार भागों के ही वाम याद रखना पड़ता है परन्तु इससे इतिहास की 
प्रवृत्तियां आवरण में ढकी रह जाती हैं और साहित्य के इतिहांस की सूक्ष्मतर 
_विशेषतायें प्रकाश में नहीं आती । इसमे एक और नुकस्तान हुआ है, वह यह कि 
बहुत सी प्रवृत्तियां जो मूल प्रवृत्तियों से पृथक हैं, उनका निरूपण छट जाता 
है। भक्तिकाल में अकबर के दरबारी कवि भी हुए, जिनमें दरबार की शालीनता 
है, राजनीति से सम्बन्धित या समाज से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान 
भी है उनका शोवषकर्ताओं को तो ज्ञान हो जाता है अन्य को नहीं । इन 
प्रवत्तियों को इतिहास के छोटे स्वरूप में परिवर्तित कर चलता कर देते हैं । इसी 
प्रकार आदियुग में विद्यापति को रखने का प्रयत्न किया गया है जिसकी 
, सं० १००० से १३७५४ तक की अवधि हैं। विद्यापति का काव्य चारणकाल के 


१३६ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


है 


काव्य से बहुत भिन्न है। वे पंडित कवि थे उन्हें संस्कृत परम्परा और विशेषकर 
प्रगीत की परम्परा का बोध था उन्हें इस काव्य में डालने से उनकी विशेष परंपरा 
का विस्तारपूर्वक परिचय नहीं मिलता । इस तरह के अभावों जौर अपवादों को 
दूर करने का प्रयत्त यदि इतिहासकार को करना हैं तो इतिहास को अधिक 
भागों में बाँटना पड़ेगा । इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं । यह प्रवृत्तियों के निरू- 
पण की प्रणाली भी बहुत सभीचीन नहीं है वीरगाथाकाल के काव्य का अब्त 
१३७५ में ही नहीं हो गया था | वह एक पूर्व निणंय से प्रभावित है। प्रवृत्तियों 
के आधार पर जो साहित्यिक यूगों का विभाजन किया गया वह साहित्यिक 
रचनाओं के अनेकविद स्वृरूपों को समझने में बाधा डालता हैं। अनेक धाराओं 
और विशेषताओं का ज्ञान नहीं होता । प्रवृत्तिमूिलक्ष विभाजन मोटा विभाजन 
कहा जायगा | 

शैलीगत विभाजन ज्यादां उपयक्त विभाजन कहाँ जायगा। भक्तियुग 
में जहाँ प्रमीत की शैली थी वहाँ प्रबन्धों की भी रचना है। उपदेशात्मक रच- 
नाओं की अलग शैली है। दरबांरी रचनांओं की अलग शैली है। एक ही युग में 
जब इतनी शैली मिलती है तो ऐसा विभाजन क्‍यों न करें कि जिसमें शैलियों 
के आधार पर उसकी विशेषताओं को सामने लायें। विभिन्न शैलियों और 
साहित्य रूपों के आधार पर इतिहास का अध्ययन आवश्यक हैं। ऐसा होने पर 
एक और बड़ी त्रूटि साहित्यिक इतिहास में हो गई हैं कि कवियों के विभाजन 
और प्रवृत्तियों की विशेषता का संग्रथन नहीं हो पाता। इसमें इतिहास लेखक 
दूसरी प्रणाली का उपयोग करते हैं अर्थात्‌ प्रवृत्तियों का व्यापक रूप से वर्णन 
के साथ विशिष्ट कवियों के विवरण में सामंजस्य नहीं बेठा पाते | प्रवृत्तियों को 
साधारण और समरस रूप में रख देते हैं। काव्य को केस्द्र में न रखकर प्रवृत्ति 
को केंद्र में रखने की प्रणाली उत्कृष्ट नहीं उसमें प्रवृत्ति और काव्य रचना का 
सामंजस्य नहीं बन पाता । पहले कवियों का वर्णन, फिर उनकी विभिन्न शैलियां, 
फिर शैलियों का वर्गीकरण और अच्त में मुख्य प्रवत्तियों का वर्णण होना चाहिए । 
ऐसा न होने पर इतिहासकार साहित्यकार साहित्येतर विषयों पर चले जायेंगे 
ओर कवियों से समीप नहीं रहेंगे। प्रवृत्ति का वर्णन अन्त में होने से हम साहित्य 
का सम्बन्ध रख सकेंगे । साहित्य का इतिहास कवि की इकाइयों पर लिखा जा 
सकता है युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर नहीं । सबसे उत्तम इतिहास वह होगा 
जिसमें युग की समस्त शैलियों, काव्यरूपों आदि को लेकर सूक्ष्म विभाग करते 
हुए बुहत्तर भाग करते चलें । इतिहास लेखन की प्रक्रिया और कवि और काव्य 
पर आश्वित होता चाहिए न कि अन्य किसी आधार पर । 


रीतिकाल को भी श्रुद्धारकाल आदि नाम देने का प्रधान कारण पह है 


इतिहास लेखक द्विवेदी १२७ 


कि रीतिकालीन काव्य विशेषताओं के विभिन्न भेदों को लोगों ने ठीक से ग्रहण 
नहीं किया । इस काव्य में रसवादी, अलंकारवादी और वक्रोक्ति आदि कई प्रकार 
के कवि हैं लेकिन रीतिकालीन रसयोजना का स्वरूप अलंकार योजना का 
स्वरूप, वक्रोक्ति का स्वरूप ये सभी एक ही प्रवृत्ति के हैं, वह प्रवृत्ति है शास्त्रीय 
भूमिका पर काव्य रचना की प्रवृत्ति, बाह्यार्थ प्रधात कांव्य रचना की प्रवृत्ति । 
श्रृद्धारकाल के कवियों ने भी श्रूगार रस को रीतिबद्ध रूप में लिया है। अन्य 
का नाम रीति शब्द की व्यापकता, उसमें अलंकार रस आदि के आधारों को 
ठोक से न समझने के कारण ही इतने नाम आए हैं। 


क्या वह श्रृड्ार की रीतिबद्धता नहीं है । रीति की प्रधानता नहीं है ? 
रीति शब्द में ये सब छोठे छोटे विभाग समाहित हो जाते हैं । तो रीतिकाल की 
शाखा के रूप में हम आलंकारिक शास्त्र, रसशास्त्र, वक्रोक्ति आदि नाम दे सकते 
हैं। लेकिन उस काल को ये नाम देने से उचित ने होगा । इन कारणों से, इस 
प्रकार यदि रीतिकाल के साहित्य का पहले कवि, फिर काव्यरूप, विषय भेद से 
अनेक भेद कर उनकी मुख्य विशेषताओं का निरूपण किया जाय फिर समग्र रूप 
से तो यह काव्य रीति की सीमा के अन्तर्गत आता है । 


कालविभाजन और उसके ओऔचित्य पर विचार 


नामकरण और कालविभाजन हिन्दी साहित्य के इतिहास के विवा- 
दास्पद प्रश्नों में एक प्रमुख प्रश्न है। रीतिकालीन काव्य के काल नाम हिन्दी 
साहित्य के अनुसार श्रृद्धारकाल, अलंकारकाल या रीतिकाल रखा जाय ? यह 
मूल समस्या ही हिन्दी साहित्य के कालविभाजन की समस्या है। अनेक इतिहास 
लेखकों ने भिन्न भिन्न तामो' से भिन्न भिन्न कालो' का निर्देश किया है जैसे हिन्दी 
के प्रारम्भिक यूग के भी कई ताम लोगो' ने सुझाए हैं। आचाये रामचन्द्र शुक्ल 
का नामकरण है वीरगाथाकाल । कुछ लोग भादिकाल, कुछ लोग सिद्ध सामंत- 
काल ओर कूछ लोग अपभ्र शकाल भी कहते हैं। यहाँ समस्या आती है कि 
किसी युग का नामकरण करने की केंद्रीय सत्ता या तत्त्व कौन सा होगा ! 


नामकरण चकि साहित्यिक इतिहास का है इसलिए नाम भी साहित्यिक 
भूमिका पर होना चाहिए । पिद्ध सामंत युग नाम साहित्यिक नहीं है । सामाजिक 
भूमिका पर है । इसी तरह आदिकाल शब्द किसी वस्तु विशेष, साहित्यिक 
प्रवृत्ति विशेष या धारा विशेष का सूचक नहीं कालविशेष का सूचक हैं तो हिन्दी 
के साहित्य का विभाजन काल के आधार पर हो यह तक सम्मत नहीं है। इस 


१३५ हजारी श्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


पक्ष के लोगों का कहना है कि इस यूग की समस्त रचनायें उपलब्ध नहीं हो पाती 
हैंया तब तक नाम भी यही होना चाहिए जब रचनायें अनिर्णयात्मक हैं ये 
नाम भी अनिर्णयात्मक होना चाहिए परन्तु यह तक॑ उचित नहीं । क्योंकि यह 
काल अन्यकार काल तो नहीं था कुछ विशेष प्रकार की रचमायें उस समय हुई 
थीं यह तो प्रमाणित हो जाता है भले ही उनकी सम्पूर्ण प्रामाणिकता पर सन्‍्देह 
हो । १०० से १३०० तक की प्रधान प्रवृत्तियाँ कया थीं, उस समय की सामाजिक 
परिस्थिति में किस प्रकार की रचनायें सम्भव रही होगी इसका विचारानुमान 
हम कर सकते हैं। उस समय की सामाजिक, सामयिक भूमि संघर्ष की भूमि थी, 
विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध में भारतीय राजाओं महाराजाओं के युद्ध को थी । 
प्रमुख प्रवृत्ति या धारा निश्चय ही युद्ध से संघटित धारा रही होगी । क्योंकि 
साहित्य सामाजिक भूमिका से असंपृक्त नहीं रह सकता । 


दूसरी प्रवृत्ति धामिक कही जा सकती है। क्‍योंकि भारत में धर्म का 
बहुत पुराना इतिहास मिलता है और धर्म के आधार पर प्रत्येक काल में रचना 
हुई है तो धार्मिक काव्य भी उस युग में बता हैं । इस समय के साहित्य में जे 
लोगों का साहित्य है । जैनों के कारण प्राकृत और अपभुश में प्रचुर साहित्य 
निर्माण की परम्परा पिलती है पर यह साहित्य विशुद्ध साहित्य नहीं, साम्प्रदायिक 
है । अधिकतर उपदेशात्मक है, इस धामिक साहित्य की दूसरी धारा वह है जिसे 
हम सिद्ध कवियों की धारा कहते हैं ये भी मुख्य रूप से अपभुश में रचता कर 
रहे थे ओर पुरानी हिन्दी का उस समय आरम्भ हो रहा था। कुछ समय के 
पश्चात नाथसंप्रदाव का अभ्युदय हुआ, वे रचनायें भी इसी यूग में आती हैं । 
हिन्दी के आदिकाल में वीरगाथाकाल जन काव्य सिद्ध संप्रदाय का काव्य और 
नाथसंप्रदाय चार धाराओं का काव्य आता है। इनमें युग की प्रतिनिधि धारा 
कोत सी थी ? मोटे तौर पर इन चारों धाराओं के लौकिक जिम्ममें युद्ध और 
राजाओं के वर्णन ही हैं और दूसरे अलौकिक जिनमें सिद्ध संप्रदाय की अध्यात्मिक 
रहस्यवादी विचार हैं इसे दो भागों में बांठ सकते हैं । प्रश्न यह है कि उस युग में 
जब सारा देश बशांति के बीच गृजर रहा था अन्तर्देशीय कलह छाया था तो उस 
समय की रचता क्‍या पारलोकिक हो सकती है ? जो प्रतिनिधि रचना कही जाती 
है ऐसी रचना से जो पुरानी परम्परा का अनुकरण करती है इनमें जीवनी शक्ति 
बहुत कुछ क्षीण होती है क्योंकि परम्परापालन की पद्धतियों में बहुत कुछ 
साहित्यिक, युगीन उत्कर्ष नहीं आ सकता । इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँच 
सकते हैं कि हिल्दी के आदिकाल की परिस्थितियाँ जिस प्रकार संघर्षमय अशांति- 
पूर्ण थीं, उस काल में धार्मिक उत्कर्ष सम्भव नहीं था यदि था तो पुराना अनुकरण 
था और युग की चेतना के अनुरूप भी नहीं था उस समय राष्ट्रीय काव्य की 


इतिहास लेखक द्विबेदी १३६ 


आवश्यकता थी ओर चारणों का काल राष्ट्रीय कहा जा सकता है यद्यपि उसे 
*राष्ट्रीय' संकीर्ण अर्थ में कह जायगा । इस आधार पर युगीत प्रतिनिधित्व और 
सामयिकता का निकष लेकर कह सकते हैं कि हमें परिणाम में चाह वीरगराथा 
की रचनायें कम मिल रहीं हो लेकिन परिवर्ती सम्मित्रण बड़ी मात्रा में हो गया 
था। उसकी भाषा चाहे १५वीं शती की हो लेकित मूल रूप में कतिपय ग्रन्थ 
चारण कवियों द्वारा अवश्य लिखे गये थे और वे ग्रन्थ अपनी साहित्यवारा के 
प्रमुख प्रतिनिधि थे इसलिये शुक्ल जी का निर्णय सारपूर्ण हैं साहित्य इतिहास का 
प्रतिनिधित्व और युग का प्रतिनिधित्व करने पर ही साहित्य युग का नामकरण 
किया जा सकता है। 


काल विभाजन व नामकरण के संबन्ध में दूसरा विवादपूर्ण प्रश्न रीति- 
काल के सम्बन्ध में है | हिन्दीं साहित्य के कुछ विद्वानों ने रीतिकाल को अलंकरण 
काल या अलंकृत काल, कलाकाल तथा श्रृज्भार काल के नामों से अभिहित किया 
है। इन नामों के औचित्य एवं अनौचित्य पर विचार करने के लिए रीतिकाल 
तक पहुँचते पहुँचते रीति शब्द, अलंकार व श्रुद्धार शब्द के अर्थ क्‍या हैं और 
कौन सा नाम सर्वोपयुक्त है और क्यों, समझ लेता आवश्यक है । 


रीति शब्द का अर्थ यहाँ पर रीति संप्रदाय में प्रयुक्त अर्थ नहीं है । 
वेदर्भी गोड़ी पांचाली आदि रीतियों से अभिप्राय नहीं है। या एक प्रकार से 
ये रीतियाँ ही नामकरण के मूल में नहीं । हिन्दीं में रीति शब्द का अर्थ एक अन्य 
प्रकार से होने लगा, वह है काव्य रचना पद्धति तथा उसका निर्देशक शास्त्र । 
रीतिकाल में इस अर्थ में अन्य भी बहुत से शब्द प्रयुक्त हुए जैसे कवित्त रीति, 
कवि रीति, काव्य रीति, उन्द रीति, अलंकार रीति, मुक्तक रीति आदि। अतः 
रीतिकाल तक आते आते रीति शब्द का भर्थ रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छन्द, 
काव्यांगों का निरूपण ही रह गया । हिन्दी में रीति शब्द का एक विशिष्ट अर्थ 
लगाया गया है। लक्षणों के साथ अथवा अकेले उनके आधार पर लिखा गया 
काव्य । इसी आधार पर इस काल के कवियों को तीन वर्गों में विभाजित किया 
है। (१) रीतिबद्ध (२) रीतिसिद्ध (३) और रीतिमुक्त ( इस प्रकार रीति 
परम्परा का प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी पर है। रीति शब्द का 
विशिष्ट अर्थ है विशिष्ट पद रचना तथा लक्षण ग्रन्थ । रीतिबद्ध कवियों ने अपने 
लक्षण ग्रन्थों में साक्षात्‌ रूप से रीति परम्परा का निर्वाह किया ही, रीतिपिद्ध 
_कवियो' की रचनाओं' की पृष्ठभूमि में भी अप्रत्यक्ष रूप से रीति परिपाटी काम 
कर रही हैं और रीतिमृक्त कवियो' में एक प्रकार की कवित्वपूर्ण पद रचना 
का वेशिष्टय पाया जाता है । आचार्य शुक्ल जी का मन्तव्य था जिसने लक्षण 


१४० हजारी प्रसाद द्विदेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


ग्रन्थ रचा हो केवल वहु ही रीति कवि नहीं । बल्कि जिसका काव्य के प्रति 
दृष्टिकोण रीतिबद्ध हो वह भी रीति कवि है। 


श्रृज्धार शब्द रस विशेष | है जो रस राज है। श्रड्भार का विस्तार 
कालिदास से लेकर संस्कृत के अनेकानेक काव्यों में हैं। जयदेव का गीतगोविन्द 
भी श्रुद्धार प्रधान है। वीरगाथाकाल में श्रुगार की प्रधानता है । सूर में भी 
श्र॒गार की प्रधानता हैं। ऐसे एक व्यापक शब्द को जो प्रारम्भ से आज तक 
कम या अधिक मात्रा में चला आ रहा है किसी युग के नामकरण का आधार 
केसे बन सकता है ? श्रृगार के उदात्त अनुदात्त, वासनामय, परिष्कृत अनेकानेक 
भेद हैं जबकि इस तथाकथित काल में एक विशेष ढंग से श्रुगार की रचना हुई 
हैं। फिर इसका नाम श्रृगारकाल कहने से अन्य कालों के विषय में क्या होगा ? 
इसलिये इसे भानने में अव्याप्ति दोष है। अत: हम इस काल को श्रृगार काल 


तो नहीं कह सकते । 


अब विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि रीतिकाल को अलंकृतकाल या 
कला काल कहना कहाँ तक उपयुक्त है ? इन दोनों नामों में विवेच्य काल की 
सामान्य प्रवृत्ति का बोध नहीं हो पाता है। रीतिकाल की सर्वप्रमुख प्रवृत्ति रीति 
परम्परा है। उक्त दोनों नामों से उसकी सर्वथा उपेक्षा हो जाती है। फिर यहाँ 
अलंकृत या अलंकरण शब्दों से क्या समझा जाये ? अलंकार संप्रदाय वास्तव में 
एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें अलंकार को काव्य की आत्मा माना गया है। यदि 
हम इस काल को अलंकार काल कहते हैं तो यह भी सोचना पड़ेगा कि क्‍या 
सभी कवियों की दृष्टि काव्य को अलंकार प्रधान मानने की थी। उस समय के 
रीतिग्रंथों के पढ़ने पर यह निश्चित जान पड़ता है कि काव्य की आत्मा रस है 
या अलंकार । यहाँ अलंकार का सीमित अर्थ है। व्यापक अर्थ में जितनी उक्ति 
चमत्कार प्रधान वेचित्र्य की सृष्टियाँ हैं वे आलंकारिक कही जायेगी यह बात 
उस युग में है अलंकार शब्द की व्याप्ति रीति शब्द की तुलना में सीमित हो है 
कई रचनायें रीतिबद्ध तो हैं पर अलंकार मृक्त नहीं | इस युग के कवियों ने अलंकार 
या चमत्कार को प्रधानता दी है पर यहाँ अलंकार तो रीति का एक अंग है अतः 
यह नाम कहाँ तक संगत है यह सोचना होगा, बहुत सी ऐसी रचनायें हैं जो 
रीतिमय तो हैं पर अलंकारमय नहीं है | यहाँ अलंकार रीति के एक अंग के रूप 
में आता हैं। दरबारी कविता का काव्य, लौकिक काव्य था इसमें अधिकांश 
कवि किसी न किसी दरबार के आश्रित थे । दरबारी कविता तो कालिदास और 
चन्दबरदाई की भी थी। तो दरबारी काव्य का कोई एक निर्धारित स्वरूप नहीं 
कहा जा सकता । यदि यह स्वीकार कर लिया जाये कि प्रस्तुत काल में अलंकारों 


इतिहास लेखक हिवेदी १४१ 


का-लक्षणोदाहरण रूप में निरूपण हुआ अत: इसे अलंकृत काल की संज्ञासे 
अभिहित किया जाय तो भी संगत नहीं क्योंकि इलंकारों के साथ साथ काब्य के 
अन्य अंगों का भी तो इस काल में निरूपण हुआ । और फिर रीतिकालीन कवि 
कविता के वाह्य अलंकरण में उलझ्ा रहा हो ऐसी बात भी नहीं क्योंकि रीति- 
कालीन साहित्य में उस समय के कवि के भाव प्रवण हृदय के सरस और मनो- 
रम भावरत्न भी तो प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। अलंकृत काल और श्रुद्भारकाल 
नाम उसकी आच्तरिक प्रवृत्ति का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते । 


: साहित्य के इतिहास का कालविभाजन कृति, कर्त्ता, पद्धति और विषय 
की दुष्टि से किया जा सकता है। कभी कभी नामकरण के किसी दृढ़ आधार 
के उपलब्ध न होने पर उस काल के किसी अत्यन्त प्रभावशाली साहित्यकार के 
नाम पर ही उस काल का नामकरण कर दिया जाता है जैसे भारतेन्दु युग, 
द्विवेदी युग आदि | कभी कभी साहित्य सर्जन की शैलियों के आधार पर काल- 
विभाजन कर दिया जाता है जैसे छायावादी युग, प्रगतिवादी यूग आदि। पर 
शुक्ल जी के नामकरण का प्रमुख आधार तत्कालीन साहित्यिक प्रवत्तियाँ हैं । 
शुक्ल जी के काल विभाजन के दो आधार हैं मानव मनोविज्ञान तथा तत्कालीन 
प्रमुख प्रवृत्ति । रीतिकाल के नामकरण व काल विभाजन में शुक्लजी एवं द्विवेदी 
जी का मत एक ही है पर आदिकाल के नामकरण में दोनों का मत भिन्न है। 


द्विवेदी जी वीरगाथाकाल को आदिकाल नाम देता ज्यादा उचित 
समझते रहे--कई प्रवृत्तियाँ किसी युग के काव्य में हो तो केन्द्रीय प्रवृत्ति क्‍या है, 
इसका निर्णय करने के लिए हमें प्रथत्त करना चाहिए । मान लिया रहस्यवादी, 
साहित्य प्रगतिशील, सामाजिक जीवन की अनुरूपता कई परिस्थितियां थीं उनका 
सीधा सम्बन्ध किस काल से है कन्द्रवर्ती प्रवृत्ति कौन सी है बहुत सी प्रवृत्तियां 
ऐसी हों जो शताब्दियों तक चलते चलते निर्जीव भी हो जाती हैं अच्छे परिमाण 
निर्णायक त होगा बल्कि समसामयिक केस्द्रीय यूगीव सामाजिक प्रवृत्तियों के 
आधार पर काल यूग का नामकरण करना अधिक उचित होगा । 


शुक्ल जी के इतिहास से द्विबेदी जी के 
इतिहास में मतभेद स्थल 


प्राचीन साहित्य की विवेचना में शुक्ल जी के इतिहास से भिन्न दो 
विशेषतायें द्विवेदी ने दिखाई हैं -वीरगाथाकाल, अपभ्रशकाल का भेद जैसा 
शुक्ल जी ने किया है हिवेदीजी ने नहीं माना है। उतका कहना है 


१४२ हजारी प्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


हिन्दी साहित्य में प्रायः पूरी परम्परायें ज्यों की त्यों सुरक्षित हैं । शायद ही 
किसी प्रांतीय साहित्य में ये सारी की सारी विशेषतायें इतनी मात्रा में और इस 
रूप में सुरक्षित हों । यह सव देखकर यदि हिन्दों साहित्य को अपश्र श साहित्य 
पे अभिन्न समझा जाता है तो इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता ।* इस बात पर 
विचार करते हुए आगे और भी कहा है कि प्रकृति यही हैं कि इन सब साम्यों 
को देखकर यदि हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपभ्रश साहित्य को 
हिन्दी साहित्य का मूल रूप समझा तो ठीक किया है ।' वे देशभाषा 
की रचनाओं को भी आदिकाल के अन्तगंत मानते हैं। आदिकाल के 
विवेचन से जैव तथा जैनेतर काव्य और अन्य रचनायें तथा 
राजस्थानी में उपलब्ध नयी खोजों से प्राप्त बहुत सी सामग्री द्विवेदी जी के 
विवेचन में आयी है वहु स्पष्ट है कि शुक्ल जी के सामने नहीं थी। द्विवेदी 
जी ने उसका भरपूर उपयोग किया है । राहुल जी द्वारा संपादित “हिन्दी काव्य 
धारा' के सिद्धों के पद, कुवलयमाला कथायाम्‌ चन्द्रधरगुलेरी तथा रायबहादुर 
हीरालाल जी के लेखों के प्रमाण, शिलालेखों के प्रमाण आदि इस समय उपलब्ध 
संपूर्ण अपभुश साहित्य की चर्चा करके द्विवेदी जी उस काल की सामाजिक 
धामिक तथा राजनतिक तथा अन्य परिस्थितियों की विशद विवेचना करते हैं। 
इस तरह द्विवेदी जी अपभुश काव्य परम्परा को परिवर्ती साहित्य से सम्बद्ध 
करने में एक कदम आगे बढ़ हैं इसके पढ़ने से यह मालूम होता है कि हिन्दी 
साहित्य के प्राचीन परम्पराओं का किस प्रकार पालन किया है. 


एक विश्येषता इनकी यह है अब्दुल रहमान के संदेश रासक का भी 
उल्लेख किया है 'हन्दी साहित्य” में । इसका उल्लेख शायद अन्य हिष्दी इतिहास 
ग्रन्थों में नहीं है। इसी अपभूश के सहारे जैन कवियों का भी इसमें कुछ विशेष 
उल्लेख हुआ है | सबसे बड़ा मतभेद तो नामकरण में ही पाया जांता है। शुक्ल 
जी नामकरण का प्रमुख आधार तत्कालीन सामाजिक या लोकजीवन की साहि- 
त्यिक प्रवृत्तियों को मानते हैं जबकि द्विवेदी जी ने प्रस्तुत काल के साहित्य को 
अन्तविरोधों का साहित्य कहा है। उन्होंने किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार 
पर इस काल के नामकरण को अनुपयुक्त ठहराया है अन्तत: उन्होंने इस काल को 
आदिकाल के नाम से पुकारा है। 


काल विभाजन में भी किचित, मतभेद का दर्शन होता है शुक्ल जी 
जबकि आदिकाल का समय संवत्‌ १०५० से १३५० तक मानते हैं तो द्विवेदी जी 


१-हिन्दी साहित्य : पू० १५। २--वही : पृ० १६ । 


इतिहास लेखक द्विवेदी 
दशवीं शताब्दी से १४ थीं शताब्दी तक मानते हूँ 


शोध के आधार पर द्विवेदी जी ने पृथ्वी राजरासो की प्रामाणिक अंगों 
का पता लगाया है तदनुसार उनका कहना है 'बीर रस की प्रधानता होने के 
कारण चंद ने छप्पय छंदों का अधिक प्रयोग किया था इस दृष्टि से विचार करने 
पर रासो के तिम्नलिखित प्रसंग प्रामाणिक जान पड़ते हैं। (१) आरम्भिक अंश 
(१) इछिनी विवाह (३) शशिव्रता का गंधव॑ विवाह (४) तोमर पहार का 
शहाबुद्दीन का पकड़ना (५) संयोगिता का जन्म विवाह तथा इछिनी और 
संयोगिता की प्रतिद्वन्दिता और समझौता साथ में इन अंशों की विशेषता भी 
बतायी है| पर शुक्ल जी ने समीक्षात्मक ढंग से इतिहास लिखा है अत: इस 


कारण पृथ्वी राजरासो के प्रामाणिक अप्रामाणिक अंश का अलग से निर्देश नहीं 
किया । 


इस आदिकाल को राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामन्‍्त यूग 'के नाम 
से अभिहित किया है। प्रो० शिवकुमारशर्मा ने कहा है, उन्हें इसकाल के साहित्य 
में जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर हुई है, सिद्धों की वाणी और सामन्तों की 
सस्‍्तुति। राहुलली के इस नामकरण से लौकिक रस के अनुप्राणित अत्यन्त 
महत्वपूर्ण रचनाओं का कुछ भी आभास नहीं मिलता है। इस नामकरण के 
विवेच्यकाल के साहित्य की समूची प्रवृत्तियों का बोध नहीं हो सकता। 
संदेशरासक, विद्यापति की पदावली, पठमचरिउ इत्यादि अनेक रचनायें जिनकी 
प्रवृत्तियों का परवर्ती साहित्य में विकास हुआ, उपेक्षित रह जाती हैं । सांस्कृत्या 
यन जी का यह नामकरण भाषाशास्त्रीय दृष्टि से असंगत है। उस काल को 
अपभू श भाषा का पूर्ण यौवन काल कहा जा सकता है । इसमें हिन्दी का कोई 
निश्चित रूप नहीं मिलता है | राहुल जी के पुरानी हिन्दी और अपभुश को एक 
ही कह दिया है जो श्रांति के सिवाय और कुछ नहीं ।* 


आदिकाल के प्रकरण में द्विवेदीजी ने एक जगह लिखा है “वस्तृतः हिन्दी 
का आदिकाल' शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और 
श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावना 
पन्न परम्परा विनियुक्त काव्यरूढ़ियों से अछते साहित्य का काल है। यह ठीक 


१--हिन्दी साहित्य : पृ० ६३ । 
१-हिन्दी साहित्य-युग और भप्रवृत्तियाँ : पृ० ५--६ । 


१४४ हजारी प्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


नहीं है ।। । यह काल बहुत अधिक परम्परा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेत 
कवियों का काल है। / ****** आगे यह भी कहा है कि यद्दि पाठक इस धारणा 
से सावधान रहें तो यह नाम बुरा नहीं हैं। इस पर अपना अभिमत देते 
हुए प्राध्यापक शिवकमार शर्मा कहते हैं--टद्विवेदीजी के उपयुक्त शब्दों से स्पष्ट 
हैं कि आदिकाल नाम भी उस समह के साहित्य के लिए सर्वथा निर्भरान्त एवं 
नितांत उपयुक्त नहीं है। उनके बुरा नहीं है शब्दों में अर्द्ध स्वीकृति ध्वनित होती 
हैं। फिर भी वे अपनी ओर से इस काल की आदिकाल ताम देना ही पसन्द 
करते हैं कारण वे किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण की 
प्रवृत्ति को अनुपयुक्त समझते हैं। घूम फिर कर इस काल को आदिकाल के नाम 
से पुकारा है। इसी नाम को मिश्रबन्धुओं ने भी प्रतिपादित किया था। डा० 
राजकुमार वर्मा ने वीरगाथाकाल को चारण काल कहा है । यह धारणा संगत 
नहीं कही जा सकती । तत्कालीन साहित्य में चारण प्रवृत्ति ऑंशिक रूप से भले 
ही हो परन्तु उसकी प्रमुखता नहीं है। जिसमें आधार पर इस युग के साहित्य 
का नामकरण किया जा सके । 


भक्ति युग की विभिन्न साधनाओं को और दार्शनिक आधारों को द्विवेदी 
जी ने अधिक समन्वित रूप दिया है। जबकि शुक्ल जी ने अपने इतिहास में 
सामाजिक ऐतिहासिक धामिक ओर अन्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को अपेक्षाकृत 
कम महत्व तो दिया ही है विभिन्न कालों के साहित्य मूल्यांकन में तठस्थता नहीं 
बरती हैं। उदाहरणार्थ भक्तिकाल में उन्होंने सगुणमार्ग की रामभक्ति शाखा और 
नियु णमार्ग की प्रेमाश्रयी शाखा के विवेचन में जितना रस लिया और उनकी 
जितनी विशद विवेचता की है उतनी ज्ञानाश्रयी शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा 
की नहीं। अपभु श के कवियों के सम्बन्ध में भी उनकी यही धारणा थी । उनके 
अनुसार निगुण संत और सिद्ध कवि साम्प्रदायिक और धर्मचालित अधिक थे। 
उनके ही शब्दों में 'सिद्धों और योगियों की रचनायें तांत्रिक विधान, योग साधना, 
आत्मतनिग्नह श्वासनिरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अन्तमुख 
साधना के महत्व इत्यादि की सांम्प्रदायिक शिक्षामात्र है, जीवन की स्वाभाविक 
अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई सम्बन्ध नहीं । अत: वे शुद्ध साहित्य के 
के अन्तर्गत नहीं आतीं । दूसरी बात है साम्प्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार 


१-- हिन्दी साहित्य : पृ० ७३ । २- वही: पृ० ८३ । 
३-हिन्दी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ : पृ० ७ । 
४--हिन्दी साहित्य का इतिहास : पृ० १८-१६। 


इतिहास लेखक द्विवेदी १४५४ 


की परम्परा । वे साम्प्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः बुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं 
आ सकतीं । उत रचताओं की परम्परा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा 
नहीं कह सकते ।* 


इस विषय में शुक्लजी ने मध्यकाल के जिस लोकबर्म की वात कहीं 
है वस्तृत: वह लोक धर्म नहीं, हिन्द्‌ समाज के सवर्ण वर्ग के विशिष्ट लोगों का 
धर्म था। वस्तृत: लोक धर्म तो उस विशाल जनसमुदाय का वह आचार विचार और 
विश्वास था जो निश्चित, शिक्षित और विश्विष्ट हिन्द्‌ जनता के धर्म आचार 
से बहुत कुछ भिन्न था। अत: अपभश के सिद्ध कवियों, जैन कवियों और बाद 
के सन्‍्तों ने जिस धर्म विश्वास की अभिव्यक्ति की है वही तत्कालीन लोकघर्म 
और लोकविश्वासो' का सच्चा रूप है | इस दृष्टि में तत्कालीन संस्कृति के स्वरूप, 
उस काल की सामाजिक धामिक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए नि्ग ण- 
धारा के कवियों पर विशेष रूप से विचार होना चाहिए था। यह काम ्िवेदी 
जी ने सफलता पूर्वक किया है। जिस कविता को शुक्लजी ने जैनवर्म के उपदेश 
विषयक या लोकधर्म विरोधी या साम्प्रदायिक या शुष्क ज्ञानोपदेश कहा है. उसी 
के सम्बन्ध में द्विवेदी जी कहते हैं-उतमें कई रचनायें ऐसी हैं जो घामिक तो हैं 
किन्तु साहित्यिक सरसता बनाये रखने का पूरा प्रयास है, धर्म वहां केवल कवि 
को प्रेरणा दे रहा है। आगे और भी विवेचन करते हुए कहते हैं, इधर कुछ ऐसी 
मनो भावना दिखाई पड़ने लगी है कि धामिक रचनायें साहित्य में विवेच्य नहीं 
है। कभी शुक्लजी के मत को भी इस मत के समर्थत में उद्धृत किया जाता 
है। हिवेदीजी के मतानूसार यह उचित नहीं मालूम देती। उनका कहना है 
धामिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा 
जाना चाहिए । धारमिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य की कोटि से 
अलग नहीं कीं जा सकती । यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास का 
रामचरितमानस भी साहित्यक्षेत्र में अविवेच्य हो जायगा और जायसी का 
पदुमावत भी साहित्य सीमा के भीतर नहीं घम्त सकेगा । शुकलजी की रसवाद 
की दृष्टि से ही साहित्य को देखा जायगा तो साहित्य की सीमा बहुत संकीर्ण हो 
जायेगी । 


शुक्लजी के लॉकादर्शवाद को ब्राह्मण विचारधारा अथवा वर्णाश्रम 
धर्मी विचारधारा का पर्याय पाकर द्विवेदीजी एक बृहत्तरतोक धर्म की चर्चा 


१--हिन्दी साहित्य का इतिहास: पृ० १६। २--वही ; पृ० २० । 
३--हिन्दी साहित्य का आदिकाल : पृ० ११। 


१४६ हजारों प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


करते हैं जिममें ब्राह्मगेतर और किसी अंश तक निम्न समझे जाने वाली जातियों 
एवं वर्गों की अपनी संस्कृति विचारधारा का वे निरूपण करते हैं। इस प्रकार 
द्विवेदीजी का लोकादर्शवाद अधिक मानवतावादी ठहरता है, जबकि शुक्लजी 
का लोकादर्शवाद भारतीय इतिहास की गृहीत परम्पराओं के अधिक अनुकूल 
है । अन्त्यजों और गिरी हुईं जातियों के प्रतिनिधि कवियों के महत्व का निरूपण 
द्विवेदीजी की एक बड़ी विशेषता है । इसके कारण साहित्यिक मानदण्डों को 
भी उन्हें नये सिरे से देखना पड़ा है और कला तथा साहित्य सम्बन्धी शिष्ट मानदंडों 
की अपेक्षा जीवन में संपृक्त मानवतावादी मानदण्ड को उन्होंने प्रमुखता दी है । 


इस इतिहास की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसका परिपेक्ष्य 
हिन्दी साहित्य तक ही सीमित न रहकर भारतीय साहित्य की समग्र विका- 
सात्मक भूमियों से संपृक्त है। हिन्दी के युग विशेष के कवि किसी एक प्रादेशिक 
स्तर पर नहीं देखे जा सकते । उनकी सम्यक पीठिका तब तैयार होगी जब 
समस्त भारतीय साहित्यिक विकास की एक शाखा के रूप में हिन्दी साहित्य को 
देखा जाय । यह दृष्टि भी द्विवेदीजी ने अपने इतिहास में व्यवहृत की है जिसके 
परिणामस्वरूप हिन्दी साहित्य के इतिहास के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं 
के समान भूमिकायें प्रकाश में आने लगती हैं । 


शुक्लजी के इतिहास में विभिन्न धामिक संप्रदायों का उल्लेख तो है 

परन्तु उन्होंने हिन्दी साहित्य को एक स्वतन्त्र इकाईं देने का प्रयत्न किया है, 

इसका कारण इतका इतिहास हिन्दी साहित्य के सम्पूर्ण स्वरूप को अधिक समता 

के साथ प्रस्तुत करता है परन्तु सावंदेशिक दृष्टि का उसमें विन्यास नहीं है। 

शुक्‍्लजी की ऐतिहासिक कवि समीक्षा शास्त्रीय प्रतिमानों पर संस्थित है । वे 

भाषा तथा अभिव्यक्ति सम्बन्धी कलात्मक सौंदर्य और सौष्ठव पर अधिक बल 
देते हैं। द्विवेदी जी की कवि शास्त्रीय समीक्षा कला पक्ष अपेक्षाकृत कम है परन्तु 

इसकी पूर्ति उन्होंने भारतीय जनसमाज के उत्थान में इन कवियों के सहयोग के 
पक्षों का निरूपण करने की है । द्विवेदी जी की साहित्य सम्बन्धी धांरणा साहि- 
त्यिक और शास्त्रीय पक्षो' का अतिक्रमण कर गई है। और वे जनवादी पक्ष को 
प्रमुखता देने लगे हैं । इस दृष्टि से उनके इतिहास में कलात्मक पक्ष की अपेक्षा: 
सामाजिक पक्ष प्रमुख हो गया हैं। 


प्रेमकथानको' के साहित्य को कालक्रम से स्थान न देकर, महत्व क्रम से 
कहें या और किसी क्रम से, रामकाव्य के पश्चात्‌ स्थान दिया है । रीति. काव्य 
के प्रादुर्भाव के कारणों के साथ कृष्ण काव्य को अधिक महत्व दिया गया है । 


इतिहास लेखक द्विवेदी १४७ 
अमीर खसरो का चलते चलते जरा सा जिक्र है। जायसी तीन पृष्ठ में समाप्त 
और दक्षिण भारत के कई वजह्दी हिन्दी उदय कवियों का उल्लेख भी नहीं है । 


शुकत्॒जी के रीतिकाल के नामकरण में द्विवेदी जी को किसी प्रकार 
का विरोध नहीं है । रीतिकालोन कवियों की विवेद्चना करते हुए हिवेदीजी ने 
अधिक स्वतन्त्रता से काम लिया हैं। उन्होंने एक ही प्रवाह में विहारी देव, मतिराम 
ओर पदुमाकर जेसे विशिष्ट कवियों को लेकर उनके काव्य की मूलवर्ती विशेष- 
ताओं पर लक्ष्य किया हैं और इस प्रकार प्रकारात्तर से तुलना भी उपस्थित कर 
दी हैं। बिहारी में काव्य कौशल और चसत्कार का पक्ष प्रधान बताकर मतिराम 
में स्वाभाविक चित्रण के पक्ष को बिहारी की अपेक्षा अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण माना 
है। देव के छन्दों के विस्तार को उन्होंने उत्तम काव्य रचना में बाघा स्वरूप 
स्वीकार किया है। इस प्रकार रीतिकाल के प्रमुख कवियों की केरद्रीयः विशेष- 
ताओं के निरूपण में द्विवेदीजी दत्तचित्त हैं। इसमें विभिन्न काव्य शैलियों, और 
न्द योजनाओं तथा लक्षणग्रंथों के निर्माण के सम्बन्ध में द्विवेदी जी ने विशेष 
ध्यान नहीं दिया । कुछ थोड़ से कवियों को विचारा् लेने के कारण रीतिकाल 
सम्बन्धी उनका ऐतिहासिक विवेचत मामिक तत्वों की खोज में अधिक सफल 
हुआ है परन्तु शुक्लजी की समग्रता उनमें नहीं है । शुक्लजी की ही भांति हिवेदी 
जी ने रीतिकाल में रीतियुक्त कवियों की भी कल्पना की है और उन पर एक 
अध्याय दिया है। साहित्यिक इतिहास लेखकों के समक्ष रीतिबद्ध और रीतिमुक्त 
कवियों की विवेचना एक असमाधात का ही विषय रही हैं । संपूर्ण रीतियुग कला 
की बहिम्‌ खता का, शैली प्रसाधन का, वक्रोक्ति और चमत्कार का युग कहा जा 
सकता है । इस यूग में तथाकथित रीतिमृक्त कवियों की खोज करता एक संदे- 
हास्पद कार्य है। जबकि इस यूग को भक्तिपरक रचनाओं में भी एक प्रकार की 
ऐकाम्तिकता और रीतिप्रवणता आ गई थी तब लौकिक श्रगारिक कवियों में 
. रीतिमृक्त आधारों का ढृढ़ना बहुत कुछ निष्फल प्रयारु है। पर द्विवेदीजी ने यहाँ 
क्रमागत परिपाटी का ही अनुकरण किया है। इस पर स्वतन्त्र विचार देने की 
स्थिति में वे नहीं पहुंचे । 


आधुनिक युग के साहित्यिक विकास को हिवेदीजी ने उन्हीं उत्यानों में 
. विभक्त क्रिया है जिन उत्थानों में शुक्लजी ने किया है । परन्तु सम्मतियाँ देने 
और विवेचना करते समय ह्िवेदीजी ने अधिक स्वच्छंदता बरती है। रामचंद्र 
शुक्ल के इतिहास में संवत्‌ १९०६ से १६९८० तक के कालखंड को ३१६ पृष्ठ 


१--हिन्दी साहित्य : पु० ३६८ । 


१४८ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


बारीक टाइप में दिए गये हैं, जबकि ह्विवेदीजी के इतिहास में १६९०० से १६५२ 
ई ० तक का आधुनिक काल १४५ पृष्ठों में समाप्त कर दिया गया है। इस इंति- 
हास के बतंमात या आधुनिक युग के सम्बन्ध में द्विवेदीजी ने अधिक संतुलन का 
ध्यान नहीं रखा है। कुछ लेखकों पर लम्बे चौड़े लेख दे दिये हैं और कुछ 
अन्यों को एक-एक वाक्य में विपटा दिया है । इसका कारण कदाचित यह हैं कि 
यह इतिहास ग्रन्थ कुछ जल्दी में तैयार किया गया है और इसमें द्विवेदीजी की 
पुरानी सामग्री (निबन्धों) आदि का उपयोग भी हुआ है । 


अब हम आधुनिक युग के भारतेन्दु का उदय ओर प्रभाव नामक 
अध्याय पर दृष्टिपात करें। यद्यपि यह प्रकरण छोटा हैं फिर भी प्रधान विशेष- 
तायें जो इत युग को हैं आ गई हैं। भारतेंदु जी की विशेषताओं का वर्णन करते 
हुए द्विवेदी जी ने लिखा है 'उतका समूचा काव्य मूततिमात्र प्राणघारा का उच्छल 
वेग है। इस जीवनधारा ने ही उनकी समस्त रचनाओं को उपादेय और नवयुग का 
मार्ग खोलने वाला बना दिया है ।' इसका कारण स्पष्ट करते हुए वे बतलाते हैं-- 
“उनकी यह जीवन-धारा, अपूर्ण दानशीलता एवं सहज महान व्यक्तित्व इन 
तीनों महागणों ने भारतेन्द को अपने यूग. का महान नेता बना दिया। इनकी 
प्रेरणा से ही हिन्दी जनभाषा बनी । इन्होंने अपने सहयोगियों को निर्बाध विक- 
प्ित होते का मार्ग प्रदर्शित किया। राष्ट्रीय भावनाओं से भरे ताठकों की 
रचना हुई, उद के विरोध में संघर्ष चला | इस प्रकार यह प्रकरण संक्षेप होते 
हुए भी भारतेन्दु यूग को प्रवृत्तियों, रचनाओं, शैलियों का ज्ञान कराने में 
पर्याप्त है 


तत्पश्चात्‌ “साहित्य की बहुमुखी उन्नति का काल” तामक शीर्षक में 
द्विवेदी युग पर विचार किया गया हैं। सभी ,वर्णन शुक्लजी के जैसे होते हुए 
भी एक विशेषता उनकी अपनी है, वह है “बंगला उपन्यास” पर विचार । यथार्ष- 
बाद रोमांसवाद, प्रकृतिवांद आदि पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। तथा 
मानवतावादी दृष्टि पर विचार करते हुए कहा है 'प्रेमचन्द, सुदर्शन और कौशिक 
की कहानियों में यह मानवतावादी स्वर मिलता है! ।' आधुनिक युग में सर्वप्रथम 
स्थान द्विवंदीजी ने प्रेमचन्द को दिया है । कारण, वे साधारण जनता के लेखक 
थे और सामान्य जनता के सुख दुख के सहभागी रहे हैं इसीलिए वे उनको 
महत्व देते हैं। दुसरी बात “वे शताब्दियों से पददलित, अपमानित और निष्पोषित 
कृषकों की आवाज थे, पे में कैद, पद-पद पर लाँछित और असहाय नारी जाति 


१-हिन्दी साहित्य : पृ० ३६८ । २-वही : पृ० ४३३। 


इतिहास लेखक द्विवेदी हे 
की महिमा के जबरदस्त वकील थे, गरीबों और बेकसों के महत्व के प्रचारक थे । 


इसके बाद छायावाद युग आता है जिसने द्विवेदीजी ने प्रधानत: प्राण- 
वनन्‍्त कवि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा को प्रमृखता दो है। इन 
चारों की समानता बताते हुए कहते हैं इन चारों की कविताओं में 
चित्तगत उन्मत्तता वर्तमान है, चारों में वेयक्तिक आवेगों की आयासहीन अभिव्यक्ति 
है, चारों की कविताओं में कल्पना के अविरल प्रवाह से धन संश्लिप्ट आवेगों की 
उमड़ती हुईं भावधारा का प्राबल्य है। चारों ही मलत: छायावादी हैं । फिर भी 
चारों की प्रकृति में भेद है ।' 


द्विविदीजी छायावाद और रहस्यवाद को अलग-अलग प्रवृत्ति मानते हैं । 
उन्होंने रहस्यवाद को छायावाद की शेलीमातन्र नहीं नाना हैं। रहस्यवाद में एक 
परात्पर असीम के प्रति आस्था को आवश्यक बतलाया है। उन्होंने आधुनिक 
रहस्यवाद की दो धारायें कर दी हैं । एक चिन्तन प्रधान जिसका प्रतिनिधित्व 
प्रसाद करते हैं, और दूसरी भावता और अनुभूतिप्रधान जिसका प्रतिनिधित्व 
महादेवी वर्मा करती हैं। रहस्यवाद में इन्हीं दो कवियों को प्रमुखता दी गई हैं । 
छायावाद रहस्यवाद का पृथक्करण करने में उन्होंने अधिक विचारपूर्ण टिप्पणियाँ 
लिखी हैं | शुक्लजी ने आधुनिक वादों की चर्चा में अपनी सहानू भूति नवकवियों 
को नहीं दी। उनमें स्थल-स्थल पर उन्हें उक्ति वचित्रयवाद दिखाई दिया और 
उनके प्रिय लोकमंगल की मर्यादा प्रतिष्ठा को उससे ठेस लगती सी जान पड़ी । 
पर द्विवेदीजी नूतन का स्वागत उदार हृदय से करते हैं । 


छायावाद के सम्बन्ध में अनेक लेखकों ने अपनी-अपनी परिभाषायें दी 
हैं। उनसे द्विवेदीजी की परिभाषा में क्या भिन्नता है इस पर हम विचार करेगे। 


छायावाद के सम्बन्ध में शुक्लजी अपना विचार प्रकट करते हुए कहते 
हैं :- 'छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए । एक तो रहस्यथवाद 
के भर्थ में वहां उसका सम्बन्ध काव्य वस्तु से होता है अर्थात्‌ जहाँ कवि उस 
अनन्त और भज्ञात प्रियवम को आलम्बन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम 
की अनेक प्रकार से व्यञ्जना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली 
या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है ।' 


आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयीजी के अनुसार “मानव अथवा प्रकृति के 


१-- हिन्दी साहित्य: पृू० ४३५॥। २-- वही: पृ० ४६३ । 
३- वही: पू० ६१५। 


१५० हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


भ् 


सक्ष्म किन्‍त्र व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार में छायावाद 


कक, 


की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। 

डा० रामकमार वर्मा ने भी शुक्लजी के समांव छायावाद को रहस्यवाद 
अभिन्न माना है । इसके शब्दों में परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती 
और आत्मा की छाया परमात्मा में । यही छायावाद है । 


शक मार 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी को परिभाषा इन सब लेखकों से भिन्न अपनी 
विशेषता अलग रखती है। “छायावाद संस्कृतिक परम्परा का परिणाम था, 
काव्य की यह भारतीय परम्परा अँग्रंजी साहित्य से प्रभावित अवश्य है लेकिन 
अनुकृृति नहीं । इसमें मानवीय जीवन के नवीन मूल्यों की नवीन शैली में 
अभिव्यक्ति हुई है इसमें आध्यात्मिक अनुभूति मानवतावादी विचारधारा तथा 
वेयक्तिक चिन्तन और अनुभूति का प्राधान्य है । इस प्रकार इनका मानवतावादी 
दृष्टिकोण सर्वत्र व्याप्त है । इसी दृष्टिकोण से वे हर एक कवि को परखते हैं । 


छायावाद के प्रतिनिधि कवि पन्‍्त पर विचार करते हुए द्विवेदीजी 
कहते हैं उनके विकास के तीन उत्थान हैं। प्रथम में वे छायावादी कवि हैं, दसरे 
में वे समाजवादी और आद्शों से चालित हैं और तीसरे में आध्यात्मिक । तीनों 
ही अवस्था में पंतजी वेयक्तिकतावादी हैं।' 


सू्यकान्त त्रिपाठी “निराला के सम्बन्ध में लिखते हुए द्विविदीजी कहते हैं- 
ये आरम्भ से ही विद्रोही कवि के रूप में हिंदी में दिखाई पड़े । गतानुगतिकता के 
प्रति विद्रोह उनकी कविताओं में आदि से अन्त तक बना रहा ।॥ निराला की कवि- 
ताओं के सम्बन्ध में इन्होंने कहा है सर्वत्र व्यक्तित्व की अत्यन्त परुष अभिव्यक्ति ही 
निराला की कविताओ का प्रधान आकंषण है। निराला को बे स्वच्छन्दतावादी 
कवि मानते हैं और पन्‍त के साथ उनकी तुलना करते हुए कहते हैं कि वे पन्त 
की तरह अत्यधिक वेयक्तिकतावादी कवि नहीं हैं।' उनकी सफलता पर विचार 
करते हुए आगे और भी कहते हैं कि बड़े आखरूयानों जैसे विषय में उन्हें वस्तु 
व्यञ्जना का भी अवसर मिलता हैं और कल्पना के पंख पसारने का भी मौका 
मिल जाता है । इसीलिए उसमें निराला अधिक सफल हुए हैं ।* इतना सब होके 


१- हिन्दी साहित्य: पु० ४६१। २- वही: पृ० ४६५-६६ । 
३- वही: पृ० ४६७ । ४- वही: पृ० ४६७ । 
५- वही: पृ० ४६८ । ६-- वही: पृ० ४६८ | 


इतिहास लेखक द्विवेदी १५१ 


हुए भी उन्होंने निराला की काव्य भाषा को पसन्द नहीं किया और इस बारे में 
उन्होंने कहा हैं “गीतिका' के गीत ढुंठ॒ हो गये हैं और दुर्वोध तो हैं ही ।' इसी 
सम्बन्ध में ओर भी कहते हैं “निराला की रचनायें साधारण पाठकों को तो 
दुर्वोव मालूम ही होती हैं उनके प्रशंसक्नो' को भी कभी-कभी दुरूह लगती हैं ।' 
इससे स्पष्ट है कि वे काव्य के लिये उप्र सरल और सीधी भाषा के हिमायती 
हैं जो कि उनके जगजीवन में कविता की व्याप्ति और प्रसार सम्बन्धी आदर्श 


के अनुकूल हो । परन्तु भारतीय जतजीवन में निराला के उदात्त आदर्श पर 
द्विवेदीजी की दृष्टि कदाचित नहीं गई। 


प्रसाद के विषय में वे लिखते हैं कि गम्भीर अध्ययन, चिन्तन मनन के 
माध्यम से अपने भीतर वे सौन्दर्य-प्रेमी मनोभावना से रहस्यवादी कविता के 
आवरण में प्रकट कर सक्रे हैं। प्रसाद के समान सौन्दर्य के प्रेमी कवि बहुत ही बिरले 


हैं और पार्थिव सौन्दर्य को स्वर्गीय महिमा से मंडित करने का सामर्थ्य इतना और 
किसी में है ही नहीं ।' 


महादेवी की रचनाओं के बारे में द्विवेदीजी के विचार निम्त प्रकार 
हैं--व्यक्तिगत अनुभीतियों की तीव्रता और मर्मस्पशिता में महादेवी जी को 
रचनायें अपूर्वे हैं। वे पाठक के चित्त में वेदना की अनुभूति भरती है और खोई 
हुई वस्तु के मिल जाने की आशा से उत्पन्न होते वाले उल्लास का वातावरण 
उत्पन्न करती है । 


छाय्रावाद के परवर्ती कवियों की विवेचना करते हुए हिवेदीजी ने 
और भी अन्यमनस्कता दिखाई है । उन्होंने बालकष्ण शर्मा नवीन, भागवतीचरण 
वर्मा बच्चन जैसे कवियों को मस्तमौला, फक्क्ड़ कवि आदि विशेषण से भूषित 
किया है । 


बालकृष्ण शर्मा 'तवीन' के सम्बन्ध में तो फककड़ शब्द किसी प्रकार 
चल भी सकता है पर बच्चन की कविता में नियति और निराशा के स्वर मूल 
रूप में व्याप्त हैं। उनका योग मस्तमौलापन से या फक्‍्कड़पन से नहीं हो 
सकता । भाषा के प्रयोग में द्विवेदीजी पूरे स्वच्छन्दतावादी और भशास्त्रीय 
दिखाई देते हैं। आधुनिक कवियों के विवेचन में स्वयं उनका भी फक्‍्कड़पन 
दृष्टिगत होने लगता है । 


१-हिन्दी साहित्य : पृ० ४६९ । २-वही : १० ४६६ । 
३-वही : पृ० ४७४ । ४-वही : पृ० ४७६ । 


१५२ हजारी प्रसाद हिवेदी: व्यक्तित्व और कृतित्व- 


द्विगेदी जी के इतिहास की उपलब्धियाँ ओर प्रदेय 


इतिहास लेखन कार्य में द्विविरीजी ने जो शैली अपनायी है वह समग्रता 
की शैली कही जा सकती है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की शैली विवरणपूर्ण है 
और दो भागों में बँटी हुई है। एक भाग में शुक्ल जी पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियों 
का उल्लेख करते हैं । दूसरे भाग में कवि चर्चा या काव्य चर्चा करते हैं। 
द्िवेदीजी ने इस द्विविधात्मकता को कम करने का प्रयास किया है, बहुत कुछ 
सफल भी हुए हैं परन्तु इससे उनके इतिहास में संक्षिप्तता आ गई है । फिर भी 
हद्िवेदीजी ने धारावाहिक क्रम को अपनाकर समग्र इतिहास को एक समन्वित 
रूप देने का प्रयास किया है। उनकी दूसरी विशेषता इतिहास को राष्ट्रीय भूमिका 
पर रखने का प्रयत्न है। इसलिए द्विवेदीजी अपने इतिहास में साहित्य की 
ऐतिहासिक परम्पराओं का अधिक विशद रूप में उल्लेख कर सके हैं। उन्होंने 
भारतीय साहित्य को इकाई मानकर अपने विवेचन प्रस्तुत किये हैं। शुक्लजी 
ने हिन्दी साहित्य की इकाई स्वतन्त्र रूप से स्वीकार की है। साहित्यिक परम्पाओं 
का जैसा स्वरूप एक विस्तृत आधार भूमि रखकर द्विवेदीजी ने अस्तुत किया 


65 


है शुबलजी में इस प्रकार का आयोजन कम है । 


द्विवेदीजी की तीसरी विशेषता साहित्यिक इतिहास और परम्परा 
के भीतर से विविध्रकाण्य रूढ़ि और अभिप्रायों के प्रदर्शश की भो रही है। इसके 
द्वारा कवियों की मौलिकता और उनकी अनुकरणशीलता का निर्देश अधिक 
अच्छे ढंग से हो सका है। ह्विविदीजी के मत में हिन्दी का आवदिकाल पुरानी 
परम्पराओं का एक परिणत रूप है। उसमें नवीनता के तत्व अधिक नहीं हैं । 
इस प्रकार हिन्दी के प्रथम उत्यात काल को परम्परा पोषित बनाकर द्विवेदी जी 
ने इतिहास की नई धारणा प्रस्तुत की है जो साहित्य के विद्यार्थियों के लिए नया 
दृष्टिकोण देती है। ह्िवेदीजी ने धामिक और साम्प्रदांयिक ग्रंथों को ही 
साहित्यिक विवेचन में सम्मिलित किया है जबकि शुक्लजी ने साहित्यि को 
साम्प्रदायिकता से अलग रखने की चेष्टा की है। इन उभयविध प्रणालियों में 
कोन सी प्रणाली साहित्यिक इतिहास लेखन के लिए अधिक उपादेय है यह बताना 
कठिन है। आधुनिक इतिहास लेखक प्राय: साहित्य को धाभिक और सांत्रदायिक 
रूढ़ियों से अलग रखना चाहते हैं परत्तु द्विवेदी जी का इतिहास सामाजिक 
सांस्कृतिक पीठिकाओं को अधिक महत्व देता है। अतएवं केवल साहित्यिक भूमिका 
पर उसका मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा । 


द्विवेदीजी के समस्त इतिहास में उनकी मानवतावादी दृष्टि का विशेष 


इतिहास लेखक द्विवेदी १५३ 


योग है। वे शास्त्रीय साहित्य की अपेक्षा जनसाहित्य के इतिदास लेखख की ओर 
अधिक उन्मुख हैं । यह भी एक कारण है कि द्विवेदी जी अपने इतिहास में 
साहित्यिक विशेषताओं की अपेक्षा जनजीवन की प्रगतिमुखी विशेषताओं पर 
अधिक ध्यानस्थ हैं । 


एक नये आदर्श और एक नयी पद्धति का विन्यास की साहित्यिक 
इतिहास लिखते का ह्विवेदीजी का कार्य अभिनन्दनीय है। विभिन्न आदर्शों 
और प्रणालियों से लिखे गये इतिहास की हिन्दी साहित्य को आवश्यकता है । 
द्विविेदीजी उसकी पूति कर सक्रे हैं । 


६ 
आचाय ढिवेदी 


आचार्य का स्वरूप एवं उपकरण 


आचाय॑ शब्द कई थर्थों में प्रयुक्त होता है। अगर हम ब्युत्पत्यर्थ की 
दृष्टि से देखें तो आचार्य शब्द का अर्थ आचरणीय होता है भर्थात्‌ जिसका कार्य 
अनुकरणीय हो । अब यहाँ प्रश्त यह उठता हैं कि हम किसका अनुकरण करें- 
महान्‌ पुरुष जो कथनीय करणीय में एक हों नेतिक दृष्टि से साधारण जनता की 
दृष्टि में बहुत उच्च स्थान रखते हों, शांत, उदार, सहिष्ण हो, सत्य की मूर्ति हो 
अर्थात्‌ जिनकी एक झलक पाने से ही अमिट चिह्न दोनों पर पड़ता हो ऐसे 
चरित्रवान्‌ नैतिक गुणों से सहित महापुरुष आचार्य कहलाते हैं। प्राचीनकाल में 
ऐसे गुणों से परिपृर्ण, त्यागी महात्माओं को ही यह आचाये॑ पद दिया जाता था । 
उदाहरणाथे मुन्िसंघ में भी एक आचार्यदेव होते थे, जिनका आदर्श रूप होता 
था, उनके अनुरूप अध्य शिष्यगणों को चलना पड़ता था तथा इन मुनियों के 
आचरण, भाहार तप आदि में प्रमाद व गलती होने पर वे आचाय॑ द्वारा दंडित 
किये जाते थे। इस प्रकार प्राचीन समय से आज तक इस शब्द का एक गहन 
अर्थ होता आया है। और आज तक भी यह शब्द अपने में सारपूर्ण है। यह तो 
हुआ चरित्रपक्ष की दृष्टि से । 


अगर हम पांडित्यपक्ष की दुष्टि से विचार करें तो इस शब्द का प्रयोग 
विद्या के क्षेत्र में भी होने लगा है, होता रहा है और अब भी हो रहा है। विद्या 
के क्षेत्र में हम उल्हीं को आचायंत्व की पदवी से विभूषित कर सकते है जो सभी 
विषयों का ज्ञान रखते हो, उनके विचार मौलिक हों, उसमें समग्रता हो, नयी 
दिशाओं को संकेत करने की प्रतिभा हो, नये आदर्श की रचना में तत्परता ही, 


आचाय॑ द्विवेदी १५४ 
अपने ज्ञान के भण्डार से दूसरों को प्रभावित कर सकें और अपने मार्ग में निर्मीक 
हों, आगे बढ़ने में समर्थ हों, अपने विचारों में दृढ़ हो, अधिक से अधिक अपने 
मोलिक विचारों और भावों आदशों द्वारा दूसरों को प्रभावित कर सकें, ऐमे 
पुरुषों को ही आचार्य की पदवी प्रदान क्री जाती थी। थे दोवों दृष्टि वैद्धाँतिक 
भूमिका पर आ जाती हैं जिससे आंचारय॑त्व का निदर्शन कराया जाता है। 


इस शब्द को अगर हम व्यक्तित्व पक्ष की दृष्टि में देखें तो आकर्षक 
व्यक्तित्व रखनेवाला होना चाहिए। वह सहज ही दूसरों को अपने पांडित्य एवं 
शांत मुद्रा आदि अन्य गुणों से आक्ृष्ट करे, प्रभावशाली मुद्रा हो जो एक ही 
दृष्टि में दर्शक को प्रभावित करे, गंभीर वक्‍तृता, बोलते मात्र से उनके पांडित्य 
की झलक दिखाई पड़े, संघटव की शक्ति हो जो आजकल जनतस्त्र की दृष्टि से 
सर्वाधिक महत्व रखती है, जिस गुण के बिता मनुष्य एक्रांगी रह जाता है, अनेक 
सामाजिक गुणों को सीखने से भी वंचित रह जाता है ऐसे संघटन शक्ति का 
संचालन करनेवाला हो, इस शक्ति के साथ वह अपने व्यक्तित्व के द्वारा अपने 
युग पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता हो। जैसे गांधी जी, उनमें दूसरों को 
प्रभावित करने की अपूर्व शक्ति थी, उनमें वह आत्मबल एवं विश्वास था जिससे 
इतने बड़ देश को गुलामी से मुक्त कर सके। बहुत बड़ा संघटन था जिससे 
उनको हर पल, हरक्षण सहायता मिलने की पूर्ण आशा थी और उन्होंने अपने 
युग को अपने सिद्धास्तों जेसे अहिसा, सत्य आदि से प्रभावित तो किया ही साथ 
ही अपने व्यक्तित्व से भी कुछ कम प्रभावित नहीं किया । सीधे-सादे चरखा कांतने 
वाले सिद्धान्त से कितने लोगों का जीवन नये सांचे में ढाल दिया होगा, 
कितने लोगों का जीवबोद्धार किया होगा। इस प्रकार व्यक्तित्व पक्ष प्रबल होने 
पर भी आचारयत्व की पदवी दी जाती है। यह पक्ष सामाजिक पक्ष कहला 
सकता है। 


उपयु क्त पक्षों के अतिरिक्त और भी एक पक्ष है--जो नेतृत्व का पक्ष 
है जो साहित्य के अन्तर्गत नेतृत्व की क्षमता रखता हो । इसमें एक और संघटन 
शक्ति की आवश्यकता हैं तो दूसरी ओर युगीन आदशों के समाहार का साथ 
ही साथ नयी दिशायें देने की योग्यता रखता हो। नेतृत्व का पक्ष प्रबल हो जाता 
है-इन सब पक्षों के कारण आचाय॑त्व की पदवी किसी भी व्यक्ति विशेष को दी 
जाती है जो इनका अधिकारी एवं सुयोग्य हो । यह भावश्यक नहीं है कि उपयु क्त 
सभी पक्ष जब किसी व्यक्ति में पाए जाँय तभी आचाय॑ पदवी दी जाती हो, कभी- 
कभी किसी एक पक्ष की प्रधानता होने पर भी इस पदवी के अधिकारी हो सकते 


१५६ हजारी प्रसाद हिवेदी: व्यक्तित्व और ऋृतित्व 


हैं। पर समग्र विशेषताओं का संयोजन एवं समाहार किसी एक ही व्यक्ति में हो 
तो वह श्लाघनीय है - सभी में सब गृणों का होता संभव नहीं अत: कोई केवल 
चरित्र का नेतृत्व करता हो, या केवल पांडित्य का नेतृत्व करता हो, इससे जो 
व्यक्तित्व बनता है उससे भी आचाय॑त्व की पदवी से विभूषित किया जा 
सकता है 


आचायंत्व की प्राचीन परम्परा 


यह आचाये परम्परा आज की नहीं अपितु शंकराचार्य से अविरल 
रूप धारण कर किसी तन किसी रूप में परम्वरा को अविछिंन्न रूप में 
ला रही है | इस परम्परा का अभ्युदय दर्शन के क्षेत्र से माना जाता है 
और प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्भाचाये, निम्बाकाचार्य ये 
अपने-अपने सिद्धान्तों में पारंगत एवं नयी दिश्ञा प्रवतंन के कारण आचार्य 
कहलाये | इसीलिए इतिहास में आाचार्य के नाम से प्रतिष्ठित हुए। इनमें से 
प्रत्येक ने नये दर्शन की उद्भावना की | जगत्प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य ने निगुण 
को ही ब्रह्म का परमाथिक या असली रूप कहा था और सगृण को व्यावहारिक 
या मायिक अर्थात्‌ उन्होंने अद्वेतवाद का निरूपण किया था। रामानुजाचार्थ ने 
विशिष्टाहतवाद के अनुसार यह बतलाया कि चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत्‌ 
के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः 
इंन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही, कि वे भक्तिद्वारा उस्त अंशी का समीष्य 
लाभ करने का यत्न करें। बल्लभाचार्णजी ने सारी सृष्टि को लीला के लिए ब्रह्म 
की आत्मकृति कहा, अर्थात्‌ शंकराचार्य के सिद्धान्त को बदल कर सगुण रूप को 
बदल कर सग्रुण रूप को असली परमाथिक रूप बताया और निगृ ण्‌ को उसका 
अंशत: तिरोहित रूप कहा। उन्होंने पुष्टिमार्ग का प्रवत्तन किया और निम्बार्का- 
चार्य के तिम्बाकंमत की प्रतिष्ठा की इस प्रकार इनमें से प्रत्येक नये दर्शन को 
प्रतिष्ठा की ओर अपने पीठ या सम्प्रदाय स्थापित किये और खंडनमंडन द्वारा 
अपनी सर्वोपरि योग्यता को सिद्ध किया। इसीलिए ये लोग आचार्य कहलाये । 
ये प्राचीन आचार्यो की श्रृखला है। 


आधुनिक युग मे महात्मा गांधीजी ने स्वराज्य आन्दोलन के भवसर 
पर आचार्य नरेन्द्रदेव, आचाय॑ कृपलानी आदि को शिक्षा के क्षेत्र में महान कार्य 
करने के लिए प्रेरित किया और उपयुक्त लोगों ने इतने सुव्यवस्यित एवं सुनिय- 
मित रूप से कार्य किये इसी कारण इन लोगों को आचाय॑त्व की पदवी प्रदान की 
गई थी । इन्होंने वास्तव में काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ भादि के निर्माण 
भौर संचालन काय॑ में कुशलता का परिचय दिया, अध्ययन और अध्यापन 


आचार्य द्विवेदी १५७ 


के क्षेत्र मं जिन आद्शों का निर्माण किया वे आगे चल कर बड़े उपयोगी सिद्ध 
हुए । इन्हीं आदर्शों, लक्ष्यों एवं कुशलता आदि के निर्माण एवं प्रदर्शन के कारण 
वे आचाये पद पर आसीन कराये गए। 


यों कालेज अध्यापक लोग भी आचार्य कहलाते हैं पर वह सीमित अर्थ 
में है। पर इस आचायंत्व में राष्ट्रीय स्वीकृति होनी चाहिए, देश राष्ट्‌ और 
समग्र समाज में उनका व्यक्तित्व स्वीक् हो जाय और उनके कार्य की सराहुता 
मुक्तकन्ठ से की जाय तो उस आचायंत्व पर सील” लग जाती है अर्थात्‌ उसमें 
परिनिष्ठता आ जाती है । साहित्यिक क्षेत्र में तवीन वस्तु की प्रतिष्ठा करने के 
लिए भी आचायंत्व की स्वीकृति दी जाती है। 


आधुनिक हिन्दी साहित्य में आचार्यत्व की परम्परा 
आचायंत्व के उपकरण 


आधुतिक हिन्दी साहित्य में सबसे पहले आचार्य शब्द का प्रयोग पं० 
महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए किया गया था। जिनके ताम पर युग का नाम 
द्विवेदी युग रखा गया । युग के नामकरण का पक्ष नेतृत्व के पक्ष से प्रधान हो 
जाता है। गाँधी युग में गाँधी की ही प्रधानता है। नेतृत्व का गुण किन आधारों पर 
विकसित होता है उसे केन्द्रीय विन्दु बना हम आचार्य महावीरप्रस्ताद दिवेदी के 
सिलसिले में युगीन नेतृत्व के आधार क्या हैं, इस पर विचार करेंगे । 


इसमें पहला कारय॑ उन्होंने प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती” का सम्पादन 
किया था जो आरम्भ से ही विविध विषयों की पत्रिका थी और निकलते ही वह 
लोकप्रिय पत्रिका बन गयी । द्विवेदीजी जब उसके सम्पादक हुए तब उन्होंने समाज 
की बहुमुखी आकांक्षाओं के अनुरूप विविध विषयों के विशिष्ट लेखक तेयार 
किये । उन्हें हिन्दी में लिखने की प्रेरणा दी । उनकी हिन्दी को सुधार संवार कर 
प्रकाशित किया । आज उनमें से कतिपय लेखक इन प्रान्तों के प्रसिद्ध पंडित, 
अध्यापक और विचारकर्ता माने जाते हैं। द्विवेदी जी के सरस्वती छोड़ने पर 
बहुत से लेखकों ने हिन्दी में लिखना बन्द कर दिया उनका ऐसा पारस्परिक 
सम्बन्ध था । तीसरी चीज विविधता है अर्थात्‌ युग के प्रतिनिधि होने के लिए 
विभिन्न रुचियों एवं प्रवृत्तियों के समाधाव की आवश्यकता पड़ती है, नेतृत्व का 
यह पक्ष महावीर प्रसाद ट्विवेदीजी की बहुज्ञता में देखा जाता है। वे अपने अध्य- 
बसाय के द्वारा विविध सामग्री का समीकरण कर सके थे। उनमें सबसे बड़ा 
गण संगठन शक्ति का था। इसी संगठन शक्ति के द्वारा वे हिन्दी साहित्य को 


१५८ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


एक नयी दिश्या प्रदान कर सके थे। उनका अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत था। 
उन्होंने संस्कृत-साहित्य, प्राचीन अनुसंधाव, इतिहास, जीवन चरित्र, यात्राविवरण 
नवीन अभ्युधान का परिचय, हिन्दी का प्रचार आदि विषयों से सरस्वती को 
विभूषित किया । प्रचलित साहित्य और सतामयिक पुस्तकों पर भी टिप्पणियाँ रहती 
थीं। इस प्रकार सरस्वती अपने समय की हिन्दी जनता की विद्या बुद्धि की 
मापरेखा थी और वह अपने देश की अन्य भाषाओं की पत्रिकाओं से हीत नहीं 
थी । परिचयात्मक सामग्री देने में तो द्विवीदी जी की कुशलता अद्वितीय थी। 
बह उनके उत्कष्ट अध्ययन और चयन शक्ति का द्योतन करता है। वे मराठी, 
गुजराती, उदू बंगला और अंग्रेजी पत्रों की उल्लेखनीय टिप्पणियां सरस्वती में 
उद्धत करते थे । इस तरह ह्विवेदीजी ने अनेक वर्षों तक सरस्वती की सेवा 
करते हुए हिन्दी के बहुजत समाज का साहित्यिक अनुशासन किया बहुत दिलों से 
वे हिन्दी के प्रमुख आचाय॑े माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त काशी नागरी प्रचा- 
रिणी सभा को द्विवेदी जी का बहुमूल्य सहयोग भांति-भांति से प्राप्त हुआ है । 
सभा को अपने विद्या वेभव और कार्य की सहायता देने के अतिरिक्त उन्होंने उसे 
अपनी कठित कमाई की अमूल्य संपत्ति सहस्रों पुस्तकें और “द्विवेदी पद्म” की निधि 
के रूप में प्रदान की है। इसके अतिरिक्त कवियों के वर्गों का मार्गदर्शन कराने की 
क्षमता द्विवेदीजी में थी। मेथिलीशरण गुप्तसे लेकर कामताप्रसाद गुरू राम- 
चरित उपाध्याय आदि के रचनाओं के विषय बताना, रचनाओं को सुधारना, 
उनकी भाषा को ठोक करना, उनके साहित्य के नेतृत्व का अन्य पहलू है। और 
स्वत: यूगीन भाषा या गद्य की शेली का निर्माण करने में द्विवेदीजी का प्रमुख 
स्थान रहा है। आचार्य महावीरप्रश्नाद ट्विवेदी का गद्य उस यूग के अन्य गद्य 
लेखकों से कहीं अधिक व्यवस्थित सशक्त और प्रभावशाली है। इन दिशाओं से 
महावी रप्रसाद द्विवेदी जी का कार्ये उनके नेतृत्व का आधार बना रहा है इसीलिए 
उनकी आचार्य संज्ञा मूलतः युगीन नेतृत्व पर अवलम्बित है । 


इसके पश्चात्‌ शुकलजी का आचार्य॑त्व विशुद्ध रूप से उनके शास्त्रीय 
ज्ञान पर आधारित है। स्वयं शुक्लजी ने किसी पत्र पत्रिका का संपादन नहीं 
किया, नेतृत्व करने की स्थिति न थी। वें एक पंडित के रूप में, शास्त्रज्ञ के 
हूप में हमारे सामने आते हैं। एक शास्त्रीय समीक्षा के प्रवर्तक के रूप में उनका 
आचायत्व स्वीकृत है यह दूसरे प्रकार का आचाय॑त्व हैं। 


आचार्य नत्ददुलारे वाजपेई जी के शब्दों में जिस नीतिवाद, व्यवहार 
वाद अथवा आदर्शात्मक बुद्धिवाद का द्विवेदी युग प्रतीक है उसे पराकाष्ठा पर 


आचार्य द्विबंदी १५६ 
पहुँचा देने का श्रेय शुक्लजी को प्राप्त है। शुक्लजी ने अपनी साहित्यिक 
आलोचनाओं में तो उच्हें अपनाया ही, साथ ही साथ उनके लिए एक दार्शनिक 
नींव भी तैयार की जिसमें हिन्दी में तये युग का प्रवेश हुआ ।' 


आचार रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी आलोचना के लिये युगप्रवतंक कार्य कर 
गये हैं । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय तक हिन्दी आलोचना तये रूप में अवतरित 
नहीं हुई थी, लक्षण ग्रन्थों में रसों, अलंकारों, नायकों और विशेष कर तायि- 
काओं की सूची मात्र बनीं हुई थी। आलोचना के जो प्रधानसूत्र है लक्षण 
ग्रत्थों में उनका अभाव था । हरिश्चन्द्र के पूर्व साहित्य एवं लक्षण ग्रन्थ दोनों 
संस्कारहीन परम्पराबद्ध और अन्तदृष्ठि रहित हो रहे थे। यद्यपि उस समय तक 
आचाय॑ महाबीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मर्सिह शर्मा एवं आचार्य श्यामसून्दरदास जी 
जैसे आलोचकों एवं विद्वानों का प्रभाव हिन्दी साहित्य पर पड़ा । हिन्दी आालोचना 
की इसी आरम्भिक किन्तु नवचेतत अवस्था में पं० रामचन्द्र शुक्ल का आगमन 
हुआ । उन्होंने रस और अलंकार में तवीन मनोवैज्ञातिक दीप्ति दी और उन्हें 
ऊंची मानसिक भूमिका पर ला बिठाया और इस प्रकार रस और अलंकार को 
हिन्दी समीक्षा से बहिष्कत होने से बचाया । यही नहीं उन्होंने इस सांचे के लिए 
यह दावा भी किया कि भविष्य की साहित्य समीक्षा का निर्माण इसी के आधार 
पर होना चाहिए। इस प्रकार कह कर शुक्लजी ने अपने दृढ़ आत्मविश्वास और 
संयत विवेक का परिचय दिया । 


जहाँ तक व्यावहारिक आलोचना का प्रश्न है उन्होंने तुलली और 
जायसी जैसे उच्चतर कवियों को चुना और ऊचे काव्य सौन्दर्य के साथ रस भौर 
अलंकार का विन्यास करके रसपद्धति को अपूर्व गौरव प्रदात किया ओर साथ ही 
उन्होंने काव्य की स्थापना ऐसी ऊँची मानसिक संवेदना के स्तर पर की कि लोग 
भूल गए कि रसों और भअलंकारों का दुसुपयोग भी हो सकता है । वें स्वत्त 
तुलसी, सूर और जायसी जैसे कवियों की ही प्रयोगात्मक समीक्षा में प्रवृत्त 
: हुए, जिससे उनकी आलोचना के पैमाने आप ही आप स्खलित होने से बचे रहे ।' 
शुक्लजी ने रस मीमांसा नामक ग्रस्थ में भारतीय साहित्य सिद्धान्तों को नवीन 
वेशभूषा देकर प्रस्तुत किया है । उनके समग्र समीक्षा कार्य में उसकी मौलिक और 
निजी दृष्टि का भी योग है। 


१--हिंन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी :पु० ७१। 
२-वही : पृ० ५६। ३-वही पृ० ५६ । 


१६० हजारो प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


शुक्लजी की प्रथम प्रौढ़ आलोचनात्मक कृत गोस्वामी तुलसीदास हैं। 
इसी से सर्वप्रथम शुक्लजी के पांडित्य का परिचय हिन्दी जगत को मिला । शुक्ल 
जी लोकमंगलवादी आलोचक थे । अत: तुलसीदास की क्ृतियों के सम्यक अध्ययन 
के पश्चात्‌ उनके लोकधर्म के स्वरूप को निरूपित किया है । शुकलजी की आलोचना 
का मल्यवान अंश भावनिरूपण है। अतः उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से मानस के 
भावपूर्ण एवं मर्मस्थलों को परखा और चुना और अपने काव्य में उनकी मनो- 
वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या की । शुक्लजी के पूर्व समीक्षक मानस में पात्रों की 
प्रशंशा ही कर सके, पर पात्रों के व्यक्तित्व का निरूपण नहीं कर सके । शुक्लजी 
ने इस कार्य को प्रथम बार कर दिखाया । 


सूर साहित्य की आलोचना जैसे शुक्ल जी करना चाहते थे वेसा त कर 
सके | पं० विश्वताथप्रसाद मिश्र ने लिखा है कि वे संपूर्ण सूरसागर की वैसी 
ही आलोचना लिखना चाहते थे जेसे जायसी के काव्य की और इसके लिए 
'सुरसागर' के अनेक पदों पर विचार विमर्श के लिए टिप्पणियां भी जोड़ दी थीं 
परन्तु वे अपने जीवन में उस्ते व्यवस्थित रूप न दे सके। फिर भी शुक्लजी की 
उसमें अपनी विशेषता है। जैसे तुलसीदास में लोकमंगल एवं लोक कल्याण के 
भाव दिखाई पड़े वैसे सूर में वे न पा सके । यही कारण हैं कि सूर की विशेष- 
ताओं को निष्पक्ष होकर वे उसी प्रकार प्रशंसा न कर सके जिम प्रकार तुलसी 
की । सूर की आलोचना के रूप में हमें “भुमरगीतसार' की भूमिका ही मिलती 
है उस प्रसंग में से ही उन्होंने संयोग-वियोगावस्था के उदाहरण भी दिए हैं। 
दूसरी बात है सूर के काव्य में आद्यन्त प्रेम के एक ही चीज का वर्णव मिलता 
है जबकि तुलसी में लोकमंगल की भावना आद्यन्त मिलती है। उन्होंने सूर 
साहित्य को लोकमंगल की सिद्धावस्था का निरूपक बतलाया है इसलिए उसका 
मूल प्रेरक भाव करुणा न होकर प्रम है। वे मांनते हैं 'लोक संघर्ष से उत्पन्न 
विविध व्यापारों की योजना सूर का उहँ श्य नहीं है इसीलिए जीवन की समस्याओं 
का उल्लेख सूर साहित्य में नहीं है । 


उनकी तीसरी आलोचनात्मक पुस्तक के रूप में “जायसी पग्रन्थावली' 
की ध्ृूमिका है। शुक्लजी के पूर्व जायसी का महत्व उतना नहीं था वे प्रकाश में 
नआ सके थे, उनकी रचनाओं से हिन्दी जनता अपरिचित थी। उनको प्रकाश 
में ला, हिन्दी साहित्य में एक प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करने का श्रेय आचायें 
शुकलजी को है । शुक्लजी ने जितनी तन्मयता, लगन एवं निष्ठा के साथ जायसी 
की भूमिका लिखी उत्तनी तन्मयता से अन्य कवियों की नहीं । शूक्‍्लजी ने कुछ 
लिखा हैं वहु आज तक सर्वमान्य है। इसी से हम उनकी पांडित्य एवं आलोचक 


आचायं द्विवेदी १६१ 
व्यक्तित्व को जान सकते हैं। काव्य के रूप और वस्तपक्षन की इतनी वारीक 
छानबीन हुई हैं कि यह भूमिका हिल्‍्दी आलोचना का उत्कृष्टतम प्रमाण बन 
गईं है । शुक्लजी की आलोचना का पूर्ण वैभव उस भमिकां में दिखाई पड़ता है । 


इन आलोचनात्मक ग्रत्थों के अतिरिक्त शुक्‍्लजी ते हिल्दी साहित्य का 
समीक्षात्मक इतिहास भी लिखा है। इसमें उनको अनेक प्रकार के कवियों से 
संपृक्त होना पड़ा है | हिन्दी साहित्य को साहित्यिक रूप देते का कार्य शुक्‍तजी 
ने किया था। इसमें उनका विशुद्ध पांडित्य प्रतिविबित है 


संगठन के क्षेत्र में आचार्य श्यामसुन्दरदान जी का नाम आता है 
उन्होंने न तो महावीरप्रसाद द्विवेदी की भांति दूसरों की भाषा शैली का 
संस्कार करने का कार्य ही किया और न शुक्‍्लजी की भांति एक विशुद्ध परंडित्य 
की भूमिका पर साहित्य समीक्षां ही की पर उत्तना आचार्यत्व एक महात संगठन 
कर्त्ता, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक के रूप में प्रकट हुआ है। दिन्दी के 
विकास के लिए, जो संस्थागत आयोजन हो सकता हैं, उसका सर्वप्रथम कार्य 
अपने हाथों में लेने के कारण बावू श्यामसुन्दरदास आचार्य श्यामसुन्दरदास 

हलाये । 


यदि महावीरप्रसाद द्विवेदी जी और शुक्लजी वेयक्तिक भूमिका पर 
आचाय॑ हैं तो इ्यामसुन्दरदास समष्टिगत संयोजन की भूमि पर आचायें हैं। यदि 
उन्होंने केवल संगठन का कार्य ही किया होता तो भी आचायंत्व की पदवी 
मिलती । उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में रचनात्मक कार्य भी किया जो अतिमूल्य- 
वान माना गया, जैसे भाषाविज्ञान, साहित्यालोचच आदि। वे आचाये पदवी 
के सर्वथा योग्य सिद्ध होते हैं परन्तु इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण कार्य 
भी किये हैं । 

जब महामना मालवीयजी ने उनको काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी 
विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया और उच्चतम कक्षाओं तक हिन्दी के पाठ्यक्रम 
के निर्माण की समस्या आई तब श्यामसुन्दरदास जी ने इस क्षेत्र में ते केवल 
प्राचीन प्रन्थों के सुसंपादित संस्करण तैयार कराये बल्कि उन पर विशद विवेचत 
भी प्रस्तुत कराया । इस कार में आचायय॑ रामचन्द्र शुक्ल ते सबसे अधिक 
सहयोग दिया । लाला भगवानदीव ने केशवदास की रामचब्द्रिका का संपादन 
किया और उस पर टीका लिखी । दीनजी ने बिहारी सतसई पर भी एक सटिप्पणि 
संस्करण प्रस्तुत किया। आचार्य शुक्ल ने तुलली और जायसी पर गम्भीर विवे- 
चनात्मक ग्रंथ प्रस्तुत किये और तुलसी ग्रन्यावली तथा जायसी ग्रंथावली का 


१६२ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और इृतित्व 


संपादन किया । कुछ समय के पश्चात्‌ शुक्लजी ने भ्रमरगीतसार का अपना 
प्रसिद्ध संस्करण भी प्रस्तुत किया और अन्ततः हिन्दी साहित्य का 
इतिहास लिखा | यह सब कार्य बावृ श्यामसुन्दरदासजी के निर्देशन में और उन्हीं 
की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से संपन्न किये गये । इनमें से शुक्लजी के प्राय: सभी 
ग्रंथ नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुए थे । 


पाठ्यक्रम की समस्या हल करने में श्यामसुन्दरदासजी ने स्वयं भी कम 

उद्योग नहीं किये । उन्होंने साहित्यालोचन नामक समीक्षा सिद्धास्तों पर एक ग्रंथ 

लिखा जिसमें पहली बार भारतीय और पश्चिमी काव्य रूपों पर और काव्य 

सिद्धान्तों पर व्यवस्थित विवेचन क्रिया गया । इस पुस्तक के अभाव में विश्व- 

विद्यालयों में समीक्षा शास्त्र का पढ़ाया जाना उस समय असंभव ही था । 

भाषाओं के वैज्ञानिक विवेदत और हिन्दी भाषा के क्रविकास तथा हिन्दी की 

सहायक्र भाषाओं और बोलियों का श्यामसुन्दरदास जी ने भाषा विज्ञाव शीर्षक 
ग्रन्थ लिखा जो आगे चलकर भाषा रहस्य के नाम से प्रचलित हुआ । बाबू साहब 

ने स्वतः हिन्दी भाषा और साहित्य नामक एक इतिहास ग्रन्थ भी लिखा जिसके 

प्रथम भाग में हिन्दी भाषा का विवेचन हैं। उसके द्वितीय भाग में हिन्दी साहित्य 

का इतिहास है । साहित्य के इतिहास में बाबू साहब ने उत-उत यरुगों की चित्र- 

कला, मूतिकला, वास्तुकला और संगीत कला आदि का भी संक्षिप्त विवेचन 
किया है । इस प्रकार का विशद विवेचन शुक्लजी के विशाल इतिहास में भी. 
प्राप्त नहीं होता । 


तागरी प्रचारिणी सभा के माध्यम से आचारये श्यामसुन्दरदास ने पृथ्वी- 
राजरासो, बीसलदेवरासो तथां अन्य अनेकानेक प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन कराया 
जिसकी अन्तिम कड़ी में महाकवि सूरदास जी के सूरसागर का सम्पादन भी 
सम्मिलित है। हिन्दी साहित्य के आरम्भिक विकासकाल में इस प्रकार का 
महत्वपूर्ण कार्य दूसरे किसी व्यक्ति ने नहीं किया था | अतएवं बाबू श्यामसुन्दर- 
दास जी के लिए आवचाये संज्ञा सवंथा संगत है । 


दिवेदोजी के आचार्यत्व के उपकरण 


हिल्दी कै इन आचार्यो की परम्परा में आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी जी 
भी परिगणित हुए हैं। यह उपाधि उन्हें किसी सभा या समारोह में नहीं दी गई 
थी वरन्‌ हिन्दी के पाठकों ने और विश्वविद्यालय के स्नातकों ने उन्हें स्वभावत: 
ओर अनायास यह उपाधि प्रदान की है। सच पूछा जाय तो पृव॑वर्ती इन आचार्यों 


आचाय॑ द्विवेदी १६३ 
को भी इसी क्रम से आवाय॑त्व की उपाधि मिली होगी । यद्यपि इनमें से प्रत्येक 
का आचाय॑त्व भिन्न-भिन्न और स्वतस्त्र आधारों पर निमित हुआ था। यहाँ हम 
आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी जी के आचार्यत्व के उपकरणों का संक्षेप में उल्लेख 
करेंगे । 


यदि हम द्विवेदीजी के आचार्यत्व की मूल भूमिका का शोध करता 
चाहें तो यह कहा जा सकेगा कि उनका आचार्यत्व प्रमुखत: उनके पांडित्य से 
सम्बन्धित है । सन्‌ १६३१-३२ में उन्होंने हिन्दी साहित्य की भूमिका लिखकर 
एक नया विचार प्रवर्तत किया था। इस पुस्तक में उन्होंने कई ऐसी बातों की 
दोध की थी और उन पर प्रकाश डाला था जिनके विषय में हिन्दी पाठकों और 
विद्याथियों को कोई विशिष्ट जानकारी नहीं थी । हम यह भी कह सकते हैं कि 
अन्य भाषाओं में उन विषयोँ पर विचार किया जा चुका था। जिल्‍हें द्विवेदी जी 
ने हिन्दी साहित्य की भूमिका में अवतरित किया था परन्तु जहाँ तक हिन्दी करी 
इकाई का संबन्ध है यह भूमिका एकदम तयी थी और इससे हिन्दी संसार का 
व्यान अपनी ओर आद्कष्ट किया परल्तु द्विवेदी जी इस क्षेत्र में यहीं तक आकर 
स्थिर नहीं हो गए बल्कि उन्होंने इस कार्य को और भी आगे बढ़ाया । उनका 
यह कार्य यद्यपि उनके अनेकानेक ग्रन्‍्थों में व्याप्त है परस्तु उनकी कबीर, मध्य- 
कालीन धर्म साधना, नाथसंप्रदाय, हिन्दी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तकों 
में विशेष रूप से पाया जाता है। इन श्रमस्त शोधकाय॑ को हम एक शब्द में 
मध्यकालीन संस्कृति का जनजीवन की भूमिका पर किया गया साहित्यिक शोध 
कार्य कह सकते हैं। मध्यकाल के साहित्य के इतिहास तो लिखे जा चुके थे 
परत्तु इतनी विशद भूमिका पर वे नहीं लिखे गए थे और सबसे बड़ी बात यह 
है कि इनमें लेखक का एक अपना दृष्टिकोण सन्निहित है, जिसे हिन्दी के 
विद्यार्थी माववतावादी दृष्टिकोण के नाम से जानने लगे हैं। द्विवेदीजी के इन 
कार्यो में उन्हें एक स्वतंत्र लेखक एवं विचारक की संपूर्ण भूमिका प्रदान की 
है। मध्यकालीन जीवन से संबन्धित साहित्यिक शोधकायये में द्विवेदी जी का अभि- 
निवेश अभूतपूर्व कहा जायगा । इसकी यह ऐतिहासिकता, इसकी साहित्यिकता 
और इसकी तथ्यात्मकता में चाहे दो या अनेक मत हों पर इसकी नवीनता और 
स्वतन्त्र दृष्टि के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते । हम इस सम्बस्ध में एक 
स्थान पर कह चुके हैं कि द्विवेदीजी का ध्यान इतिहास को शत प्रतिशत प्रामा- 
णिकता पर स्देव नहों रहता और अनेक आलोचकों ने उनके निष्कर्षों' पर 
विरोधमूलक टिप्पणियाँ भो लिखी हैं। उदाहरणार्थ पं० चंद्रबली पांडेय का द्विवेदी 
जी के नाभादास के भक्तमाल के सम्बन्ध में किया गया विवेचन दुष्टव्य हैं। इसी 


हजारी प्रसाद हविवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


श्र 
हिल ई ॥ 
ज््‌ 


द्िवेदीजी के आदिकाल सम्बन्धी विवेचन भी अनेक अनुमानों का संयोजन 
ए भी क्रिस्ती तथयात्मक निर्देश की उपलब्धि नहीं कराते । फिर भी यह 
कहना होगा कि एक तयी दिशा में एक नये प्रकार का कार्म विशद्‌ रूप में करके 
द्ववेदीजी ने साहित्यिक शोध के क्षेत्र में अनेक नये सूत्र दिये हैं। जिनके बल पर 


बे एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक विचारक के दायित्व को पूरा कर सकें । 


हा 


5 


न 
स्पी प्य 
श् 

रथ 


प्क्यक 


जा हा 


हे 


द्विवेदीजी ने साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में जिन प्रतिमानों का निरूपण 
या है वे भी उनके अपने हैं। हम यह कह च॒के हैं कि शास्त्रानुमोदित साहित्य 
मीक्षा उनकी नहीं है। परन्तु उनकी समस्त समीक्षाओं में उनका व्यक्तित्व और 
उनकी विचारधारा प्रतिफलित हुई है जिसके कारण वे एक मौलिक समीक्षक 
माने गये हैं। शास्त्रीय समीक्षा प्रणाली से अलग जाकर द्विवेदीजी ने भाषा और 
साहित्य सम्बन्धी जिन परम्परायुक्त पद्धतियों का तिरस्कार किया है उनके 
औचित्य-अनौचित्य पर यहाँ कुछ भी कहना संगत वे होगा। जिस बात का 
निर्देश हम यहाँ कर रहे हैं, वह है ह्विवेदीनी की स्वच्छन्दतावादी समीक्षा दृष्टि | 
वच्छन्दतावादी शैली के विचारक भी कई कोटियों में रखे जा सकते हैं। 
द्विवेदी ओं की उनमें एक अलग कोटि है । मध्य साहित्य-सारिणी से अलग होकर 
मुख्य सामाजिक विचारधाराओं से सम्बन्ध तोड़कर द्विवेदीजी ने अन्धकार युग 
के साहित्य पर विशेषकर जन साहित्य पर जो तीज्न प्रकाशपृञ्ज बभिमुख किया है 
उससे एक विशेष प्रकार के साहित्य पर आलोक डाला जा सका है । यूरोप में 
भी साहित्यिक इतिहास के अन्तर्गत एक अन्ध्रकार युग की चर्चा की जाती है। 
ईसा की तीसरी, चौथी शताब्दी से लेकर दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी तक यूरोप 
में इस प्रकार के अन्धकार युग की स्थिति बताई गई है। साहित्यिक समीक्षकों 
ने शिष्ट साहित्य के अन्तर्गत इत शताब्दियों के ग्रच्थों को अधिक महत्व नहीं दिया 
है । उसका कारण बताते हुए समीक्षकों ने लिखा है कि इन शताब्दियों में यूरोप 
की सभ्य संस्कृति विदेशी आक्रमणों से छिन्न-मभिन्न हो गयी थी। साहित्यिक 
निर्माण के परम्परागत केन्द्र ध्वस्त हो गये थे । फलत: उन शताब्दियों में साहि- 
त्यिक परम्पराओं का लोप हो गया और जो कुछ लिखा जाता था वहया तो 
कतिपय धामिक केद्धों में पादरियों और सन्‍्तों का साहित्य है अथवा वह विशुद्ध 
रूप से लोक साहित्य है, जिनमें साहित्यिक गुणों का प्रायः अभाव है। उनकी 
भाषा ग्रामीण है और उनके भावों में अलंकृति का भाव हैं। ऐसे साहित्य को 
यूरोप की साहित्यिक परम्परा में प्रथम श्रेणी का साहित्य कम स्वीकार किया 
जाता है। परन्तु यहाँ हम शिष्ट और शास्त्रानुमोदित साहित्य, की बात कह रहे 
हैं। बहुत सम्भव है कि अन्य दृष्टियों से देखने पर इस साहित्य में मृल्यवान 


आचायं द्विवेदी १६४ 
वस्तुएं भी मिलें परन्तु उनकी ओर दृष्टिपात करना नागरिक साहित्यकों 
को अभीष्ठ नहीं हैं । 


द्विविदीजी ने हिन्दी के वेसे ही जनसाहित्य को अपने विवेचन और 
मूल्यांकत का विषय बनाया है जिसकी तुलना यूरोप के अन्धकार युग के साहित्य 
से की जा सकती है। परल्तु द्विवेदीजी ने इस बात का ध्याव रखा है कि शिष्ट 
साहित्य से कुछ अलग रहकर नी इस प्रकार के साहित्य का एक सांस्कृतिक और 
दार्शनिक मूल्य है ओर उसी आधार पर उन्होंने इस युग के साहित्य का समीक्षण 
किया है । इसीलिए उन्हें समीक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक और जनवादी समीक्षक की 
संज्ञा दी जा सकती है । रा 


इसका यह अर्थ नहीं कि द्विवेदीजी भारत के शिष्ट साहित्य प्ले परिचित 
नहीं हैं या उसके प्रति रुचि नहीं रखते । उन्होंने प्राचीन भारत का कलाविलास 
जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं जिनसे उनके संस्कृत साहित्य सम्बन्धी ज्ञान का पता 
चलता है, परन्तु यहाँ भी द्विवेदीजी की सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि प्रमुख 
रूप से ज्ञापित हुई है । वे उस ऐतिहासिक परिवेश का रेखाचित्र देना चाहते हैं 
जिसमें संस्कृत के उत्तरकालीन कवियों के व्यक्तित्व ओर क्ृत्तित्व का निर्माण हुआ - 
था | स्पष्ट हैं कि द्विवेदीजी की अभिरुचि विशुद्ध साहित्य के रूप में साहित्य को 
देखने की नहीं है वरनू उसे भिन्न-भिन्न युगों के परिवेश में रख कर उनकी गति- . 
विधि का निरीक्षण करने की है। अपने स्फूट निबस्धों में भी द्विवेदीजी ने जो 
समीक्षायें लिखी हैं वे इसी पक्ष को केन्द्र में रखकर प्रस्तुत हुई हैं क्रिती साहि- 
त्यिक रचना से उस समय की सामाजिक और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति 
किस मात्रा में होती है. यह उनका मुख्य दृष्टिकोण है । 


इस प्रकार समीक्षा ओर शोध के क्षेत्रों में एक नयी सृष्टि की उद्भावना 
करके और उसके अनुरूप अपरिचित और अज्ञात साहित्यधाराओं का विवेचन 
विश्लेषण करके द्विवेदीजी आचाय॑त्व की पहुली और मुख्य भूमिका को आत्मसात्‌ 
किया था । 


द्विवेदीजी के आचार्यत्व का दूसरा प्रमुख आधार उनका अध्यापन कार्य 
है । उनकी शिष्यमंडल और उनके विद्यार्थियों का विशाल समूह है जिसे उन्होंने 
पिछले ३० वर्षों से निरन्तर. प्रेरणा और ज्ञान दिया है। सन्‌ १६३० में वे शाँति- 
निकेतन गये थे और तभी से उन्होंने अध्यापक का पद ग्रहण किया था। शान्ति- 
निकेतन की शिक्षा प्रणाली रविबाव्‌ के जीवनकाल में सामान्य शिक्षा प्रणालियों 
से बहुत कुछ भिन्न थी। सामूहिक वन्दर्ों ओर गायों से आरम्भ होने वाली 


१६६ हजारीं प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व जौर कृतित्व 


अध्यापनचर्या विद्यार्थी और अध्यापक के वीच घतिष्ट सम्बन्ध सूत्रों का निर्माण 
करती है। प्रकति के खुले प्र्तार में वक्षों के तले दी जाने वाली शिक्षा स्वभावत: 
स्वच्छ और पुनीत विचारों का निर्माण करती थी | ट्विवेदीजी के अध्ययन संवन्धी 
आदर्श इन्हीं भूमिकाओं पर निभित हुए हैं। कुछ समय पश्चात्‌ यह वही शांति- 
निक्रेतत से काशी विश्वविद्यालय में आये तब भी वे अपनी पूरानी विधि का पालन 
करते रहे। उनके घर पर विद्यार्थियों का अबाध प्रवेश रहा करता था और भिन्न- 
भिन्न विषयों की चर्चा होती रहती थी । उन्होंने अपने संरक्षण में जो कतिपय शो ध- 
कार्य अपने विशिष्ट विद्यायियों को वितरित किए थे उनमें द्विवेदीजी का निर्देशन 
बहुत कुछ स्पष्ट दिखलाई देता है। यही नहीं उन्होंने कुछ ग्रन्थों का संपादव भी 
अपने विद्याथियों के सहयोग से किया है । स्पष्ट है कि द्विवेदीजी के व्यक्तित्व का 
प्रभाव तो इन विशिष्ट विद्याथियों पर पड़ा ही उनकी आत्मीयता और श्रद्धा भी 
उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुई। इस प्रकार द्विवेदीजी ने अपने चतृदिक कुछ 
प्रतिभाशाली विद्याथियों का एक ऐसा मण्डल बनाया जिससे उनके विचारों के 
प्रचार प्रसार और विशदीकरण में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई | द्विवेदीजी जहाँ 
जाते हैं वहीं अपने अनुरूप विषयों और विचारों के विद्या्थियों को निर्मित कर 
लेते हैं। उनके अध्यापक व्यक्तित्व में भावुकता राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक 
तत्वों ओर तथ्यों का अच्छा योग दिखाई पड़ता है । विद्यार्थियों से काम लेने में वे 
पर्याप्त सफल हुए हैं और इस प्रकार पिछले ३०, ४० वर्षों में उन्होंने अपनी एक 
शिष्य परम्परा निर्मित की है। उतकी यह विशेषता भी नया वैशिष्दय देती है 
और उनकी आचार्य संज्ञा को पृष्ठ करती है । 


विवेचनात्मक ग्रन्थों के प्रणभतन और हिन्दी के इतिहास लेखन के अति- 
रिक्त द्विवेदीजी ने कुछ स्वृतन्त्र पुस्तक उपन्यास और निबन्ध आदि लिखे हैं जो 
उनके वेचारिक लेखन कार्य को और भी दीप्ति दे सके हैं। जब कभी हिन्दी में 
वेयक्तिक तिबन्धों के निर्माण और विकास का विचार होता है तब आधुनिक युग 
के साहित्यिकों में द्विवेदी का ताम प्रथम श्रेणी में लिया जाता है। उनके इन 
: मिबन्धों में मनोरञ्जन और विचारोत्तेजना के समृद्धयुण समाहित हैं | केवल इधर 
- उधर की बातें करना अथवा असम्बद्ध वृतान्तों को एकत्र कर देता. द्विवेदीजी के 
' वैयक्तिक निबनन्‍्धों की विशेषता रही है। वे रह-रह-कर किसी छोटी घढना या 
वस्तु के आधार पर महत्वपूर्ण जीवन समस्याओं का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार 
रोचकता और गम्भीरता के वैविध्य तत्व उनके निबन्ध साहित्य में सन्निविष्ट 
हो गये हैं। ऐसे तिबन्ध केवल विश्वविद्यालयों में विद्याथियों के बीच में हीन हीं 
सामान्य हिन्दी पाठकों में भी लोकप्रिय हुए हैं । बल्कि कहा जा सकता है कि 


आचायं द्विबेदी १६७ 
विवेचात्मक समीक्षात्मक तिबन्धों की तुलवा में द्विवेदी जी के ये वैबक्तिक निवस्ध 
अधिक आकर्षक हैं। इसका कारण यह है कि द्विवेदीजी मूलहूप में एक भावात्मक 
लेखक हैं और वस्तुमुखी समीक्षा करने की अपेक्षा स्वच्छल्द और बहुवस्तु स्पश्चिनी 
भावधाराओं और विचारधाराओं की सृष्टि करने में अधिक रुचि रखते हैं । 


बाणभट्ट की आत्मकथा तामक उपस्यास के प्रकाशित होने पर द्विवेदी जी 
की ख्याति एक रचनात्मक साहित्यकार के रूप में दूर दूर तक फैलो और हिन्दी 
संसार में इसका उचित स्वागत किया गया । इसकी भूमिका में द्विवेदीजी ने कुछ 
ऐसा निर्देश क्रिया था जैसे यह आत्मकथा उनकी लिखी ते होकर किसी अंग्रेज 
महिला की लिखी हुई हैं परन्तु इसमें निर्देश की गई है। इस निर्देश के जीर्ण परदे 
को विकाल कर हिन्दी पाठकों ने वस्तु तथ्य को जानने का और द्विवेदीजी को 
एक सफल उपन्यावकार का पद प्रदान किया। इस उपम्यास में द्विवेदीजी ने 
हषेकालीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का बहुत ही ज्ञान- 
वर्धक विवरण दिया है और साथ ही निपुणिका जैसे जीवच्त घरित्र को उद्धादित 
कर दिया है । हिन्दी में थोड़े ही ऐपे उपन्यात्त हैं जो ऐतिहामिक और सांस्कृतिक 
भूमिका का इतनी स्पष्टता और तठस्थता से उल्लेख करते हैं। इस उपन्यास में 
द्विवेदीजी की भाषा कहीं तरल एवं प्रवाहपृर्ण कहीं सरल और स्वाभाविक ओर 
चित्रोपम बन पड़ी है । कहीं-कहीं वे बाणभट्‌ट की याद दिलाने वाली गृुम्फित 
भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इन सब विशेषताओं के क्रारण उनका यश एक 
महत्वपूर्ण विवेचन के रूप में एक सर्जनात्मक और इतिहासज्ञ कलाकार के रूप में 
फैल सका है। हमारे विचार से द्विवेदी जी के आचार्य पद को एक नयी शीर्ष 
शोभा देने में उनकी ये रचना भी कम सहायक नहीं हैं। 


साहित्येतर विषयों में प्रवेश 


जिस प्रकार आचाय॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी केवल साहित्यिक विषयों 
में हो रचि न रखते थे वरन्‌ देश और “काल की विविध गतिविधियों से भी संपर्क 
रखते हुए सरस्वती के माध्यम से उनका भी प्रकाशन क्रिया करने थे। उसी 
प्रकार हजारीप्रसाद द्विवेदी साहित्येतर विषयों में काफी दिलचस्पी दिश्वाई है और 
उन्होंने अपने अनेक तिबन्धों और लेखों में इस रुचि और अभिन्नता का अनेकश: 
परिचय दिया है। नये युग की सांस्कृतिक समस्‍यायें क्या हैं, गार्वी जी का 
राष्ट्रीय प्रदेय क्या हैं ? राष्ट्रभाषा की समस्‍यायें क्या हैं, समाजवाद वया है और 
उप्के प्रति हमारी दृष्टि क्या हो, ऐसे अनेक साम्रयिक प्रश्नों का हिवेदीजी ने 
समय-समय पर विचार किया है और उन पर लेख आदि लिखे हैं। हमारे 


हद हजारी प्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


नव्यतम साहित्यक किस दिशा में जा रहे है। मनोविज्ञान का साहित्य में कितना 
और कंसा स्थान है आदि प्रश्नों पर उनके प्रकीर्णक विचार उनकी पुस्तकों में 
पाये जाते हैं। साहित्य से दूर का सम्बन्ध रखने वाले और बहुत कुछ स्वतस्त्र 
लेख भाषायें द्विवेदीजी के व्यक्तित्व को एक अभीप्प्ित विस्तार देने में सहायक 
हुई हैं। इन सब विचारों के मूल में द्विवेदीनी की युगीत अभिज्ञता एक दायित्व- 
पूर्ण लेखक की योग्यता उन्हें प्रदान करती है। तयी साहित्यिक समस्यथाओ' पर 
और साहित्येतर समस्याओं पर उनके विचार एक मार्गी निर्देशक के रूप में हमारे 
समक्ष आते हैं | इनमें द्विवेदीजी के व्यक्तित्व का एक अन्य पक्ष प्रकट हुआ है। 
इस प्रकार हम देखते हैं ट्विवेदीजी के समस्त साहित्य में अनेकमुखी विशेषतायें 
आई हैं और वे सब मिलकर ट्विवेदीजी की एक युगीन साहित्यकार की गौरवपूर्ण 
स्थिति प्रदान करती हैं। सह सब वैविध्य और विस्तार द्विविदीजी के आचाय॑ंत्व 
के सहायक साधन बन सके हैं । 


व्यक्तित्व के कतिपय गुण 


यद्यपि पांडित्य और उसके ऊपर विवेचित विविध अंगों और उपांगों के 
आधार पर द्विवेदीजी आचार्यपद के अधिकारी हो सकते थे परन्तु बिना व्यक्तित्व 
योग के उनका आचार्यत्व कदाचित्‌ पूर्ण विकसित नहीं हो पाता ! जैसा कि हम 
ऊपर देख चके हैं पॉडित्य के अतिरिक्त सक्रियता का योग किसी प्राचीन आचार्यों 
में सदेव रहा है। अपने पांडित्य का प्रसार और उसकी व्यापक स्वीकृति के लिए 
प्राचीन आचारय देश के विविध भागों में यात्रा्यें करते थे और वहाँ पंडितों से 
मिलकर अपनी विश्ञेष विद्या का समादर कराने में समर्थ होते थे | वर्तमान समय 
में पुस्तक प्रकाशन के व्यवसाय के चल पड़ने से इस प्रकार की यात्रायें बहुत कुछ 
अनावश्यक हो गई हैं। घर बैठे ही पाठकों विद्याथियों और विद्वातों का समु- 
दाय किसी ग्रन्थ की विशेषता और उसके गुणों का परिचय प्राप्त कर सकता है 
और ऐसे ग्रन्थ को सर्वमान्यता दे सकता है। परन्तु फिर भी आधूतिक युग में 
प्रचार ओर प्रसार का काय अपेक्षित बना हुआ है। इसके लिए सर््रिय 
व्यक्तित की आवश्यकता होती है | द्विवेदीजी का व्यक्तित्व यथेष्ठ मात्रा में 
सक्रिय है । वे देश के भिन्न-भिन्न भागों से आवश्यकतानुसार जाते रहते हैं और 
अपने विचारों को प्रभावशाली रूप में उपस्थित करते हैं। नागरिक समाज 
का समर्थत और प्रशंसा प्राप्त करते रहे हैं। इस सक्तियता का एक विशेष अंग 
उनकी भाषण क्षमता है । 


आचाय॑ शुक्ल और आचाय॑े महावीरप्रसाद द्विवेदी भाषण कला में इतने 


आचार्य द्विवेदी १६९ 
निपुण नहीं थे जितने आचाय॑ हजारीप्रत्ाद द्विवेदी हैं। इनकी वक्त॒ताओं में धारा- 
वाहिकता, ओजस्विता और भावाद् ग के उपकरण रहा करते हैं । ज्यों ज्यों हिन्दी 
साहित्य प्रजातांत्रिक स्‍तर पर आताजा रहा है त्ों त्यों साहित्यिकों के लिए 
अच्छा वक्ता होना भी आवश्यक हो गया है। लोग दर से देखकर या किताबें 
पढ़कर ही सनन्‍्तोष नहीं करते । पंडितों को, जिनका वे सम्पान करते हैं साकार 
और सशरीर देखने के भी इच्छुक होते हैं और यदि ऐसे पंडित अच्छे वक्ता भी 
हों तब तो कहना ही क्या है ? भिन्न-भिन्न उत्सवों, जयन्तियों और साहित्यिक 
समारोहों में ऐसे व्यक्तियों की बड़ी पूछ होती है । इस प्रकार बक्‍्तता के 
माध्यम से उस व्यक्ति के यश और प्रसिद्धि का विस्तार होता है । 


यहाँ हमने द्विविदीजी के वक्‍तृत्वकला में भावात्मकता की चर्चा की है । 
भाषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कुछ भाषणकर्त्ता अपनी बात को सीधे सादे 
शब्दों में एक अनुक्रम के साथ कह डालते हैं। उनका मृख्य लक्ष्य विपय के 
स्पष्टीकरण का रहा करता है। उनको इतने ही से सन्‍्तोष हो जाता है कि उनकी 
बात दूसरो' तक पहुँच गई । 


दूसरे प्रकार के भाषणकर्ता वे होते हैं जो विषय के स्पष्टीकरण के साथ 
प्रभावशीलता के पक्ष को भी ध्याव में रखते हैं ऐपे लोग विषय के साथ भाषा के 
सौन्दर्य और उसके प्रवाह को भी प्रदर्शित करते रहते हैं । परन्तु फिर भी उनमें 
तात्कालिक प्रभावोत्पादन की उतनो क्षमता नहीं होती जितनी भावात्मक वक्‍तृता 
के द्वारा हो सकती है। 


द्विवेदीजी की वक्‍तृता मुख्यतः: भावात्मक होती है । बे अपने विषय को 
विचारमूलक न बनाकर, आनुक्रमिकता का अधिक ध्यान न रखकर विशुद्ध भावो- 
न्मेष की सृष्टि करने का प्रयत्त करते हैं और वे इस कार्य में पर्याप्त मात्रा में 
सफल भी होते हैं। जिस भाषण के बीच-बीच में तालियाँ न बजाई जाँय वह 
भाषण असामान्य नहीं कहा जा सकता और यह अप्तामान्यता श्रोताओं के मानस 
में भावोद्देलन करने की क्षमता पर आश्वित है। वर्तमान समय में जबकि बुद्धिवाद 
का मह॒त्व बढ़ रहा है विदेशों में विवेचन मूलक वक्‍तुतायें भी पत्तन्द्र की जाती 
हैं। परन्तु भारतवर्ष में अब भी भावोन्सेषकारक भाषणों का महत्व बना हुआ 
है। यों तो प्रत्येक समय में और प्रत्येक देश में कुछ वक्ता ऐसे होते हैं जो श्रोताओं 
को अपने साथ बहा ले जाने में समर्थ होते हैं विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र की 
वबकक्‍तृतायें इस प्रकार की होती हैं और राजनीतिक भाषणकर्त्ताओं के लिये जन- 
समाज को आंदोलित करने की क्षमता आवश्यक मानती जाती है। फिर भी 
वलमान समय में कोई उत्तेजवात्मक वक्‍तुतायें महत्वपूर्ण वहीं मानी जातीं । 


१७० हुजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


राजनीतिक क्षेत्र में भी अब भी विचारों का महत्व बढ़ता जा रहा है आज के 
वक्ताओं के लिए प्रमाण और प्रमेय का परिचय देवा आवश्यक हो गया है फिर 
भी नयी सुझों, तये आरोपों और नवीन व्यंग्यों के क्षेत्र का प्रचलन समाण्त नहीं 
हुआ है । साहित्यिक भाषणों में यदि भावात्मकता के साथ सुन्दर भाषा, आकर्षक 
शब्दविन्यास और प्रभावकारी शैली हो और ईनके साथ ही वैचारिक भूमिका भी 
पुष्ट और प्रौढ़ हो तो वह वक्‍तुता सर्वाधिक प्रभावकारी होती है । द्विवेदीजी 
के भाषणों में भावात्मकता के साथ विचार पक्ष का भी सम्यक सहयोग रहा 
करता है । के है 


आरम्भ में मन्द गति और धीमे स्वर में अपनी वक्‍तृता को आगे बढ़ाते 
हुए क्रमश: गति को तीत्र और स्वर को उदात्त बनाते हुये और सांध ही अपनी 
वक्तव्य वस्तु को अनेक चरम सीमाओं पर पहुँचाते हुए भाषण देने में द्विवेदीजी 
की निपुणता देखी जाती है। आवश्यकतानुसार छोटे चुटकुले गुरुदेव के संस्मरण 
और हल्के विनोदात्मक प्रकरण जोड़ते हुये द्विवेदीजी अपने भाषणों में आगे बढ़ते 
हैं और जब श्रोता उनकी ओर आइहष्ट होने लगते हैं तब वे भावात्मक प्रकरणों 
को जोड़कर उल्लासपूर्ण वातावरण का निर्माण कर देते हैं। ट्विवेदीजी की 
भाषणकला और उनके साहित्यिक वक्तव्य हिन्दी के साहित्यिक क्षेत्रों में अच्छी 
ख्याति प्राप्तकर चुके हैं। इस प्रकार सावंजनिक प्रशंसा का क्षेत्र द्विवेदीजी ने 
पर्याप्त विकसित कर लिया है। हम कह सकते हैं कि उनके भाषणों से उनकी 
ख्याति ही नहीं बढ़ी है उनके आचायंत्व को भी सकत्तता प्राप्त हुई है । 


मिलनसार स्वभाव 


वर्तमान युग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के साथ मिलनप्तारता 
एक आवश्यक गुण है। प्राचीन समय में पंडितों के लिए यह गृण अधिक अपे- 
क्षित न था, बल्कि कई बार किसी पंडित का अधिक मिलतसार होना एक अवगृण 
ही माना जाता था, क्योंकि ऐसा करने पर एक तो उसकी शक्ति अनेक कायें में 
बट जाती थी। दूसरे साधारण लोगों के संपर्क से उसकी असामान्यता भी वाधित 
होती थी । परन्तु वतंमाव समय में जब तक विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलकर 
मैत्री न स्थापित की जाय तब तक व्यक्ति लोकप्रिय नहीं हो पाता और उसके 
बहुत से काम अटक जाते हैं। ऐसा करने पर उसके समय और शक्ति का अप- 
व्यय भी होता है परन्तु चुने हुए लोगों से सम्पर्क और सौहादे रखना. आवश्यक 
होता है। द्विवेदीजी इस दिशा में पर्याप्त सीमा तक सफल हुए हैं। उनका परि- 
जय क्षेत्र ही काफी व्यापक ओर विस्तृर्त ही नहीं बल्कि अंतरंग मित्रों की संख्या 


आचार्य दिवेदी १७१ 
भी काफी बड़ी है । इस विषय का विस्तुत विवरण हम व्यक्तित्व वाले अध्याय में 
दे चुके हैं। यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अपने मिलनसार स्वभाव 
के कारण द्विवेदीजी अनेक साव॑जनिक क्षेत्रों में अपने और मित्रों परिचितों का 
एक समुदाय एकत्रित कर चुक्रे हैं। 


यह मिलनसारता एक ऐसे व्यक्तित्व की माँग करती है जो सबको 
प्रसन्षन रख सके और किसी के विरोध में न आये । किसी साहित्यिक के लिए जो 
समीक्षक का कार्य भी कर रहा हो इस प्रकार का मैत्री और अद्ेषभाव कभी 
कभी कुछ कठिनाइयां भी लाता है। जब हमें किसी कवि या लेखक की किसी 
रचना या क्वति पर अपने विचार व्यक्त करने होते हैं तब हम इस बात का ध्यान 
नहीं रख सकते कि उन स्पष्ट विचारों को पढ़कर वह लेखक या कवि हमसे 
अप्रसन्न हो जायेगा । यहाँ पर प्रश्व कत्तव्यपालन और सर्वतोश्नद बनने की चेष्टा 
के बीच एक संघर्ष या द्विविधात्मकता का आ जाता है | यदि हम सबको खुश 
रखना चाहते हैं तो शायद वेयक्तिक भूमिका पर हम किसी का विरोध नहीं कर 
सकते परन्तु समीक्षक के लिए तथ्यपूर्ण बात का कहना आवश्यक है भले ही वह 
किसी को बुरी लगे। वहाँ पर समीक्षक किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करता 
वरन्‌ भरसक अपने विचारों को संयतत और शिष्टभाषा में उपस्थित करता है। 
बसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति समीक्षक के आशय और उद्देश्य को न समझंकंर 
उप्ते अपनी कृति का कट आलोचक मान लें तो इसमें प्मीक्षक का क्‍या दोष है 
साहित्य के क्षेत्र में व्यक्तिगत मैत्री के नाम पर ॒तथ्यपर्ण वक्‍तव्यों कान लिखा 
जाना एक दोष हीं माना जायगों | 


| ,£ हिंवेदीजी के व्यक्तित्व में किसी का विरोध न करने की एक मलभत 
विशेषता विद्यमान हैं। इसलिए अकसर वे अपनी समीक्षाओं में किसी व्यक्ति विशेष 
का नाम न लेकर या तो साहित्यिक प्रवृत्तियों के संबन्ध में अप्रते विरोश्ी:विज्वार 
प्रकट करते हैं या फिर वे अकसर मौन भी रह जाते हैं । द्विवेदीजी:ने आधुनिक 
साहित्य और साहित्यिकों पर कम ही लिखा है और.जो लिखा भी:है वह अधिक- 
तर प्रशंसात्मक है। .साम्रयिक साहित्यिक गतिविधियों पर उनके विज्ञार सब 
जगह अनुकल, नहीं. है परन्तु: ऐसे ,अवसरों,पर ,वे किसी व्यक्ति का नाम्र-न लेकर 
सामान्य रूप . से. अपना वक्तव्य, प्रकट, करते हैं। द्विवेदीजी की यह. वृत्ति: उनके 
विचासें के प्रकाशन में कभी ,अवरोध भी लाती है या नहीं यह.,क्हना कठिन है, 
प्ररुत्तु इतना तो क़हा ही जा: सकता है कि द्विवेदीजी,के वक्तत्रों में: अगशेंस्तात्मकता 
, .का तत्व अधिक रहा करता है। उतकी समीक्षायें विवेचत् और विश्लेषण . को 
उन्हीं भूमियों पर जाती. है जिनसे. वे किम्ली लेखक्र-या कवि पर अनुरूप, निष्कर्ष दे 


१७२ ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी ; व्यक्तित्व और कृतित्व 


| 


सके अन्यथा वे प्राय: सामान्यकथन से संतोष कर लेते हैं। हिन्दी के समीक्षकों में 
बदि एक ओर द्विवेदी जी को रखा जाय और दूसरी ओर रामविलास शर्मा को तो 
देखा जा सकता है दोनों समीक्षक दी अतिवादी छोरों पर संस्थित हैं। एक को 
समीक्षाओं में विरोध का तत्व प्रधान है और दूसरी की समीक्षाओं में या तो प्रशंसा 
का तत्वप्रशान है या सामान्य कथन का । हम यह नहीं कहते कि दोनों समीक्षक 
अपनी विरोधात्मक या प्रशंसात्मक समीक्षाओं के द्वारा साहित्य का हित नहीं 
करते। हमारे कहने का तात्पय॑ इतना ही है कि ये समीक्षक समीक्षा के मध्यमार्म से 
एक सीमा तक हटे हुए हैं। जहाँ तक ढ्विवेदीजी का सम्बन्ध है उनकी समीक्षाओं 
और ट्प्पिणियों में लेखक या कवि के सत्पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया है 
और असत्‌ पक्ष की उपेक्षा की गई है। यह ह्विवेदीजी की मंत्री भावना का ही 
परिणाम हैं जिसका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं । 


कतिपय चारित्रिक विशेषतायें 


द्विवेदीजी के ग्रन्थलेखन, उनके पांडित्य और व्यक्तित्व की कतिपय विशेष- 
ताओं पर विचार करने के पश्चात्‌ अब हम उनके चारित्रिक गुणों पर भी दृष्टिपात 
करता चाहेंगे | क्योंकि आचायंत्व के मूल में चरित्र की सत्ता भी रहा करती है । 
कहना तो यह चाहिए कि प्राचीव समय में आचाय॑त्व का मूल आधार चरित्र ही 
था। क्योंकि आचाय॑ शब्द जैसा कि ऊपर कह चुके हैं उस चरित्रात्मक विशेषता 
का द्योतक हैं जो अन्य लोगों के लिए आचरणीय है। आचार्य द्विवेदी अपनी 
विनयशीलता, मधुरभाषिता आदि गुणों के कारण अधिक लोकप्रिय हो भके हैं 
परन्तु इन सब गुणों के रहते हुए चरित्र की दृढ़ता और उसकी निष्कलूषता भी 
आवश्यक होती हैं। आचरणीय चरित्र वही होता है जिसमें सत्य की प्रवृत्ति अपने 
विचारों के प्रति निष्ठा और उच्चकोटि की चारित्रिक विशेषता पाई जाये। 
आचाये दविवेदीजी ने अत्यन्त सामान्य जीवनस्थितियों से अपने व्यक्तित्व का विकास 
किया है। इन्होंने कठिन पंरिस्थितियों में शिक्षा पाई है, विश्वविद्यालयों की आधुनिक 
शिक्षा इन्हें आंशिक रूप से ही मिली । इसकी पूर्ति इन्होंने अपने निजी अध्ययन 
से की है। जो उनकी वेयक्तिक साथना ही कही जायगी। ऐसी परिस्थितियों से 
आगे बढ़ने वाले व्यक्ति का चरित्र स्वभावत: इतना सुदृढ़ हो जाता है कि संसार 
के प्रलोभन और मरीचिकायें उसके मार्ग में बाधा तहीं डाल सकतीं । द्विवेदीजी 
यद्यपि विनयशील और मिलतसार हैं पर इसका यह अर्थ नहीं कि उनकी 
विनयशीलता उनके विचारों को स्पष्टता और निर्भीकता देने के बाधक है । विनय- 
शीलता उनका वेयक्तिक गुण है परन्तु इसके अतिरिक्त उनका दायित्व सामाजिक 


भाचार्य द्विवेदी १७६ 


और वैचारिक जगत के प्रति भी है। यदि वे एक को आवश्यकता से अधिक 
महत्व दे देते तो कदाचित्‌ उन मूल्यवात विचारों को न रख सकते जो उनके 
चरित्र के गम्भीर गृणों से समस्वित हैं। मिलनसारिता भी मनृष्य में कम- 
जोरियाँ ला सकती हैं और मनुष्य बाजारू बन सकता है । परन्तु द्विवेदीजी की 
मिलनसारिता इस कोटि की नहीं है । उनके व्यक्तित्व में चारित्रिक विशेषतायें 
संतुलित रूप में उद्भासित हुई हैं ओर वे परस्पर विरोधी दिखते वाले गुणों को 
समन्वित करके एक ऐसी इकाई का निर्माण कर सके हैं जिससे उतकी चारित्रिक 
विशेषतायें समरस हो सकी हैं | उनमें कतिपय पंडितों की जेसी उमग्रता, असहि- 
ष्णुता आदि के भाव नहीं हैं बल्कि एक ऐसी उदारता है जो दूसरों के प्रति 
उपेक्षा नहीं आने देती । द्विवेदीजी में आत्मप्रचार भौर आत्मप्रसार का दुगु ण भी 
अपवारित हो चुका हैं। हम कह सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व सामाजिक चारित्य 
संकी्णंता और अनुदारता के समस्त दोषों से रहित है। 


जीवन दृष्टि की विशालता 


जब हम समग्र रूप से आचार्य द्विवेदी के व्यक्तित्त और कृतित्व पर 
दृष्टिपात करते हैं और उनके आचायंत्व के उपादानों का परिचय प्राप्त करते 
हैं तब उनकी कदाचित्‌ सबसे बड़ी विशेषता उनका मानवतावादी विचार दर्शन 
दिखाई देतां है जो आधुनिक युग के अत्यविक अनुरूप हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण 
साहित्य में समाज के उस उपेक्षित और किसी सीमा तक अपमानित मानववर्ग 
का साथ दिया है जो अन्यथा हिन्दी साहित्य में बहुत कुछ लांछित बना रहा है। 
उनके इस दृष्टिकोण के साहित्यिक महत्व पर हम ऊपर कुछ निर्देश कर चुके हैं । 
यह स्वीकार करने में हमें आपत्ति नहीं कि द्विवेदीजी का यह दृष्टिकोण समुद्ध 
साहित्यिक विकास के सर्वथा अनुरूप नहीं है। साहित्यिक प्रतिमानों का निरूपण 
दिष्ट साहित्य कीं भूमिका पर ही हुआ करता है। द्विवेदीजी उस मार्गे को 
छोड़कर एक दूसरे ही साहित्यिक आदर्श का निर्देश कर सके हैं। आचाय॑ शुक्ल 
जी अपने निबस्धों में सजे हुए गुलदस्ते की अपेक्षा खिले हुए उपवन या बाटिका 
के सौन्दर्य को अधिक सुन्दर बतलाते हैं किन्तु बाटिका उपबन की अपेक्षा वे वनों 
और कान्‍्तारों के सौन्दर्य को उच्चतर ठहराते हैं क्योंकि उतमें आदि मानवता 
का साहचर्य विद्यमान है। मनृष्य उन्हीं वनों से निकल कर नगरों में आया है। 
व्यक्तिगत रीति से वस्यशोभा का पक्षपात करते हुए भी शुक्लजी अपने साहित्यिक 
विवेचनों में अधिक नागरिक हैं । उन्होंने साहित्य की शिष्ट परम्परा का सदैव 
समर्थन किया है । इसके साथ ही उन्होंने मर्यादा और संयम के तत्वों का आग्रह 


१७४ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


किया है । तुलसी साहित्य पर उनकी विशेष आस्था गोस्वामी तुलसीदास की 
सामाजिक दृष्टि पर आश्रित है। इस प्रकार शुक्‍्लजी के वेयक्तिक आदर्शों, वैय- 
क्तिक रुचियों और उनके साहित्यिक निर्देशों में एक व्यवधान बना हुआ है । 
पंडितों के शास्त्रीय विवेचनों को छोड़कर कबीरदास अशिक्षितों के समूह में 
अपनी अटपटी वाणी का प्रसार करना चाहते थे। इसलिए शिष्ट साहित्य की सीमा 
में शुव्लजी ने कबीर को बहुत हिचकते हुए एक सीमित स्थान दिया है । 


इससे भिन्न आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रकृति के वन्य और आदिम 
सौन्दर्य की कोई विशेष चर्चा नहीं करते बल्कि वे शान्तिनिकेतत की सुरुचिसंपन्न 
वातावरण के परिवेश में रहे हैं। कहा जा सकता है कि उनकी दृष्टि में शांति- 
निकेतन की सौन्दर्यवादी संस्था सक्रिय रही होगी । परन्तु जब वे साहित्य की 
चर्चा और विवेचन में प्रवृत्त होते हैं तब वे सौन्दर्य दृष्टि को अलग रखकर 
उन ग्रामीण और अशास्त्रीय लोक कवियों का स्मरण करते हैं जिनका शिष्ट 
साहित्यिक नाम भी नहीं जानते । नाथ सिद्ध और योगियों के संप्रदाय बंगाल के 
बाउल और ऐसे ही अन्य लोकजीवन प्रतिनिधियों की ओर उनकी दृष्टि जितनी गई 
है उतनी शंकराचायं, रामानुन और रामानन्द जैसे महान आचार्थों के प्रति 
नहीं । यह एक आश्चर्यजनक विरोधाभास हैं कि रवीद्धनाथ के अत्यन्त आधृनिक 
व्यक्तित्व के सम्पर्क में रहकर द्विवेदीजी साहित्यिक और दार्शनिक भूमिका पर 
उन लोगों का उस्नयन करते हैं जो किसी सीमा तक असाहित्यिक ही कहे आ 
सकते हैं। परन्तु इस विरोधाभास के मूल में वास्तविक विरोध नहीं है। स्वयं 
रवीन्द्रनाथ कबीर से प्रभावित नहीं है उनके काव्य विकास में वेष्णब कवियों की 
भावधारा का एक प्रमुख स्थान है। साथ ही रहस्यवादी निगुणिया सन्‍्तों के 
सम्बन्ध में उन्हें अशेष जिज्ञासा थी आधुनिक सभ्यता की भौतिकवादी 
कृत्रिमता और शिष्टाचार तथा स्वार्थपरता से विरक्त होकर रवीन्द्रनाथ ने उन 
सन्‍्तों की काव्य रचना में ऐसे तत्व पाये हैं जो शालीन और नागरिक कवियों 
में नहीं मिलते । इसमें आश्च्रय नहीं यदि रवीन्द्रनाथ और क्षितिमोहन सेन 
जैसे व्यक्तियों के साहचर्ये में आकर आचारये द्विवेदीजी ने काव्य और साहित्य के 
आलंकारिक और सुविन्यस्त स्वरूपों को छोड़क्तर 'उंत मौलिक मानवीय भाव- 
धाराओं के समीप जाने ओर. उनमें निमज्जित - होने का प्रयास किया 
जिनकी ओर सामान्यत: लोगों की दृष्टि नहीं जाती । जित॒नी 
ही नागरिकता और भौतिकता की अभिवद्धि होगी उतना ही मानव 
हृदय संकीर्ण ओर कृत्रिम हो जाने का भय रहेगा। इस शंकास्पद स्थिति से 
देश ओर राष्ट्‌ की रक्षा करने का एक उपाय यह हैं कि हम उस. आदिम और 


आचार्य द्विवेदी १७५ 
मूलवर्ती मानवतावादी दृष्टि का साहच्य प्राप्त करें जो नये यूग में ओषधि का 
काम कर सकती है। पश्चिम में टाल्स्टाय और पूर्व में रवींद्रताथ और गाँधी ने 
आधुनिक संस्कृति के भौतिक अभियान को रोकने और उसमें मानवीय तथ्यों की 
गहराई की योजना करने का न केवल संदेश दिया है बल्कि सम्पूर्ण प्रयत्नों द्वारा 
स्थिति में सामअ्जस्य लाने का प्रयत्न किया है। आचाये दिवेदीजी उसी आद- 
शेन्मुख विचारधारा के अनुयायी हैं और अपने समस्त साहित्य में उन्होंने इसी 
लक्ष्य की पूर्ति का अविरल उद्योग किया है। प्रचलित साहित्यिक गतिविधियों 
और उसकी सौंदर्यमूलक साधनाओं के प्रति द्विवेदीजी की उतनी अभिरुचि नहीं 
जितनी मानवीय उदारता, अहिंसा, और शान्ति के उन प्रयत्तों की भोर बे 
आधुनिक समाज को अतिवाद की भोर जाने से सुरक्षित रखने की है । यही 
सुरक्षा का प्रयत्व द्विवेदीजी का साहित्य और उनके विचार करते रहे हैं । कतिपय 
साहित्यिक युगों में ऐसे लेखकों” और आचायों की भी आवश्यकता पड़ती है जो 
साहित्य के बतंमान से दृष्टि हटाकर उसके उन शाश्वत तत्वों की ओर दृष्टि 
निक्षेप करते हैं जो ऊपरी दृष्टि से अशुभ है और अनलंकृत होता हुआ भी 
मानवतत्व की गम्भीरता का स्पर्श करता है। मानव सभ्यता के दी्घे अभियान 
में आलोक नक्षत्र का काम देता हैं। आचार्य द्विवेदीजी इसी पथ के पथिक हैं । 
उनकी साहित्यिक समीक्षा और शोध जिनके आधार पर उनका आचार्मत्व 
निर्मित है इसी मानववादी उद्देश्य की सिद्धि करते हैं। वर्तमान युग में हिन्दी 
साहित्य की अनेकानेक प्रवृत्तियों और विकास दिशाओं में एक विशेष दिशा का 
स्थायी और प्रभावपूर्ण संकेत द्विवेदीजी के साहित्य में उपलब्ध होता है । उनकी 
यह ॒ जीवन दृष्टि ही उनके साहित्य प्रयासों के मूल में है और यही उनके 
आचार्थत्व की नियाभिका शक्ति है । 


> 


गेलीकार ढ्िगेदी 


जब हम किसी गद्य लेखक को शैलीऋआरके ताम से अभिहित करते हैं तब 

हमारा प्रमुख लक्ष्य उस लेखक की उन विशेषताओं से होता है जिनके द्वारा वह 

अपने गद्यतेखत की एक इकाई निर्मित करता है | वह इकाई जहाँ उसे एक स्वतस्त्र 

व्यक्तित्व प्रदान करती है वहीं दूसरी ओर उसे अन्य गद्य लेखकों से बहुत कुछ पृथक 

कर देती है । यह तो स्पष्ट है कि प्रत्येक गद्यलाेखक गद्य का शैलीकार नहीं होता, 

' कई बार गद्यलेखन केवल वस्तु परिचय के निमित्त प्रयुक्त होता है। लेखन का 
'उद्द श्य अपनी बात को किसी न किसी प्रकार अभिव्यक्त कर देना और पाठकों 
को उसका बोध करा देना हुआ करता हैं। ऐसे गद्यलेखन में किसी शेली का 

प्रत्यय नहीं मिलता | कुछ अन्य गद्यलाेखलक अपनी स्वतन्त्र शैली का निर्माण 

कर किसी बड़े लेखक की शैली का अनुवतंन करते हैं । यद्यपि उसमें थोड़ी बहुत 

मौलिकता भी हो सकती है परन्तु वह मौलिकता स्वतन्त्र शैली के स्तर पर नहीं 

पहुंचती । कुछ ही ऐसे लेखक होते हैं जो अभ्यासपूर्वेक अपनी स्वतन्त्र शैली 

का निर्माण करते हैं और अपने व्यक्तित्व की छाप उसपर छोड़ जाते हैं। यह 

नहीं कहा जा सकता है कि इस प्रकार का प्रत्येक शेलीकार विषय वस्तु में भी कोई 

अपूर्व नवीनता ले ही आता है परन्तु यह कहा जा समता है कि विषय वस्तु की 

नवीनता और स्वतन्त्र चिन्तन की प्रणाली अपने साथ प्राय: एक नयी शैली को 

जन्म देती है। जब तक लेखक के पास कुछ कहने को नहीं हैं और जब तक यह 

अपने कथन को किसी विशेष प्रणाली के माध्यम से प्रकट नहीं करता तब तक न 

तो कोई उल्लेखनीय शैली ही निर्मित हो सकती है और न लेखक की अपनी स्वतन्त् 


शैलीकार द्विवेदी १७७ 
अभिव्यंजना पद्धति का ही विकास हो सकता है अतएव हम कह सकते हैं कि शेली 
का निर्माण लेखन की विचारबारा वक्तव्य वस्तू और चितन या नियोजन प्रणाली 
का परिणाम है । जब तक उपयुक्त तथ्यों का एक साथ संयोग नहीं होता तब 
तक कोई भी लेखक शैलीकार नहीं कहला सकता । 


कभी-कभी ऐसे लेखक भी दिखाई देते हैं जिनका वस्तुपक्ष या वक्तव्य 
का विषय अधिक सारबान नहीं होता फिर भी वे वक्तव्य की ऐसी प्रणाली का 
निर्माण करते हैं, उसे ऐसी तज्जा देते हैं कि उसमें स्वतन्त्र शैली का भाग होने 
लगता है परन्त यह द्वितीय श्रेणी के शैलीकार कहे जायेंगे। ऐसे शैलीकारों में 
चमत्कार का तत्व भाषा परिष्कार की विभूति और वक्तव्य का चटकीलापन रहा 
करता है किन्त्‌ सच्चे अथों' में ऐसे लेखक उत्तम शैलीकार नहीं कहे जा सकते । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि शैली की विशिष्टता के लिए वक्तव्य की नवीबता, 
मौलिकता और चिन्तत की सुव्यवस्थित पद्धति शैली के प्रमुख उद्भावक गृण हैं। 


शैली का सम्बन्ध जहाँ एक ओर विषयवस्त से रहा करता है वही दूसरी 
ओर लेखक विशेष की विचार पद्धति से भी निर्मित होता है। शैली का तृतीय 
गुण लेखक का अपना व्यक्तित्व, उपके संस्कार, रुचि और अभ्यास आदि भी रहा 
करते हैं । विषय वस्तु से हमारा आशय लेखन विशेष के उत्त समग्र वक्तव्य से है 
जिसे वह पाठक को हृदयंगम कराना चाहता है। विचार या चिंतनप्रणाली से 
हमारा आशय उस नियोजना से है जिसके द्वारा विषय पूर्णतः अभिव्यक्त होता 
है। इसी प्रकार लेखक के व्यक्तित्व से हमारा आशय लेखक की उस वेयक्तिक 
अभिरुचि और प्रवृत्ति से है जो उस समस्त वक्तव्य का नियमन करती है । 


साहित्य के इतिहास में गद्य के अनेक भेद भी पाये जाते हैं ये प्रायः 
साहित्यरूपों या साहित्य विधाओं से सम्बन्धित हैं। वर्तमान समय में चाटक एक 
गद्य रूप है इसी प्रकार उपन्यास और कहानी गद्य रूप हैं। निबन्ध और समीक्षा 
भी गद्य रूप हैं। और भी अनेकानेक गद्य रूप हैं और हो सकते हैं। स्वरूप भेद 
के कारण भी लेखकों की गद्य शैली अपना स्वरूप भेद मात्रा करती है। नाठक एक 
दृश्यकाव्य है जिसका सम्बन्ध दर्शकों से भी होता है । उसके अपने कुछ नियम और 
बन्धन हैं। वे उसमें स्वरूप का निर्धारण करते हैं। नाठकों में बर्णनात्मक कोई 
वस्तु नहीं आ सकती, लेखक पात्रों के मु ह से ही सानुवाद कहलाता है। नाटक 
में कथनोपकथन पात्र और परिस्थिति के अनुरूप होते हैं । कथानक या नाट्य 
व्यापार को गतिशील करने के लिए संवादों की योजना होती है। चरित्रों की 
मनस्थिति और विचारों को भी ये संवाद प्रतिफलित करते हैं। स्पष्ट है कि नाटक 


१७५ हजारीप्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


की गद्य शैली इन तथ्यों का ध्यान रखे बिना एक पर भी आगे बढ़ नहीं सकती। 
उपन्यास का मुख्य लक्ष्य एक वर्णतात्मक या सांकेतिक कथानक के द्वारा पाठकों 
को मानव चरित्रों और मानव परिस्थितियों का बोध कराता रहा करता है । 
लेखक चाहे तो एक-एक वस्तु की वर्णना लम्बे-लम्बे अंनुच्छेदों में कर सकटा 
है। वह परिस्थिति के अनुरूप अपने वक्तव्य का मंथर या गत्वर बना सकता है। 
उपन्यासकार को अपनी शैली का निर्वाह करने में अधिक स्वतन्त्रता रहती है। 
अतएव शैली का वेविध्य उपन्यास के माध्यम से अधिक सुगमतापूर्वक प्रकट किया 
जा सकता है। इन दो उदाहरणों से ही हम यह समझ सकते हैं कि ऊपर शैली की 
जिन*'**“* “आधारभूत शैलियों का उल्लेख किया गया हैं वे इत विविध साहित्य 
रूपों का माध्यम ग्रहण करने पर अनेक रूपात्मक हो जाती हैं। तब हम गद्य 
की उन विभिन्न शैलियो' का परिचय प्राप्त करते हैं जो मूलतः: वक्तव्य वस्तु, 
नियोजन प्रणाली और लेखक के व्यक्तित्व से मिश्रित होकर भी व्यावहारिक रूप 
में विविध साहित्य रूपो' की अनुवत्तिती होकर अकठ होती है। शैलियों का यह 
प्रायोगिक रूपो' और इस रूप की संख्या या सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं 
है । तत्वत: शैली के तीन उपादान होते हुए भी व्यवहारत: उनकी संख्या अपरि- 
मित हो जाती है। ऊपर हमने शैली के अंतरंग आधारो' का निरूपण किया है। 
शैली के कुछ बहिरंग उपादान भी होते हैं । प्रत्येक शैली भाषा का परिच्छेद 
धारण करके ही प्रकट होती है अतएवं भाषा शैली का बहिरंग उपादान है। भाषा 
का निर्माण अक्षरों या वर्णों, शब्दों या पदों, शब्द समृच्यों, वाक्यावलियों', 
और वाक्य समुच्चयों अथवा अनुच्छेंदों के रूप में देखा जाता है। ये सब भाषा 
के स्वरूप निर्माण के सांधन हैं । परन्तु इनकी योजना अविचारित भी हो सकती 
हैं ओर सुविचारित भी । अविचारित योजना में भाषा के लिए उपकरण विश्र खल 
नहीं, सुविचारित योजना में ये गद्य के अंतर्गत ध्वनियों, लयो' और संगठन के 
ऐसे तथ्यो' आनयन करते हुए या वहन करते हुए अपना अभीप्सित साहित्यिक 
प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। एक गद्य लेखक शैली के इन उप- 
करणो के चयन में एकदम उपेक्षाशील होता है । दूधरा गद्य लेखक इनके चयन 
में अपनी सम्पूर्ण सौंदयं चेतना को संयक्त कर देता है। पहला गद्यलाेखक सामान्य 
बना लेता है जब कि दूसरा विशिष्ट बन जाता है। 


पूछा जा सकता है कि शैली के इन उपकरणों का ऊपर उल्लिखित शैली के 
तत्त्वों या उपादानों से किस प्रकार का सम्बन्ध है? लेखक की विषयवस्तु 
उसकी नियोजन पद्धति और उसका व्यक्तित्व एक ओर और दूसरी ओर भाषा 
के वर्ण, शब्द, या वाक्य ओर अनुच्छेद परस्पर किस संबन्ध से अनुबद्ध रहते 


शैलौकार हिंद १७६ 
हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में हम यह कह सकते हैं शैली के उपादान या प्रेरक 
तत्व ही भाषा की इस समग्र यष्टि का निर्देश और निर्माण करते हैं । गद्य- 
लेखक की वस्तु संबन्धी चेतना ही उसकी शब्द संबन्धी चेतना में रूपायित होती 
है इस प्रकार लेखक को वस्तु चेतना ही शैल्री का मुख्य उपादान है। उसकी 
संयोजन शवित ही उसका सहकारी साधन है। लेखक का व्यक्तित्व ही उसका 
मेरुदण्ड है और ये ही तत्व भाषा के स्वरूप संगठन प्रेरक और नियामक होतें 
हैं । बिता वक्‍तव्य वस्तु के, बिना संयोजना शक्ति के, बिता लेखक के निजी 
व्यक्तित्व के भाषा निष्क्रिय रहती है। वह जड़ द्रव्य की भाँति लेखक के चेतन 
और वंचारिक व्यक्तित्व से ही सजीव होती हैं, कोरी भाषा अपने में गद्य लेखक 
के किसी काम की नहीं, वह शब्दों का अध॑हीन समवायमात्र है। वह शब्दकोष 
के निर्माण के लिए आधार बन सकती है किन्तु गद्य शैली का सुजन बिना विचार- 
तत्व के नहीं हो सकता । शब्द और अर्थ॑ के संबन्ध भें भारतीय मनीषियों ने 
बहुत कुछ कहा है | शब्द और अथ के साहित्य से ही काव्य और कला की 
निष्पत्ति बताई गई है । यह सच है कि बिता शब्द के वकक्‍ृतव्य वस्तु निराधार 


रहती है । परन्तु यह भी सच है कि बिता वक्तव्य वस्तु के केवल शब्द निर्जीव 
और निष्प्राण रहता है। 


ऊपर के वक्‍तव्य के आधार पर हम किसी भी गद्य लेखक के वक्तव्य 
या कथनीय तत्व उसकी नियोजना पद्धति और उसकी वैयक्तिक अभिरुचियों के 
बीच एक संतुलन देखना शैली का मूल आधार मान सकते हैं। इनमें भी वक्तव्य 
वस्तु को सर्वेप्रमुख तत्व मानना हमें अभीष्ट जान पड़ता है। यदि लेखक को 
कुछ कहना नहीं है तो वह बेकार कलम उठाता है, यदि कुछ कहता है तब उसकी 
विचार पद्धति, अनुक्रम, तक शैली, भादि का प्रश्न उठता है, जिसे हमने ऊपर 
नियोजन तत्व कहा है । अंत में लेखक के व्यक्तित्व की बात उठती है और उसकी 
रुचियों और संस्कारों आदि की समस्या संमुख आती हैं। हमारी दृष्टि में लेखक 
की व्यक्तिगत अभिरुचि और उसकी वैयक्तिक इक्छाओं और प्रवृत्तियों को 
सबसे अधिक गौणता देनी चाहिए यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो लेखक अपनी 
वस्तु का प्रस्थापत वस्तु के अनुरूप नहीं कर संकेगा; वह भटक जायगा था बहुक 
जायगा । इसीलिए वास्तविक शैलीकार अपने वक्तव्य का ही निरन्तर अतृगमंन 
करते हैं और अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः संज्ञप्त रखने का उद्योग करते हैं। 
जो वक्तव्य वस्तु है उसे अधिक से अधिक सशक्त और हृदयंगेम किस प्रकार 
बनाया जाय यह पक्ष नियोजना का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महत्त्व 
की दृष्टि से प्रत्येक गद्य लेखक. जो शैलीकार भी बनना चाहता हैं उपयु कतः क्रम 


१८० हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


से ही अपने कार्य में संलग्त रहना चाहिए । यह शैलीकार की प्रथम और मौलिक 
भूमिका है 


अब रहा प्रश्त वक्‍तव्य वस्तु को विचार पद्धति को और वैयक्तिक 
प्रतिभा को शाब्दिक रूप देने का । यह एक विचित्र विरोधाभास है कि किसी 
लेखक की शैली को हम उसमें शब्द विन्यास शब्दों की भर्थगर्भता, उनकी लय, और 
उनकी प्रभविष्णुता के आधार पर परखने जाते हैं जब कि मूलवस्त कुछ और ही 
है । मूलवस्तु का सम्बन्ध तो लेखक की अंतरंग चेतना और उसके बोद्धिक कौशल 
भादि से है, परन्तु ये तत्व रूपायित होते हैं शब्दों का आधार लेकर । कदाचित 
इसीलिये हम शैली का अर्थ शब्द-चयन और वाक्य-विन्याप्न तक ही परिसीमित 
कर लेते हैं, पर वास्तविकता यह है कि जिस लेखन में वस्तु या वक्‍तव्य की 
प्रांजलता नहीं, जिसमें विचारों को संतुलित पद्धति से व्यक्त करने का सामथ्यें 
नहीं और जो अपने व्यक्तित्व की छाप अपनी कृति पर नहीं डाल सकता वह 
शब्दों का व्यापार करके ही क्या लाभ उठायेगा ? हमारे कहने का तात्पर्य यह है 
' कि शैली की परीक्षा प्रमुखतः लेखक के महत्वपूर्ण विचारों उसकी सूक्ष्म अन्वेषणा 
: शक्ति और उसकी व्यक्तिगत महाघंता पर अवलंबित रहना चाहिए इसके पश्चात्‌ 
' शैली का द्वितीय विवेचन गद्यलेखक के शब्द सामर्थ्य के वाक्य सौंदर्य के आधांर 
पर किया जा सकता है | जेसा कि हम कह चुके हैँ यह द्वितीय प्रकार का शब्द- 
गत या वाक्यगत सौन्दर्य शैली के वास्तविक सौन्दर्य की परख के लिए अपर्याप्त 
ही नहीं वरन्‌ अल्प मूल्य का भी है 


हिवेदीजी की गद्य शोली 


द्विवेदीजी प्रमुखत: एक गद्यलेखक हैं। यद्यपि उनके गद्य का विस्तार 
अनेक दिशाओं में गतिशील दिखाई देता है। सर्वप्रथम उनका रचनात्मक गद्य है 
जो उनको 'बाणभट्ट की आत्मकथा” और उनके अनेकानेक निबन्धों में परिलक्षित 
होता है। यहाँ मेरा आशय उनके स्वतंत्र निबस्धों से हैं । ट्विवेदीजी के गद्य का 
दूसरा विस्तार उनके उन परिचयात्मक पुस्तकों में दिखाई पड़ता है जिनमें प्राचीन 
भारतीय जीवन के विविध व्यापारों का उल्लेख करते हैं। इसे हम संक्षेप में वर्ण- 
नात्मक गद्य भी .कह सकते हैं। द्विवेदीजी के गद्य की तीसरी दिशा उनकी 
समीक्षा पुस्तकों ओर उनके इतिहास पुस्तकों में दिखाई देती है, इसे हम. संक्षेप 
में समीक्षात्मक गद्य कह सकते हैं । उनसे गद्य का चतुर्थ स्वरूप उनके शोधग्रन्‍्थों 
में प्रदर्शित हुआ है. जिसे हम वेचारिक गद्य कह सकते हैं। समीक्षात्मक गद्य 


शैलीकार द्विवेदी १८१ 


ओर वेचारिक गद्य शब्द यद्यपि परस्पर बहुत समीप प्रतीत होते है परन्तु इन्हें 
हमने दो पृथक श्रेणियों में इसलिए रखा है कि समीक्षात्मक गद्य में: 
वेयक्तिक रुचियों और विचारों का पक्ष अपेक्षाकृत अधिक रहा करता है जबकि 
विशुद्ध वेचारिक गद्य में एक तटस्थता और वैज्ञानिकता अपेक्षित होती है । इस 
प्रकार द्विवेदीजी के गद्य की चार सरणियां निर्धारित हो जाती हैं जो क्रमश 
रचनात्मक गद्य, वण॑नात्मक गद्य, समीक्षात्मक गद्य और बेचारिक गद्य के नाम से 
पहचाने जा सकते हैं। 

यद्यपि इन चारो प्रकार के गद्यों के उदाहरण ढ्विवेदीजी की पुस्तकों में 
अनेकश: मिलते हैं। किसी लेखक में एक ही शैली प्रमुख होती है यद्यपि 
अन्य शैलियो का अभ्यास भीं वह करता रहता है। इस दृष्टि से देखने पर हमें 
यह निश्चय करना पड़ गा कि द्विवेदीजी के गद्य की मुख्य शैली कौन सी है और 
सहांयक शैली में कौन है । द्विवेदीजी के समस्त गद्य साहित्य को पढ़ लेने पर यह 
आभासित होने लगता है कि इनकी मुख्य शैली भावात्मक और रचनात्मक हैं। . 
इसके पश्चात्‌ उनकी शैली का दूसरा स्वरूप उनके वर्णात्मक प्रस॑ंगों में दिखाई देता : 
है । ये ही दो द्विवेदीजी की प्रमुख शैलियाँ हैं। जहाँ तक उनकी समीक्षात्मक शैली _ 
का प्रश्न है हम कह सकते हैं यद्यपि द्विवेदीजी एक विचारशील विद्वान हैं परंतु उनकी 
समीक्षात्मक शैली में भावात्मक तत्व का कम सन्निवेश नहीं है। उतके हिन्दी साहित्य 
नामक इतिहास में इसी समीक्षात्मक शैली का प्रयोग हुआ है । परन्तु उनकी यह 
शेली एकदम विवेचनात्मक भूमिका पर नहीं जा सकी है। वे बार-बार किसी वस्तु 
का स्थापन करते हैं ओर स्थांपन करने के पश्चात्‌ उसकी पृष्टि के लिए प्राय: 
भावात्मक पद्धति का प्रयोग करते है। उनकी मूल चेतना में वेचारिक तथ्यों के 
लिये स्थान है परन्तु ये वैचारिक तथा तक और विश्लेषण प्रधान नहीं है बल्कि 
वे प्रायः उल्लास और उठ्देंग प्रधान हैं। चाहे हम उनको आरम्भिक समीक्षाकृति 
मूरसाहित्य को देखें या उनके परवर्ती इतिहास को देखें सबमें प्रायः एक सी ही 
प्रवत्ति दिखाई देती है। विवेचन और विश्लेषण की अपेक्षा वे प्रभावमलक 
अभिव्यंजनाओ पर अधिक विश्वास रखते हैं और यह एक मानवतावादी लेखक 
के लिए बहुत कुछ स्वाभाविक और अनिवांय भी है फिर भी हिन्दी के कतिपय 
अन्य समीक्षको की भांति द्विंवेदीजी सुसंगठित विवेचन की भूमि पर प्राय: कम 
हों गये हैं । इसका मुख्य कारण उनके व्यक्तित्व में देखा जा सकता है । 

इसी प्रकार द्विवेदीजी के शोधग्रंथो में भी भांवात्मक पक्ष का प्राधान्य 
है। उनके समक्ष ऐतिहासिक तथ्य भी रहते हैं और प्रचुर मात्रा में रहते हैं परन्तु 
उन तथ्यों को उपस्थापित करके ही कदाचित उन्हें संतोष नहीं होता भौर वे उन 
तथ्यों का आधार लेकर अनुमानाश्रित निष्कर्ष देने लगते हैं जो किसो भी शोध 


१८२ ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


ऊर्त्ता के लिए यथेष्ट रूप से समीचीन नहीं कहे जा सकते । यदि एक ओर हम 
पीतांबरदतत बड़थ्वाल की शोधात्मक शैली को लें और दूसरी ओर द्विबेदीजी 
की शैली को लें तो दोनों का अन्तर स्पष्ट दिखाई देगा । एक में वस्तुमत्ता और 
ताकिक पद्धति का योग है तो दूसरे में वस्तुमत्ता होते हुए भी उसका ऐकांतिक 
प्रयोग नहीं दिखाई देता। संभवत: द्विवेदीजी का शोधकार्य साहित्य की ऐसी 
धाराओं और व्यक्तित्वों से सम्बन्धित हैं जिनको शिष्ट समाज में सम्पूर्ण स्वीकृति 
प्राप्त नहीं हुई । उनका पक्ष लेते हुए ह्विविदीजी को बार बार भावात्मकता का 
सहारा लेना पड़ा है। यह भी एक विचारणीय तथ्य है, द्विवेदीजी के पूर्व आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने समीक्षा और शोध की जो प्रणाली स्वीकार की थी बह वस्तु 
मूलक और तथ्यपरक है। उसमें अधिक भावात्मक या वौद्धिक चिन्तन के लिए 
स्थान नहीं | शुक्लजी अपने तथ्यों का और विषयवस्तु का निरूपण और प्रति- 
पादन आद्यन्त तक॑ और साक्षी की भूमिका पर किया करते थे । उनके गद्य लेखन 
में इसी लिये एक प्रकार की प्रामाणिकता संस्थित है, उनका विरोध तभी किया 
जा सकता है जब किसी नवीन तथ्य का परिचय हो जिसके आधार पर शुक्लजी 
का निर्देश अधूरा या अपूर्ण प्रतीत हो । द्विवेदीजी के सम्बन्ध में यह बात नहीं 
कही जा सकती, उनके बहुत से निर्देश है। उतकी निजी अभिरुचि अनुमान और 
कल्पता पर आश्रित है। 


यहाँ हमारा मुख्य विवेच्य द्विवेदीजी की गद्य शैली है और जैसा कि हम 
ऊपर कह चुके हैं उनकी गद्य शैली में भावात्मक शैली की प्रमुखता है । 


. अब प्रश्न यह है कि जब द्विवेदी का मुख्य कार्य शोध और समीक्षा से 
सम्बन्धित है तब इन्होंने अपने विषयानुरूप शैली का निर्माण क्‍यों नहीं किया । 
इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि ह्विवेदीजी केवल समीक्षक और शोघधकर्ता 
ही नहीं, उन्होंने शोध को शोध और समीक्षा को समीक्षा मानकर कार्य नहीं 
किया, बल्कि वे मलत: एक सांस्कृतिक लेखक और साहित्यसष्टा भी हैं। उनके 
: ये पक्ष इतने प्रमुख हैं कि उनकी छाप उनकी गद्य शैली पर अविच्छेद्य रूप से 
पड़ी हुई हैं। उनकी प्रतिभा की मुख्य स्फृति उनके वाणभट्ठ की आत्मकथा तथा 
उनके निबन्धों में देखी जाती है । प्राचीन भारतीय साहित्यिक और सॉँस्कृतिक 
एतिविधियों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसीलिए उनके परिचयात्मक निबन्ध भी 
जानकारियों से भरे हुए हैं। समीक्षा. और शोधकार्य तथा उनके आनुष॑गिक प्रयोगों 
के प्रति उनकी दिलचस्पी भारतीय विचारधाराओं को देखने और परखने के 
फलस्वरूप है। इत समस्त साहित्य के उन अंशों पर विशेष आग्रह करने 
में उनकी दृष्टि मानवतावादी लक्ष्य की पूति करती रही हैं। यदि उन्होंने 


शेलीकार द्विवंदी १८३ 


हिन्दी के अन्य समीक्षकों की ओर विशेषकर शुक्लजी की पद्धति को अपनी समीक्षा 
और शोधकायं में नहीं अपनाया तो इसका कारण स्पष्ट है। उनका लक्ष्य तक॑ से 
किसी वस्तू को सिद्ध करने का नहीं है, बल्कि पाठकों को अधिकाधिक अपने 


विचारो' की ओर आक्ृष्ट करने का है। कदाचित इसीलिये उनका समस्त लेखन 
भाव प्रधान गद्य शैली का प्रतिमान बन गया है। 


अब हमें द्विवेदीजी की गद्य कृतियों को लेकर शैली की दष्टि से उनका 
परिचय देता चाहिए । निश्चय ही द्विवेदीजी की वास्तविक अभिरुचि और प्रतिभा 
उनके रचनात्मक साहित्य में देखी जाती है और उनमें भी 'बाणभटट” की आत्म- 
कथा शैली की दृष्टि से उनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृति सिद्ध होती है 
स्वयं बाणभट्ट की गद्ययेली इतनी काव्यात्मक और आलंकारिक रही है कि इसकी 
काल्पनिक आत्मकथा लिखते हुए उस अलंकृत शैली का आकर्षण छूट नहीं सका 
है । यद्यपि द्विवेदी जी ने अपने इस उपन्थास में कतिपय चरित्रों की भी नियोजना 
की है और बाणभद्‌ठ के समकालीन भारतीय जीवन की ऐतिहासिक विशेषताओं 
को भी प्रकाश में लाये हैं। परन्तु यह सब कार्ये उन्होंने एक ऐसी गद्यगशैली के 
माध्यम से किया है जो स्वत: एक उल्लेखनीय वस्तु वन गईं है। द्विवेदीजी की 
वक्तव्य वस्तु भले ही बाण के युग के सावंत्रिक जीवन के निरूपण की रही हो 
परन्तु उन्होंने यह निरूपण स्वयं बाण की शेली को अपनाकर किया है। हम कह 
सकते हैं कि धाण की आत्मकथा का अर्थ ही है बाण द्वारा रचित आत्मकथा ।॥ 
द्विवेदीजी को अपने समस्त व्यक्तित्व को बाणभट्द के साथ संयोजित कर देना 
पड़ा है और इसीलिए उन्होंने उत्त आलंकारिक और काव्यात्मक शैली का प्रयोग 
किया है जो बाणभट॒ठ के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है । अपनी इस पृस्तक में 
प्राचीन संस्कृत काव्य के और विशेषकर बाणभद॒ट की कृतियों के संदर्भोल्लिख 
किए हैं | वे भी इस बात की सूचना देते हैं कि द्विवेदीजी बाणभट्‌ट की शेली का ही 
नहीं, उत्ते उपमानों और उपमेयों का, उनकी कल्पनाप्रवण भावुकता का तथा 
उनके वस्तुनिदेशों का भी अनुसरण करते रहे हैं। परन्तु इंन सब तथ्यों के रहते 
हुए भी ट्विबेदीजी की वैयक्तिक अभिरुचि इस शैली में प्रतिफलित हुईं है । 


इस उपन्यास में द्विवेदीजी की यह विशेषता भी देखी जाती है कि जहाँ वे 
विलक्षण वस्तुओं का वर्णन छोड़कर सामान्य दृश्य चित्रणों में आते हैं या पात्रों 
की क्रियाशीलता और उनकी दैनिक चर्या का वर्णन करते हैं वहां वे संस्कृत शब्दों 
का परित्याग कर अतिशय सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने लगते 
हैं। यद्यपि परस्पर विरोधी वाक्य संग्ति का प्रयोग करने में द्विवेदीजी एक मूलभूत 
कठिनाई का अनुभव कर सकते थे परल्तु उन्होंने इस प्रकार की कठिनाई का 


श्द्ड हजारी प्रसाद हिवेदी: व्यक्तित्व और कृतित्व 


अनुभव नहीं किया । उनके उपन्यास में जहाँ चमत्कार पूर्ण श्रसंगों के 
आलेखन में अलंकार बहुल संस्कृतगर्भित भाषा का विन्यास है वहाँ सामान्य वस्तु 
वर्णन में उन्होंने ठेठ बोली का सौन्दय प्रस्तृत किया है। हिवेदीजी की सामान्य 
गद्यरैली में पाठक को अपने साथ लेकर चलने का जो उद्ं श्य रहता है इसके 
कारण वे अपने समीक्षात्मक और वैचारिक निबन्धों में भी प्राय: ठेठ भाषा 
को अपनाते हैं। इस प्रकार उनके उपन्यास में जहां एक ओर आलंकारिक भाषा 
और अपरिचित शब्दावली का प्रयोजनपूर्ण उल्लेख है वहीं दूसरी ओर उनके 
अतिशय सरल और सीधी सादी चलती भाषा का पुठ भी पूरी तरह मिला हुआ 
है। इस अन्तर करे द्वारा द्विवेदीजी ने अपने उपत्यास को शैली की दृष्टि से 

ते अधिक आकर्षक बना लिया है। हम यहाँ द्विवेदीजी की अलंकृत और 
सहज शैलियों के उदाहरण देंगे । 


'भट्टिनी का मुखमण्डल प्रभातकालीव नवमल्लिका की भांति खिल 
गया । स्मयप्रान मुख की कपोल-पालि विकतित हो गई । नयत-को रकों में वंकिम 
आनन्द-रेखा विद्युत की भांति खेल गयी । ललाटपट्‌्ट की बलियां विलीन हो गई' 
और वह अष्टमी के चन्द्रमा के समान मनोहुर हो गया। उनके अशोक किसलय 
के समान आताम्र अधरोष्ट चंचल हो उठे । धीर प्रसन्न भाव से बोली-“कौन कहता 
है भट्ट कि तुम कवि नहीं हो ? श्लोक बनाना ही तो कविता नहीं है । 
निरन्तर पवित्र विन्‍्तन के कारण तुम्हारा चित्त विगत कल्पष हो गया है । तुम्हारे 
चरिश्यपूत हृदय में सरस्वती का निवास है। तृम्हारे अधरों से विमलधारा की 
भांति वाणी का स्रोत झरता रहता है। कौन कहता है कि तृम कवि नहीं हो ? 
जिस दिन तुम्हारी शक्तिशालिनीं वाकस्रोतस्विनी से इस धारा का कल्पष धुल 
जायगा, उस दिन लोगों को सचमुच श्ञांति मिलेगी, भटद्‌ट, कविता श्लोक को 
नहीं कहते। हमारे यवन साहित्य में गद्य को काव्य का “निक्षा कहा हैं। छुन्द 
और अलंकार तो कविता के प्राण नहीं हैं। प्राण है रस, विशुद्ध सात्विक रस । 
तुम सच्चे कवि हो । मेरी बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यावत्त के द्वितीय 
कालिदास हो ।* 


अब सहज शेली का उदाहरण देखिए : आये सभासदो, उत्तरपथ के 
लाख लाख नौजवानों ने क्या कंकण वलय धारण किया है ? क्या वे वृद्धों और 
बालकों, बेटियों और बहुओं, देवमन्दिरों और विह्ाारों की रक्षा के लिए अपने 


१-बाणभट्ठ की आत्मकथा : पृ० ११२। 


शैलीकार द्विवेदी श्दश्‌ 
प्राण नहीं दे सकते ? क्या इस देश के विद्वानों में स्वतस्त्र संघटन बुद्धि का विलोप 
हो गया है ? आंचाय॑ सर्वपाद का पत्र पढ़कर मेरा कन्ठ रोप और लण्जा से 
सूख आता है। इस उत्तरापथ में लाख-लाख निरीह बहुओं और बेटियों के 
अपहरण और विक्रय का व्यवसाय क्या नहीं चल रहा है ? अगर देवपुत्र तुबर- 
मिलिन्द का हृदय थोड़ा भी सम्वेददशील होता तो आज से बहुत पहले उस्हें 
मूच्छित होकर गिर पड़ता था, क्या निरीह प्रजा की वेटियाँ उनकी नयनतारा 
नहीं हुआ करतीं ? क्या राजा और सेनापति की वेठियों का खो जाना ही संसार 
की दुर्घटनायें हैं? और आये सभाषदो, मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे देश की 
लाख-लाख अपमानित, लांछित और अकारण दण्डित बेटियों में से एक हूँ ॥ 
इन गम्भीर वाक्यावली के पश्चात्‌ सहज भाषा का प्रयोग उपन्यास में एक ईप्सित 
प्रतिक्रिया उत्पन्न करता हैं। द्विवेदीजी यह अच्छी तरह समझते थे कि बाणभट्ट 
की अलंकृत भाषा हिन्दी में बहुत दूर तक नहीं चल सकती है इसलिए उन्होंने 
बारी-बारी से सहज और अलंकृत भाषाओं का प्रयोग किया है | परन्तु भाषा 
चाहे जो हो द्विविेदीजी की भावनात्मक शैली दोनों में देखी जा सकती है। वे वस्तुओं 
का वर्णन यथार्थोन्मुख या फोटोग्राफिक पद्धति से नहीं करते बल्कि चुनी हुई 
विशिष्ट वस्तुओं को लाकर अपना कार्य निकाल लेते हैं। 


ऊपर उल्लेख की गई द्विवेदीजी की गद्य शैली से मिलती-जुलती उनके 
निबन्धों की शैली है, अंतर है तो उतना ही कि जहाँ उपन्यास में बाण की भाषा और 
उनके युग की असाधारणता के अनुरूप ह्विविदीजी को अलंकत पदावली का प्रयोग 
करना पड़ा है वहाँ अपने निबन्धों में वे अधिक सरल और आात्मीय हैं । यद्यपि 
व्यक्तिगत निबन्धों में गम्भीर तथ्यों का भी आनयन हुआ है परन्तु अपनी वेयक्तिक 
सहानुभूति, भावनात्मकता, छोटे-छोटे व्याख्यानों में काम की बातें कहने की प्रवृत्ति 
तथा अनन्त: पाठक को अपने समकक्ष रखकर प्रसन्न करने की भावना ट्विवेदीजी 
के निबन्धों को विशेष रोचक बना देते हैं । निबन्ध के क्षेत्र में द्विविदीजी आचार्य 
शुक्ल की मिलती हुई भिन्न दृष्टि लेकर चलते हैं जबकि आचाय॑ शुक्ल के निबन्ध 
विषय प्रतिपादत का लक्ष्य रखते हैं । द्विवेदीजी के निवत्ध एक सहज उल्लास 
और सांस्कृतिक चेतना के परिचायक हैं । शुक्लजी की शैली बौद्धिक है, द्विविदीजी 
की शैली भावात्मक है। यहाँ उनकी निबस्धों में व्याप्त शैली का एक उदाहरण 
देते हैं । 


१-- बाणभद्ट की आत्मकथा पृ० २०४ | 


श्८३्‌ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व. 


“अच्छा समझिये या बुरा, मेरे अन्दर एक गुण है, जिसे आप बाल में 
से तेल निकलना समझ सकते हैं । मैं बालू में से तेल निकालने का सचमृच ही 
प्रयत्त करता हों, बशतें कि वह बालू मुझे अच्छी लग जाय और यह बात अगर 
छिपाऊँ भी तो कैसे छिप सकेगी कि मैं अपनी जन्मभूमि को प्यार करता हूँ ।” 
नेह की गोई रहै सखि लाज सो ? कंसे बंधे जल जाल के बाँधे ? ” मेरा विचार 
है कि साहित्य का इतिहास कुछ बड़े-बड़े व्यक्तियों के उद्भव और विलय के लेखे 
जोखे का नाम नहीं है। वह जीवस्त मनृष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत 
रस का प्रवाह है। मेरे गाँव में जो जातियाँ बसी हैं वे किसी उजड़े महल या 
गड़ीं हुई ईटों ते कम महत्वपूर्ण तो हैं ही नहीं, अधिक महत्वपूर्ण हैं। मेरे इस 
छोटे से गाँव में भारतवर्ष का बहुत बड़ा साँस्क्ृतिक इतिहास पढ़ा जा 
सकता है। 


इन स्वतन्त्र निबन्धों के अतिरिक्त अशोक के फूल' नाम की पुस्तक 
में कुछ साहित्य विषयक निबर्ध भी हैं जो समीक्षात्मक शैली में न लिखे 
जाकर मक्त शैली में लिखे गये हैं। इन निबन्धों में भी प्राय: वेसी ही विशेषता:यें 
मिलती हैं जैसी द्विवेदीजी के वैयक्तिक निबन्धों में प्राप्त होती हैं । इनमें से जिन 
निबन्धों में द्विवेदीजी की दृष्टि आकलतात्मक है उनमें वो ज्ञातब्य बहुत सी 
सामग्री मिल जाती है परन्तु जिनमें आकलन का पक्ष प्रधान नहीं है उनमें 
द्विवेदीजी की वही मृक्त आसंग की. प्रणाली सर्वत्र प्रसारित हैं। इस प्रकार 
द्विवेदीजी के अधिकांश साहित्यिक निबन्ध प्रवाह मलक ही हैं । उदाहरण के लिए 
'आलोचता का स्वतन्त्र मान शीर्षक निबन्ध में द्विवेदीजी की कुछ पंक्तियाँ इस 
प्रकार हैं । अध्यापक जीवन का एक बड़ा भारी अभिशाप यह है कि आपको ऐसी 
सेकड़ों बातों को पढ़ना-पढ़ाना पड़ेगा जिसे आप न तो हृदय से स्वीकार करते 
हैं भौर न साहित्य के लिए हितकर मानते हैं | यहाँ आदमी को आपा खोकर 
ही सफलता मिलती है । अगर आपने कहीं स्वतम्त्र मत प्रकट किया तो साथ 
ही विद्यार्थी को आगाह कर देना पड़ेगा कि देखो, अमुक आदमी जिसकी धाक 
परीक्षक मण्डली पर जमी हुई है, ऐसा न मानकर ऐसा मानता हैं । प्रकृति प्रसंग 
यह है कि ऐसान मानकर ऐसा मानने वालों की परस्पर विरोधी उक्तियों 
पर अगर कोई सचम्‌च ग्रम्भीरतापूर्वक .विचार करे तो उसके लिए शीघ्र आपके 
बगल में जो पागलखाना है उसमें शरण लेनी पड़ेगी ।' स्पष्ट है कि इस शीर्षक 
के समीक्षात्मक निबन्ध में इस प्रकार की स्वच्छन्द वार्तालाप की शैली के लिए 
हममें से शायद ही कोई तैयार हो । 





१-- अशोक के फूल : पृ० ३६। २३--अशोक के फूल : पृ०४६ । 


शैलीकार द्विवेदी १८७ 


वर्णनात्मक या परिचयात्मक या आकलनात्मक शैली 


जिन निबन्धों में द्विवेदीजी ने विशुद्ध परिचयात्मक भूमिका ग्रहण की 
है, उन्हे अधिक संज्ञप्त और वस्तुमुखी होता स्वाभाविक भी है क्योंकि वहाँ 
बहुत सी सामग्री को संक्षेप में रखने की आवश्यता पड़ती हैं जिसके कारण लेखक 
अधिक विषयान्तर नहीं कर सकता। उदाहरण के लिये “हिन्दी साहित्य की 
भूमिका में आये हुये संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय, बौद्ध साहित्य, बौद्ध 
संस्कृत साहित्य, जेन साहित्य, कवि प्रसिद्धियाँ और स्त्रीरूप शीषंक निबर्ध 
मुख्यतः: आकलनात्मक हैं। एक निबन्ध की सीमा में समस्त बौद्ध साहित्य या 
सारी काव्य प्रसिद्धियों को रख सकना तभी संभव था जब द्विवेदीजी इन विषयों 
की उपलब्ध सामग्री को कस कर एक लेख में उपनिबद्ध करते। यही उन्होंने 
किया भी है । इसी प्रकार प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद शीष्षक पुस्तक में 
टद्विवेदीजी ने भारतीय साहित्य में बिखरी हुई कलात्मक विनोद की सामग्री को 
एकत्र करने का प्रयास किया है | यह पुस्तक बहुत कुछ संग्रहमुलक हैं। यद्यपि इस 
संग्रह में भी लेखक का परिश्रम परिलक्षित होता है। ऐसे आकलनात्मक निबस्धों 
से एक उद्धरण देकर हम द्विवेदीजी की इस द्वितीय शेली का स्वरूप उद्धत करता 
चाहते हैं: “नांगाजुत माध्यमिक सम्प्रदाय के आचाय॑े थे। उन्होने अपनी 
माध्यमिक कारिका पर स्वयमेव अकुतोभया नामक टीका लिखी थी । भारतीय 
दार्शनिक और वैज्ञानिक साहित्य में यह प्रथा खूब लोकप्रिय हुई थी। कहते हैं 
नागाजु न ही इस प्रथा ( कारिका और टीका दोनों लिखने की प्रथा ) के आदि 
प्रवर्तक हैं । नागाजु न के दो और ग्रन्थ हैं, युक्तिपाष्टिका और श्रीलेख | इत्सिग 
ने दूसरे को भारतवर्ष में खूब प्रचलित देखा था। आयेदेव नागाजुत के शिष्य 
थे । इन्हीं को काणदेव भी कहते हैं। शायद इतकी एक आँख काली थी ।' 


: समीक्षात्मक शेली 


द्विवेदीजी को समीक्षात्मक शेली जैसा कि हम कह चुके हैं सामान्यतः: 
उनके इतिहासग्रंथ में और उनके कतिपय निबन्धों में प्राप्त होती है। इन्हें देखने 
ये ज्ञात होता है कि जब तक हद्विवेदीजी विवरण और विश्लेषण की भूमि पर 
रहते हैं (यद्यपि विश्लेषण कम ही मिलता है) तब तक उनको समीक्षा संयत 


१--हिन्दी साहित्य की भूमिका पृ० २१५। 


श्धय हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और क॒तित्व 


रहती है । ऐसे निबस्धों में द्विवेदीजी प्राय: प्राचीन विचारों का संदर्भ लेकर 
समीक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए “प्रसादजी' की कामायनी शीषंक लेख में 
उन्होंने राजशेखर के काव्य मीमांसा ग्रन्थ के प्रसंग को उठाया है। इसी प्रकार 
के यत्र-तत्र एक अंग्रेज समालोचक ने कहां था, वेसी वाक्यावली का प्रयोग करते 
3 जिसमें कथ्य विषय का सामान्य उल्लेख होता है विशेष उल्लेख नहीं होता । 
द्विवेदीजी अपने समीक्षात्मक निष्कर्षों में अनेक बार बहुत ही सटीक निर्णय 
देते है। परन्तु विवेच्य विषय की समग्रता और विवेचन प्रणाली की आनुक्रमिकता 
द्विवेदीजी की प्रिय प्रक्रिया नहीं जान पड़ती है। कदाचित इसीलिए उनके समी- 
क्षात्मक निबन्ध भी समीक्षात्मक की अपेक्षा निबन्धमूलक अधिक हो गये हैं । 


अपने इतिहास में द्विवेदीजी ने अनेक कवियों पर विचार किया है 
परन्तु क्या शुक्लजी की भांति उन्होंने सब कवियों की सुव्यवस्थित और समग्र 
विवेचना की है । क्‍या उनके एक-एक अनुच्छेद किसी भानुक्रमिक सूत्र से बंधे 
हुए हैं? हम इतिहास के विवेचन में इस बात का निर्देश कर चुके हैं कि विषयों 
और कंबियों के केन्द्रीय विशेषता के परिदर्शन में उनकी प्रतिभा स्फूरित रहती है । 
परन्तु किसी कवि या उसकी कृति के अंतरंग में प्रवेश कर समस्त विवरणों से 
उसकी विशेषताओं का उद्घाटन करना द्विवेदी जी की रुचि और प्रवृत्ति के 
अनुरूप नहीं है। कभी-कभी केन्द्रीय विशेषता की पकड़ में द्विवेदीजी यथेष्ट रूप 
से समर्थ नहीं होते । हम इसका उदाहरण भी दे च॒के हैं। बच्चन जैसे कृण्ठाओं 
से परिबद्ध कवि को मस्तमौला और फक्‍कड़ आदि विश्ेषणः देकर दिवेदीजी ने 
बच्चन के काव्य की मूल विशेषता पर यथेष्ट प्रकाश नहीं डाला। इसी प्रकार 
अन्य अवसरों पर भी वे यत्र-तत्र अपने भावावेग में अन्तनिहित वसत्‌ की परख 
करने में दूरान्‍वयी हो गए हैं। परन्तु अधिकतर उनके कवि और उसकी कृति 
की मूल विशेषता को पहचानने की बड़ी अच्छी शक्ति हैं । द्विवेदीजी की इस 
समीक्षात्मक शैली पर उसकी मूल प्रकृति को देखते हुए हम प्रभावाभिव्यंजक 
शैली भी कह सकते हैं। आचाय॑ शुक्लजी ने इस पद्धति को| समीक्षक की मूल्य- 
वान पद्धति नहीं मानी है। परन्तु किसी कवि के काव्य को पढ़ते हुए सहजभाव 
से उसके ग्रभावों को ग्रहण करते जाना और उतने ही सहजभाव से उसे शब्दों 
के सांचे में ढाल देना एक विशेष प्रकार की प्रतिभा की अपेक्षा रखता है। वह 
प्रतिभा समीक्षात्मक की अपेक्षा सहृदयता-जन्य अधिक होती है । यहाँ हम द्विवेदी 
ज्ञी के सामान्य समीक्षात्मक शेली का एक उदाहरण देते हैं । 


ठ्विविदीजी जिस युग में लेखनी चलाना शुरू कर रहे थे, उस युग का 


शैलीकार द्विबदी १८६९ 
व्यक्तित्व भी उनकी रचनाओं में स्पष्ट ही दीख जाता है। उनके युग का भारत- 
वर्ष पुराने और नये के संघर्ष में से गुजर रहा है । वह उत्सुकता के साथ नई नई 
गवेषणाओं को सुनना चाहता है फिर कर पीछे की ओर देखकर यह भी जान 
लेना चाहता है कि उसके पूर्व पुरुषों ने ऐसी वात कही है या नहीं और सन्देह 
के साथ अपने ज्ञान-विज्ञान के आधार की जाँच कर लेना चाहता है | उसके 
सामने नवयुग का द्वार खुल गया है। अपरिचित स्वर्ण युग विस्मृति के गहन 
अंधकार से धीरे-धीरे सिर उठा रहा है। नवीन के प्रति उत्कट औत्सुक्य और 
प्राचीन के प्रति दुर्दमनीय निष्ठा, यही उस भारतवर्ष का परिचय है। टिवेदी 
जी ने इन दोनों बातों का बड़ा ही प्रौढ़ ध्षामंजस्य किया । वे खोज-खोजकर 
नवीन विषयों का ज्ञान संचय करते रहे और प्राचीन गौरव की याद दिलाते 
रहे । सववेत्र उन्होंने बृग की इस विशेषता को अपने व्यक्तिगत संयम, निष्ठा और 
ईमानदारी से अधिकाधिक आकषंक बना दिया यह सब कुछ उन्हें एकदम 
नये सिरे से करना पड़ा । 


विशुद्ध विचारात्मक शैलो 


जैसा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं आचाये द्विवेदीजी ने कुछ शोध 
ग्रन्थ भी लिखे हैं जिनमें से हिन्दी साहित्य का आदिकाल, “मध्यकालीन धर्म- 
साधना नाथ संप्रदाय और कबीर प्रमुख हैं। इन चारों प्रस्‍्थों में द्विवेदीजी की 
शैली अपेक्षाकृत अधिक संयत है । परन्तु फिर भी वह नितांत वस्तुमुखी नहीं बन 
सकी है । द्विवेदीजी के व्यक्तित्व में जो सहजता, और उल्लास का भाव हैं वह 
बार बार उभर कर उनकी क्ृतियों में आता है। उनकी प्रणाली तकंप्रधान न 
होकर बहुत कुछ रचनात्मक बन बेठी है । विशुद्ध वेचारिक विषय स्थापन में भी 
द्विवेदीजी अपनी तरल शैली को छोड़ नहीं पाते । उदाहरण के लिए पैशाचरी 
भाषा का विचार करते हुए वे लिखते हैं : “गुणाइय पंडित ने जो सुना तो 
व्यथित होकर पुस्तक जला देने की ठानी, शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक बार 
कथा सुना देने का अनुग्रह किया, आग जला दी गई। पंडित आसन बाँधकर बैठ 
गये । एक-एक पन्ना पढ़कर आग में जला दिया जाने लगा। कथा इतनी मधुर 
और मोहक थी कि पशुपक्षी, मृग और व्यात्न खाना पीना छोड़कर, बेर बिसार 
कर सुनने लगे । उतके मांस सूख गये। जब राजा की रंघनशाला में ऐसे ही 
पशुओं का माँस पहुँचा तो शुष्क मांस के भक्षण से राजा के पेट में दर्द हुआ । 


१--विचार और वितर्क पृ० ८५३। 


१९० हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


ट्विबेदीजी -की यह रोचक शैली साहित्य के लालित्य की तो सृष्टि करती है पर 
इसके द्वारा समग्र बौद्धिक विवेचन में कठिनाई आती है। इसी प्रकार के अपने 
वैचारिक निबच्धों में इतने वर्णनात्मक हो जाते हैं कि उन्तके बेचारिक निबन्ध 
 आख्यानात्मक प्रतीत होने लगते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि वे अपने पाठक को 
अपने साथ रखने के निमित्त इस आकर्षक शैली को अपनाते हैं। दूसरे शब्दों में 
उनका ध्याव केवल विषय की ओर न रखकर पाठक की रुचि और अरुचि की 
ओर भी रहा करता हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण वैज्ञानिक शैली के निर्माण 
में आंशिक रूप से बाधक बन जाता है । यह द्विवेदीजी की सहजता की अभि- 
रुचि का ही परिणाम हैं कि वे अपने वैचारिक निबन्धों में भी वर्णनात्मक या 
कहानी की सी शैली का प्रयोग करते हैं और वस्तुमूलक वर्णनों ने भी काव्या- 
त्मकता लाने का प्रयत्व करते हैं। एक स्थान पर वे लिखते हैं, यद्यपि हिन्दी साहित्य 
के इस काल की कहानी को स्पष्ट करने का प्रयत्न बहुत दिनों से किया जा रहा 
है तथापि उसका चेहरा अब भी अस्पष्ट है -शुक्लजी ने प्रथम बार हिन्दी 
साहित्य के इतिहांस के कविवत्त संग्रह को पिटारी से बाहर निकाला | पहली 
बांर उसमें श्वासोच्छवास का स्पंदन सुनाई पड़ा | पहली बार जीवन्त मानव 
स्वरूप में गतिशील मानव रूप में दिखलाई पड़ा । स्पष्ट है ये वाक्य चित्रात्मकता को 
साथ लेकर चले हैं। और वस्त स्थापतन के नपे तुले प्रयोग की शैली स्वीकार 
नहीं की गई है । 


द्वविदीजी के वैचारिक निबन्धों ते अनुमान का आश्रय भी कम नहीं 
लिया गया है । ऐतिहासिक चर्चा में वे अनेक बार सामान्य अनुश्वुतियों को प्रामा- 
णिकता देने लगते हैं और तथ्यमूलक पद्धति से दूर चले जाते हैं । पृथ्वीराज 
रासो में से जितने अंश को उन्होंने प्रामाणिक मानने की बात कही है वह भी 
एक अनुमान ही है। हमारे कहने का तात्पय यह है कि जिस प्रकार द्विवेदी जी 
' के साहित्यिक आकलनों में कल्पना और अनुमान का प्रचुर योग रहता है। उसी 
: प्रकार उनकी शैली में काफी स्वतन्त्रता और स्वेच्छामूलकता रहा करती 


है ।. उनके विचारात्मक ग्रंथों की शैली विशुद्ध विचारात्मक नहीं कही जा 
“सकती । 


परन्तु ऊपर के विवेचन का यह अर्थ नहीं है कि ह्विविदीजी की इन 
शोधात्मक और विचारात्मक क्ृतियों में तथ्य मृलक शैली का नितान्‍्त अभाव है। 
जब कभी वे इधर-उधर से हटकर अपने विषय को प्रमाणयुक्त बनाना चाहते हैं 
तब वे ऐतिहासिक वृत्त का समुचित उपयोग भी करते हैं। जहां इतिहास उनका 
साथ नहीं देता अर्थात्‌ जहां ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं रहती वहां द्विवेदीजी 


शलीकार द्विव दी १६१ 


अनुमान का आश्रय लेते हैं। हमें यह भी जात रखना होगा कि शोध के क्षेत्र में 
द्विवेदीजी का उहं श्य भारतीय संस्कृति के अंवकारमय यूग़ों को प्रकाश में लाना 
है। शोध के लिए शोध उनका लक्ष्य नहीं है वेसी स्थिति में यदि उतके शोवात्मक 
एवं विचारात्मक ग्रन्थों में विशुद्ध शोध की शैली नहीं अपनायी गई हैं तो हमें 
आश्चर्य नहीं करता चाहिए 


यहाँ हम एक उदाहरण द्विवेदीजी को तथ्यमूलक विचारात्मक शैली का 
भी देना चाहते हैं। संस्कृत में ऐतिहासिक व्यक्तियों के वाम से संबद्ध काब्यों को 
चरित, विलास, विजय, आदि नाम दिए गए हैं। सबसे पुराना काव्य तो, जैसा 
पहले ही बताया गया है, हर्षचरित' नामक आख्यायिका ही है। इसके बाद पदम 
गंप्त का तवसांकचरित (१६०० ई० के आसपास) और विल्हण का विक्रमाँक- 
देवचरित नाम के ऐतिहासिक काव्य मिलते हैं। ये दोनों काव्य हमारे आलोच्य- 
काल के आरम्भ के हैं और ऐतिहासिक काव्यों की तत्कालीन परिस्थिति को 
बतलाते हैं । विक्रमांददेव चरित राजकीय विवाहों और युद्धों का काव्य है। 
राजाओं के गृणानुवाद के लिए उन दिनों ये ही दो विषय उपयुक्त समझे जाने लगे 
थे। दोनों में ही कल्पना का प्रचुर अवकाश रहता था और संभावनाओं की पूरी 
गुजाइश रहती थी । यह वस्तुत: इन स्तृतिमूलक कल्पनाप्रवण काव्यों में इतिहास 
का केवल सुदूरस्पर्श मात्र ही है! यद्यपि यह उद्धरण भी ताकिक पद्धति कान 
होकर वस्तुज्ञापन की पद्धति का है फिर भी इसमें विचारात्मम और तथ्यमूलक 
तत्व विशिष्ट मात्रा में देखे जा सकते हैं । 


निष्कर्ष 


जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि प्रत्येक विशिष्ट लेखक की अपनी 
स्वतन्त्र शैली होती है जिसके अन्तर्गत तीन तत्वों को देखना आवश्यक होता है । 
वे तीन तत्व हैं-(१) लेखक की वक्तव्य वस्तु और उसके अनुरूप उसकी प्रकाशव 
विधि (२) विचारों कौ नियोजित करने की विधि या प्रक्रिया इसे हम चिंतन 
शैली भी कह सकते हैं (३) लेखक की अपनी अभिरुचि, संस्कार, अध्ययतत और 
अभ्यास यह शैली का व्यक्तित्व पक्ष है। ये तीनों हो पक्ष मिलकर शैली के अंतरंग 
का निर्माण करते हैं। और इनकी सम्यक्ष और समन्वित योजना से ही शैली का 
स्वरूप उत्कर्ष की भूमिका पर पहुँचता है। इनमें सम्पूर्ण सामंजस्थ स्थापित न 
होने पर अर्थात्‌ विषय वस्तु, चितन शैली, और लेखक की निजी अभिरुचि के बीच 


१--हिन्दी साहित्य की भूमिका : १० ७२ । 


१६२ ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 
पूर्ण संतुलन न होने पर शैली का आदर्श स्वरूप उद्भासित नहीं होता । 


आचार्य द्िवेदीजी की गद्ययैली की चर्चा करते हुए हमने ऊपर जो कुछ 
देखा और समझा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ट्विवेदीजी मुख्यत: 
रचनात्मक या भावात्मक शैली के सुष्टा हैं। उतकी यह शैली उनके वेयक्तिक 
निबन्धों में तथा उनकी “वाणभद्ट की आत्मकथा” में अतिशय प्रच्छन्न और 
अव्याहृत रूप से प्रकाशन में आई है । इस रचना शैली में भी द्विवेदीजी संस्कृत- 
निष्ठ पदावली और बोलचाल की पदावली का अद्भुत संयोग करते हैं जो 
कदाचित्‌ उनकी शैली का सर्वप्रमुख गुण है। बाणभट्‌ठ की आत्मकथा की शैली 
का विचार करते हुए हम इस तथ्य का निर्देश कर चुके हैं। जिस सहज रीति से 
द्विवेदीजी संस्कृतनिष्ठ और काव्यमयी पदावली से सहसा सामान्य बोलचाल की 
भाषा पर उतर आते हैं और फिर भी उपन्यास के स्वारस्य में व्याघात नहीं 
पड़ने देते । ये उनकी शैलीगत उत्तम विशेषतायें हैं द्विवेदीजी के वेयक्तिक निबन्धों 
की शैली भी रचनात्मक एवं भावात्मक है परन्तु उपन्यांस की अपेक्षा निबन्ध 
में वह शेज़ी अधिक सहज और आत्मीयतापूर्ण हो गई है। हम कह सकते हैं कि 
द्िवेदीजी की यह शैली ही उनकी सामान्य और प्रतिनिधि शैली है। जहां तक 
उनकी समीक्षात्मक और विचारात्मक शैलियों का प्रश्न है हमने देखा कि उक्त 
शैलियों में वस्तुमुख्ली विवेचन का पक्ष उतना परिनिष्ठित नहीं है इसका कारण 
यह है कि द्विवेदीजी समीक्षात्मक और बवेचारिक निबन्धों में पाठक का सीधा 
साहचर्य चाहते हैं जो इस प्रकार के निबन्धों के लिए सवंथा समीचीन नहीं हैं । 
समीक्षा ओर विचारणा में लेखक को अधिक से अधिक तट्स्थ तकंमूलक और 
वस्तुमुखी होता चाहिए। ट्विवेदीजी की शैली में इन पक्षों का सम्यक निर्वाह नहीं 
हो पाया है। अतएव निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आचार्य द्विवदीजी की 
शैली व्यक्ति प्रधान है और वह रचनात्मक प्रक्रिया के लिये जितनी उपयोगी है 
'उत्तनी समीक्षात्मक प्रक्रिया के लिए नहीं । 


शैली का बहिरंग पक्ष 


द्विवेदीजी की गद्यगैली की अन्तरज्ज विशेषताओं पर विचार करने के 
पश्चात्‌ अब हम उनकी शैली के बहिरज्भ स्वरूप पर भी आवश्यक चर्चा करना 
चाहते हैं । शैली के बहिरंग स्वरूप से हमारा आशय लेखक के शब्द चयन से 
लेकर क्रमशः उसकी उस समस्त बाह्यांग योजना से है जिसके द्वारा वह अपने 
वक्तव्य को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया करता है। शब्दचयन में जहां 
एक ओर अर्थ प्रकाशन की क्षमता अन्तनिहित रहती है वही दूसरी ओर लेखन 


शैलीकार दिवेंदी १९३ 
की धौरावाहिंकता, सुविन्यास, और प्रभाव की एकरसत्रा भी सच्रिहित रहती है। 
शब्द विभ्यास से आगे बढ़कर हम वाक्यों में - नियोजित छिग्रे गये महाविरों और 
लोकीक्तियों आदि के समीप पहुंचते हैं जो शैली के वाह्यांग साधन हैं। इसके 
पश्चात संम्पर्ण वाक्य और उसके गठन पर पहुँचते हैं। वाक्‍्यों का आकार और 
ब्रैकार भिन्न-भिन्न लेखकों में भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। वाक्यों की लम्बाई 
या छोटाई इनकी हृस्व दीघंता शैली का ही अंग है । वाक्यों के समच्चय को 
अनच्छेद करके, यह अनुच्छेद किस विधि से नियोजित किये गये हैं और किस 
सुक्ष्म या स्थल सम्बन्ध रज्जू से बंधे हुए हैं यह भी शैली की उपयुक्त रचना का 
एक ज्ञातव्य प्रश्न है। इसके पश्चात - हम लेखक की उन शैली के साधतों पर 
भी दष्टिपात करेंगे जो हास्यजन्य विनोद आदि के साधनों से उक्त शैली का 
निर्माण करते हैं और अन्तत: हम इव समस्त बाह्यांगों को समग्र रूप में.देखकर 
किसी लेखक की शैली को उम्नकी संपूर्णता समझते हैं । 


दिवेदीजी की बाह्यांग शैली का समग्रे स्वरूष किचित अनगढ़ प्रतीत 
होता है। इसका कारक कदाचिंत्‌ यह है कि ये अपने वक्तव्य का सीधा लक्ष्य 
सामान्‍य पाठक को मानते हैं। किसी विशिष्ट शिक्षित समाज को नहीं । सामान्य 
पाठक के पास पहुँचने के लिए किसी प्रकार की साजसज्जा अपेक्षित नहीं होतीं । 
द्विवेदी जी हिन्दी लेखती को अधिकाधिक जनसामान्य बनाना चाहते हैं। शायद इन्हें 
हिन्दी के विस्तार और प्रसार का अधिक ध्यान हैं। ऐसा लेखक जो शिष्ट व्‌गों 
से आगे बढ़कर लोकजीवन में व्याप्त होता चाहता है शॉलीनेता और सगढ़ता 
की सरणियाँ में चलना पसन्द नहीं करते। तीसरी बात और भी है द्विवेदीजी 
की गध्यशैली में भाषण-कला का रूप पर्याप्त योग्य है। उनके कई निबन्ध तो 
भाषणात्मक ही हैं। लिखित निबन्ध में और भाषण में यह स्पष्ट अन्तर रहता है 
कि लिखित निबन्ध आँचूक्रमिक और पंरिष्कृत हुआ करता है। उसके शब्द द 
विन्यास में एक समरसता है जबकि भाषण में इसे प्रकार की सरंसता और आनु- 
ऋमिकता नियोजित नहीं हो सकती । भाषणकर्त्ता कभी ती सरल परिचय प्रधान 
बाक्यावली का प्रयोग करता है कभी वेग में आकर तरल और उच्छव्ल पदावली 
का प्रयोग करने लगता है, कभी वह श्रोताओं को' उत्साह और रे उल्लास पे ऑपू- 
_ रित कर देता है और कभी करुणा से द्रवित और. तयी अनुभूतियों से सेंबलिंत, ! 
करना चाहता है। इस लक्ष्य भेंद के कारण भाषेंणात्मक शैली में समरंसता की. 
कमी रहा करती है | हिविदीजी की गद्य शैली को प्रमुंखंतयां भाषणात्मक शैली हे 
ही कहा जाय तो अनुचित न होगा।. 


हु 


द्विंवेदीजी की रैली की समग्रतां में हास्य, व्यस्य और विनोद का 


१६४ हुजारी प्रसाद द्विवेदी: व्यक्तित्व भर कृतित्व 


पश्चेष्ठ स्थान हैं । कहा जा सकता है कि वे इतिवृत्तात्मक को पसन्द नहीं करते । 
डो चार वाक्य विषय परिचय के देते ही वे झठ से किसी वक्रोक्ति या विनीद पर 
आ जाते हैं और फिर अपने विषय पर भागे बढ़ चलते हैं। यदि बीच-बीच में ये 
बकरोक्तियाँ व होतीं तो द्विवेदीजी की शैली में रोचकता की कमी रह जाती ओर 
ये एक अधिक वस्तुमृखी विचारक माने जाते ग्रा साहित्यिक की भपेक्षा शास्त्रज्ञ 


कहे जाते । 


यहां हम कुछ उदाहरणों द्वारा द्विवेदीजी की हल्के व्यंग्य से समस्वित 
शैली का परिचय देना चांहते हैं। तुलसीदास की चर्चा करते हुए वे एक स्थान 
पर लिखते हैं 'मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उंस युग में किसी को 
में था पेर यंह एक आश्चयं की बांत है कि उन्होंने विश्व प्रकृति को अपने कांव्य 
में कोई स्थान नहीं दिया । उसमें सन्देह नहीं कि जहाँ कहीं उस्होंने थोड़ी सी चर्चा 
की वहां उप्में कमाल किया हैं। पर असल में वे इससे उदासीन ही रहे । जो 
भावुक सहृदय पद-पद् पर फूल-पत्तियों को देखकर मुग्ध हो जाता है, नदी पहाड़ 
को देखकर तनमन को बिसार देता है वह तुलसीदास के काव्य का लक्ष्यीभूत 
शरोता नहीं है । 


इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास को मानव प्रकृति का महान्‌ ज्ञाता 
कहा गया है । इतना बड़ा जितना उस युग में कोई दूसरा था ही नहीं । फिर भी 
गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य में इस प्रकृति का कुछ भी वर्णन नहीं किया । 
जहाँ कहीं थोड़ा बहुत किया है वहाँ वे अनुपम हैं। पर वास्तव में वे इस प्रकार 
के वर्णनों से विमुख ही रहे हैं। जो व्यक्ति प्रकत का इतना बड़ा ज्ञाता हो 
प्रकृति के वर्णन में दिलचस्पी न रखे यह एक अद्भूत विरोधाभास है। इन 
पंक्तियों में द्विविदीजी गोस्वामी जी की प्रशंसा कर रहे हैं या उनकी कमी बता 
रहे हैं यह ज्ञात करना आसान कायें नहीं है। उद्धरण के अन्तिम काव्य में 
भावुक लोगों के ऊपर एक हल्की सी फफकी है जो पद-पद पर साधारण फूल- 
पत्तियों को देखकर मुग्ध हो जाया करते हैं और नदी पहाड़ को देखकर तो तन 
मंत खो बेठते हैं। यद्यपि इसमें भावुक जनों के लिए कुछ सम्मान भी है पर 
झ्ञायद असम्मान भी इसमें प्रच्छन्न रूप से आ गया है। द्विवेदीजी की यह द्विधाग्र 
उक्ति बड़ी विलक्षण है जिसमें वे एक ओर अतिरंजित प्रशंसा करते हैं और दूसरी 
ओर घोर तिरस्कार का भाव भी व्यंजित करते हैं। व्यंग्य की यह्‌ प्रच्छन्नता 
ट्विकेदीजी की शेली में एक प्रकार का चमत्कार उत्पन्न करती है। 


एक अन्य स्थान पर सूरदास के सम्बन्ध में कहते हैं 'लेकिन वे (सूरदास) 


शैलीकार द्वियेदी १९; 
कबीरद्ास की तरह ऐसे समाज से नहीं आये थे जो पद-पद पर लांछित बौर 
अपमानित होता था | और जहां का गृहस्थ जीवन वैराग्य जीवन की अवेक्षा 
ज्यादा कठो रमय तपोमय था ।'**'वे तुलश्तीदास की भाँति दृढ़ चेता सेना नायक व 
थे, जो समाज की क्रीतियों से कुशलता से बाहर निकल कर उस पर ग्रोलाबारी 
आरम्भ कर दें, नन्ददास की तरह पर पश्ष की मुक्तियों को तक बल या निराश 
करना भी वे नहीं जानते थे । वे केवल श्रद्धालू और विश्वासी भक्त थे जो झगड़ों 
में पड़ने के नहीं । 


यहाँ कबीरदास के समय के गहस्थ जीवन को वेराग्य जीवन से भी 
कठिन और तपोमय बताया | यहाँ कठोर और तपोमय छाब्द ध्यान देने योग्य है । 
परामान्यत: कठो रता और तपस्या गृहस्थ जीवन के धर्म नहीं हैं | १२चत्‌ द्विवेदीजी 
उस सम्रय के गृहस्थ जीवन को असाधारण रूप से दयत्रीय बता रहे हैं इस्तीलियु 
उन्होंने बैराग्य जीवन से भी उसे अधिक वक्लिष्ट कहा है। इससे यह भी ध्वनि 
निकलती है कि कबीरदास के समय वैरागियों का जीवन अधिक आसान, तपस्या 
रहित और आकर्षक था। गृहस्थ जीवन और विरक्त जीवन की यह तुलना एक 
व्यंगात्मक निर्देश लिए हुए हैं । 


तुलसीदास को उन्होने गोलाबारी करते वाला बताया है। साधारणत: 
किसी कवि को इस प्रकार का कार्य नहीं करना पड़ता है। खासकर तुलम्ीदास 
जैसे महात्मा गोलाबारी करने से रहे । इसी प्रकार नन्‍्ददास से तुलना करते हुए 
भी उन्होंने सरदास को तर्क के झगड़ों से दूर रहने वाला बतलाया है। यद्यपि 
'सूरद्षस की युक्तियाँ ननन्‍दद्गास के तक विवर्क से कहीं घामिक हैं। यहाँ भी कवियों 
की विशेषताओं की चर्चा करते हुए द्विवेद्ीजी ने व्यय का एक हल्का पुट पूरे 
व्यंग्य में दे रखा है । 


यह तो हुई विचांरात्मक निव्नन्‍्धों की चर्चा | जहां पर ह्विवेदीजी को 
अधिक स्वच्छन्द होकर अपनी बात कहने का अवसर मिला है वहाँ वे अपने 
वक्तव्यों में और भी अधिक वाखेचित्य का प्रदर्शन करते हैं। 'अशोक के फूल 
में वे लिखते हैं 'वे सामन्‍त उखड़ गये, साम्राज्य बह गये और मदवोत्सव की 
धमधास भी मिट गई । संताव कामतियों को गन्धवों से अधिक शक्तिशाली देव 
'ताओं का वरदान मिलने लगा । दीरों ने भूत भैरवों की, काली दुर्गा ते यज्ञों की 
'इंज्ज्त घटा दी | दुनिया अपने रास्ते चली गई ब्रद्योक पीछे छूट गया । 


१-अशोक के फूल ; पु० १३। 


१६६ हजारी प्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व और कतित्व 


. अत वैक्तियों में द्विवेदीजी ने सामंतवादी सभ्यता के पतन पर खेद प्रकट 
किया है और उम्तरके बाद आनेवाले पीरों और भत भरवों को तयी धामिकता के 
प्रति एक वितृष्णा प्रकट की । परन्त उनके वाक्य ,किस रूप में आये हैं जिससे 
उनके हादिक मनोभाव का छिपे तौर पर ही विज्ञापन होता हैं ।. द्विवेदीजी क्री 
शैली में यह वक्त भंगिमा प्राय: सर्वत्र दिखाई देती है। जहाँ कहीं द्विवेदीजी किसी 
क्‍ उपदेश का पल्‍ला पकड़ते हैं वहाँ भी वे अपनी विनोद कृति को साथ-साथ रखते 
 हैं। उदाहरण के लिए वे कहते हैं और इस निरक्षर देश में प्रोढ़ शिक्षा का भाग 

भी शुरू करना पड़ेगा, बालकों के लिए यदि कुछ पुस्तकें मिल भी जायेंगी तो 
'प्रौढ़ो के लिये नहीं मिल पायेंगी । उत्साही और साहसी साहित्यिकों को इस 
दिशा में दृढ़ता के साथ बढ़ना चाहिए. । वैसे तो प्रौढ़ शिक्षा स्वयमेव यह 
' महत्वपूर्ण वस्तु है पर हमारे देश भें एक भौर महत्व. का-कार्य इसके साथ: जुटा 
हुआ है इस देश में आदिम जातियाँ हैं जिनको कहा जाता है अपनी कोई लिपि 
नहीं । | हु । ' 


... ऊपर की पंतियों में ट्विवेदीजी कई समस्याओं पर एक साथ ही विचार 
करते देखे जाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा की समस्या, बालकों की शिक्षा, आादिम्न जातियों 
की शिक्षा और इन महान समस्याओं की ओर वे उत्साही और इन साहसी 
पाठकों को तेजी से बढ़ने का निर्देश करते हैं ।“इस “संपूर्ण वक्तव्य में द्विवेदीजी 
को झुकाव वत मान समय की समस्या बहुलता की ओर ' जितना अधिक है उतना 
“उसकी समाधान की भर नहीं । 
द्विवेदीजी की शेली की इन कतिपय विशेषताओं को देखने ,के पश्चात 
अब5हुम उन्नक़ी .भाषा:शेली, उतके शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास, लोकोक्ति और 
मुह्ाविरों आदि पर संक्षेप में दृष्टि डालेंगे । 8. कक 


 द्विवेदीजी' का शूद'विश्यारस/ किसी भाषा परिष्कारक के शब्द विन्यास 

'तहीं है और न वह किसी तांकिक ' का शब्द विस्थास । वे” अपनी बात सहज 
भाषा में कहने के पक्षपाती हैं इसलिए उंनेकी पुस्तकों में आयास धाध्य और 
सर्विब्थोर्त पदावली दृष्टिगोचर नहीं होती । उनकी' शब्दावली में बीलंचांतः की 
प्रधामता है और इस बोलचाल के माध्यम से ही वे गंभीर तंथ्यों का भरी 
तिर्वंधत करते हैं परन्तु जे'्गंभीर तत्व भी काफी सीधे सादे ढंग से प्रस्तुंत किए 
जाते हैँ। इसे प्रकारे उनके शब्द चयन में पंडितों की भांपा की अपैक्षां जन 
प्रामान्य के वार्तालापभय . भाषा के प्रति अधिक झुकाव है। भाषा के इस स्वरूप 


शैलीकार द्विवेदी: १६७ 
को अपनाकर द्विवेदीजी ने एक प्रक्तार से आचार्य शुक्ल और उनकी भाषा परम्परा 
के स्थान पर एक नयी परम्परा का विन्यास किया है। यद्यपि उनकी यह भाषा 
परम्परा आचार्य महावीर प्रसाद ह्िवेदी की भाषा के अधिक समीप हैं । आचार्य 
महावीर प्रसाद हिवेदीजी की भाषा से द्विवेदीजी की भाषा का काफी दरतम 
साम्य होते हुए भी कुछ अंतर भी है। द्विवेदीजी की भाषा में आचार्य द्विवेदीजी 
की सीं रूक्षता नहीं है । अपने व्यक्तित्व की तरलता भी उन्होंने अपनी भाषा 
'नियोजना में समाहित कर दी हैं। जहाँ आचाये महावीर प्रसाद द्विवेदी 
की भाषा अधिक इतिवत्तात्मक है वहाँ द्विवेदीजी की भाषा में व्यंजना और वकोक्ति 
अधिक व्यापक रूंप में संन्निविद्ध हुई है। लोकोक्तियों और महावरों के प्रयोग 
में भी द्विवेदीजी ते स्थानीय बोलचाल को काफी दूर तक अपनाया है। उनके 
मुहावरे किसी कोष अंथ से नहीं लिए गये बल्कि जन व्यवहार से लिए गए हैं। 
अतएव उनमें सजीवता आ गई है । 

द्विवेदीजी की शब्दावली में उदू फारसी के प्रचलित प्रयोग मिल जाते 
हैं यद्यपि उनकी संख्या अधिकं नहीं है। इसी प्रकार उनकी भाषा में जहाँ वे 
अधिक भावुक हो जातें हैं संस्कृति की पदावली भी मिलने लगती है। उदाहरण 
देखिये--वह ब्रह्मचयं का विजयकेतन, धर्म का म॒तिमान विग्रह, संयम की घवल 
“पताकेा, वैराग्य का प्रसन्न वैभव, सत्य का अवतार, अहिस्सा का रूप, प्रेम का 
आकर कीति का कलाश, भक्ति का उल्लास हमारे बीच से चला गया। इस 
पंक्ति में संस्कृति की अच्छी छटा है । जो द्विवेदीज़ी के निबन्धों की बीच-बीच 
में दिखाई देती है । उद का एक उदाहरण देखिये :-जी, मैं आपको बात समझाने 
की कोशिश कर रहा हूं, आप वृद्ध लोगों के सामने क्या हस्ती है । कमलेशजी 
तृम शौक से अपनी बाते कहें जाओ बेटा नाराज होने वाले खूसट कहीं और 
होंगे। परन्तु द्विवेदीजी सामान्य भाषा शैली इन सबसे भिन्न है और वह ठेठ हिन्दी 
को बोलचाल के अधिक समीप है। 


जहाँ तक उनके बाणभट॒ठ की आत्मकथा का सम्बन्ध है इस उपन्यास 
की भाषा शैली और शब्द प्रयोग एक असाधारण ग्ावात्मक उत्कर्ष लिए हुए 
है । यहाँ द्विवेदीजी कावम्बरीकार बाणभट््‌ट की आत्म-कथा लिख रहे थे अतएव 
उप्हें एक उच्चतर शब्द विन्यास का आधार लेना पड़ा। जैसा कि हम ऊपर 


१-कल्पलता-पृ ०. ६८ । २-वही पृ० १६२ | 


१९८५ हँजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


कह चुके हैं मुख्य वर्णत ये। चित्रण संस्कृत के सौन्दर्य से सम्पन्न होते हुए भी यहाँ 
द्विवेदीजी अपनी सहज भूमिका पर आये हैं उन्होंने काफी ठेठ और तराश रहित 
भाषा का प्रयोग किया । यहां अस्तर के माध्यम से उन्होंने उपन्यास को केबल 
पंडितों की सामग्री बना लेने से बचा लिया है । 


कूल मिलाकर देखने पर द्विवेदीज़ी का शब्द चयन और उनकी भाषा 
शैली वैविध्यपृर्ण होते हुए भी अधिकतर सहज और अनगढ़ है । इसके द्वारा 
हिवेदीजी वे अधिक से अधिक पाठकों के समीप्र पहुँचने. का प्रयास किया है। 
इस लक्ष्य में वे बहुत कुछ सफल भी हुए हैं। इस भाषा शैली को अपनाने के 
कारण द्विवेदीजी शास्त्रीय या सौन्दर्य मूलक भाषाशिल्पी की भूमिका से अलग 
चले गये हैं परन्तु उनकी भाषा में सहजता, प्रवाह और हल्के विनोद और व्यंग्य 
के जो तत्व आ गये हैं वे अपने में एक सदैव उच्चतर लेखक के सर्वेथा अनुरूप 
हैं और एक स्वतन्त्र इकाई का निर्माण करती है । 


द्विबेदीजी के जो वाक्य सम्मुच्चय भिन्न-भिन्न अनुच्छेदों में बंटे हुए हैं 
उनके मूल में बोद्धिक पक्ष की अपेक्षा भावात्मक पक्ष की. समग्रता दिखाई देती 
है । दूसरे शब्दों में उतकी रचना शैत्री का बाह्यांग भावप्रेरित और लोकाभिमुख़त 
है। संक्षेप में यही उनकी शैली के बाह्यांग रूप की प्रम्मुव रूपरेखा और विशेषता 
कही जा सकती है । हु 


ढिलेदी-युगीन समीक्षक और शोघकर्त्ता 


यद्यपि द्विवेदीजी के कार्यो में शोध और समीक्षा दोनों पक्ष मिले-जुले 
रहंते हैं परम्तू ये दो ध्वतस्त्र विधायें हैं। बेसी स्थिति में द्विवदीजी के शोध एवं 
उनके समीक्षा कार्य को पृथक-पृुथक कर देखना आवश्यक है और इस अध्याय में 
हम इसी पद्धति से ह्िवेदीजी के शोधकार्य एवं समीक्षा कार्य की तुलना अन्य 
समीक्षकों और शोधकर्त्ताओं से करना चाहते हैं इस कार्य का विवेचन करने के 
पूंव॑ हम हिम्दी शोष एवं समीक्षा की एक छोटी पृष्ठभूमि देना उचित समझते हैं। 


हिन्दी समीक्षा का आधुनिक युग 


आधुनिक युग में प्रवेश करने पर आधुनिक समीक्षा को मुख्यतः रीति- 
प्रश्थों की परम्परा को पकड़े हुए पाते हैं। आरम्भिक समीक्षा ग्रस्थ रीति कालीन 
लक्षण ग्रम्थों के परिवर्द्धि रूप कहे जा सकते हैं। इनका स्वरूप वही है जो लक्षण 
प्रस्थों का रहा है । इनका वण्ये विषय यद्यपि समग्र साहित्य शास्त्र कक्ष जा सकता 
है परन्त्‌ साहित्यिक विचारणा के सेद्धान्तिक पक्षों को छोड़कर इन कवि लेखकों 
ते रसों और अलंकारों के उद्धरण देने में अधिक दिलचस्पी दिखाई है ॥ उद्धरण 
का पक्ष प्रधाव हो जाने के सबब से विवेचन का पक्ष क्षीण हो गया है फिर इन 
लेखक कवियों ने रस और अलंकार आदि के उद्धरण देते हुये संस्कृत आबंकारिकों 
के सूक्ष्म भेदों और प्रभेदों और उच्की व्यास्याओं को प्रमुखता नहीं दी है। इससे 
इनका शास्त्रीय पक्ष और भी दुबंस हो गया हैं। रस भर अलंकार का निरुपण 


२०० हजारी प्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


फरने के पश्चात्‌ इतकी दूसरी रुचि नायिका भेद की ओर रही है। अनेकानेक 
तायक-नाथिकाओं की सुष्टि कर ये उनके स्वरूप निर्धारण में प्रवत्त हुए हैं। 
विभिन्न प्रादेशिक और विभिन्न जातीय नायिकाओं के वर्णव में भी एक ही दिल- 
चस्पी रही है | बिना उन स्थानों में गए वहाँ की नायिकाओं का रूपवर्णन करने 
में भी कितनी सफलता मिल सकती थी यह अनुमान किया जा सकता है। हमारा 
तात्पयं यह है कि आधुनिक युग के ये लक्षणग्रंथ के बल लीक पीठ रहे थे और 
इनमें किसी प्रकार की नवीनता न आ सकी थी । नायिका के नखशिखवर्णन और 
वियोगियों के विभिन्न ऋतुओं में होने वाली दशाओं का वर्णन करने में भी अपनी 
प्रतिभा का अपव्यय किया था । 


हिन्दी की आधुनिक यूग की वास्तविक साहित्य समीक्षा कतिपय अंग्रेज 

समीक्षकों से शुरू होती है। ये अंग्रेज समीक्षक पश्चिमी काव्य से परिशित थे । 
और उत्कृष्ट काव्य के उपादानों की जानकारी रखते थे। इसके साथ ही इनमें 
से अनेक विद्वान भारतवर्ष में ईसाई धर्म प्रचार के लिये आये थे अतएवं इनका 
एक लक्ष्य साहित्य समीक्षा को धामिक सांचे में ढालने का भी था। कदाचित्‌ 
ये ही कारण हैं कि इन्होंने अन्य साहित्य युगों की ओर दृष्टिपात.न करके. हिन्दी. 
के भक्तियुग को ही अपनी विचारणा का आधार बताया था। यह भी श्यातः देते. . 
की बात है कि इन अंग्रेज प्रमीक्षकों में भक्तियुग के दो ही प्रमुख कवियों, को महत्व 
दिया है--वे हैं कबीर और तुलसीदांस । इन दो कवियों में उन्हें : क्रिश्वियन धर्म 
के आदर्श की समीपता दिखाई पड़ी । अपने विवेचनों में. उन्होंते ,बताया है.कि 
भले ही कबीर और सूर के काव्य में सीधे क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव तन हो परल्तु 
भारतवर्ष के मध्ययूग के भक्तिसम्बन्धी पुनरुत्थान अपने मूल में ही क्रिश्चियन प्रभाव 
की सूचना देता है । इतिहास की भूमिका पर यह भक्ति आन्दोलन जो द<वीं €्वीं 
- शताब्दियों से इस देश में चला'था । क्रिश्चियन धर्म की बहुत: सी मान्यतायें 
उसमें प्रतिफलित हो उठीं । यहाँ हम भक्ति आन्दोलन के ऐतिहासिक पक्ष पर 
विचार नहीं करते यहाँ हम अंग्रेज समीक्षकों की जिक्र कर रहे हैं। हम देखते हैं 
' कि इन अंग्रेज समीक्षकों ने भारतीय काव्य परम्परा का इतना ध्यान नहीं रखा 
जितना ईसाई धर्म के प्रभाव को दिखाने का रखा है। जहाँ पर वे प्रभाव को 
स्पष्ट रूप से नहीं दिखा पाये हैं वहाँ वे इतना कह कर ही संतोष कर॑ लेते हैं “कि 
कबीर तुलसी जसे कवियों के काव्य में क्रिश्वियन धर्म के आदर्शों से बहुत कूँछ 
- समानता-है । यह भीः ध्यान देने की बात है इन समीक्षकों ने कृष्ण भक्ति संप्रदाय 
के सूर औरमीरा जैसे कवियों और कवियत्रियों को. विशेष महत्व ' नहीं दियां। 

' इत काव्य की श्रुगारिकेता कदाचित्‌ उन्हें ग्राह्म नहीं थी। इससे स्पष्ट ' है कि 


दिवेदी युग्ीव समीक्षक और शोधकर्त्ता २०६ 


नदी के इन आरम्भिक अंग्रेज समीक्षकों में समीक्षा दष्टि बढ़त कछ सीमित 
और संकुचित थी .और वे क्रिश्वियन धर्म की छात्रा में हिन्दी काव्य का अनु- 
शीलन करने बैठे थे । 


हिन्दी समीक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप वास्तव में भारतेन्द यग के उन 
समीक्षाओं के द्वारा अग्रसर किया गया जो नयी राष्टीय चेतना से और भारतीय 
ऐतिहासिक काव्य की परम्परा से सुपरिचित थे । ऐसे समीक्षक्नों में श्री बालकृष्ण 
भट्ट, बदरीनारायण- प्रेमघन, प्रतापनाराग्रण मिश्र आदि के नाम दिये जा सकते 
हैं.। यद्यपि यह मलत: काव्य, नाटक, निबन्ध आदि के लेखक थे परव्त यत्र-तत्र 
: इन्होने साहित्यिक समीक्षा सम्बन्धी विचार भी. व्यक्त किए हैं। स्वयं भारतेन्द 
हरिश्चन्द्र ने 'अपने नाटक! नामक, निबन्ध में प्राचीन नाट्यसूत्रों का हवाला देते 
हुए कुछ तयी उद्भावनायें भी प्रस्तुत की, हैं और अपने नाटकों, में उनका उपयोग 
भी किया है। अन्य समीक्षकों ने नवजाग्रुत राष्ट्रीयता की भूमि पर अपने काव्य 
और साहित्य के सम्बन्ध में आदर्शवादी विचार प्रकट किए हैं परन्तु इन समीक्षकों 
को यह बोध था कि कला की आवश्यकतायें कोरे उपदेशात्मक वक्तव्यों से पूरी नहीं 
होती । अतएवं उन्होंने ऐसी कृतियों को जिनमें उपदेश की हो प्रधानता है 
साहित्यिक दृष्टि से आक्षेप मोग्य माना हैं। हिन्दी के प्रथम उपन्यास श्रीनिवास 
दास के परीक्षा गुरु की आलोचना करते हुए पं० बालक्ृष्ण श्रट्ट ने उसकी 
उपदेशात्मकता की न्नूटि प्रदर्शित की है। ट्विवेदी-युग के इन समीक्षकों का कार्य॑ 
परिगणित हुआ है। यद्यपि. उसमें प्रौढ़ सेद्धान्तिक विवेचन नहीं मिल्लते पर 
व्यावहारिक दिशा को ओर उनकी राष्ट्रीय एवं कलात्मक-चेतना का विकास #ऋपष्ट 
रूप से दिखाई पड़ता है। 


हिन्दी समीक्षा का द्वितीय चरण हर 


सा 


हिन्दी समीक्षा का द्वितीय चरण आचाय॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी के 
सरस्वती पत्रिका, के संपादन कग्र्य से आरम्भ होता है। द्विवेदीजी बहुभाषाविद थे 
ओर विशेष अध्ययनशील भी रहे हैं फलत: उन्होंने अंग्रेजी, बंगर्ली, मराठी 
गुजराती उदू तथा अन्य भाषाओं में होने वाले साहित्यिक कार्यों का सरस्वती के 
माध्यम से हिन्दी में परिचित कराने को नीति चलाई और इसी सम्बन्ध से उन्होंने 
हिन्दी कीं स्वतन्त्र समीक्षा को भी कई कदम भागे बढ़ाया है ।' संस्कृत कवियों 
का स्फूट परिचय देते हुए उन्होंने उनके काव्य सौन्दर्य का भी प्रासंगिक रूप से 
उद्केंख़ किया:है । इसके अतिरिक्त द्विवेदीजी के सम-सामयिक साहित्य पर भी 
ज़षने विचार प्रकट करते रहें हैं। उतका ध्याज्ञ-: विशेष-रूप से भाषा के व्याकरण 


२०२ हुजारी प्रसाद हिबेदी : व्यक्तित्व और क्रृतित्व 


सम्बन्धी योगों पर रहा है यद्यपि काव्य के अन्य पक्षों पर भी वे अपनी सम्मतियाँ 
देते रहे हैं। मिश्रबन्ध्‌ विषोंद और हिन्दी नवरत्त ग्रन्थों के प्रकाशित होने के 
पश्चात्‌ उन्होंने हिन्दी साहित्य के इतिहास पर भी अपने विचार प्रकट किए है। 
मूलत: द्विवेदीजी एक नीतिवादी और आदर्शवादी समीक्षक कहे जाते हैं। 


इस युग में पं० पदमसिह शर्मा, मिश्रबन्धु श्रीकृष्णबिहारी मिश्र आदि ने 
भी हिन्दी समीक्षा को विकसित किया था। विशेषकर परद्मसिह शर्माजी ने 
काव्य साहित्य के अभिव्यक्ति सम्बन्धी सौन्दर्य को अपनी विवेचना का विषय 
बनाया था । उन्होंने उदू काव्य शैली की तुलना में हिन्दी के उब कवियों को 
सामने रखा जो अभिव्यक्ति कौशल के प्रमुख प्रतिनिधि थे । इस प्रकार उन्होंने 
हिन्दी काव्य को उदू काव्य की तुलना में विशेष गौरव देने का प्रयत्त किया था । 
मिश्नवन्धओं ने हिन्दी के हो सर्वश्रेष्ठ कवियों का ऐतिहासिक भूमिका पर आक- 
लन करके हिन्दी काव्य के बेशिष्टय को प्रकाशित किया था । इसी प्रकार श्रीकृष्ण 
बिहारी मिश्र और लाला भगवानदोन आदि के शास्त्रीय और आलंकारिक भूमिका! 
पर हिन्दी के काव्योत्क्ष को उद्घाटित किया । 


इसी नवचेतन समीक्षा विकास को प्रौढ़ता और शास्त्रीयता देने वाले 
प्रकांड पंडित रामचन्द्र शुक्लजी द्विवेदी युग के अन्तिम प्रतिनिधि कहे जा 
सकते हैं। वे सच्चे अर्थों में साहित्य के विशिष्ट आचाय॑ कहे जा सकते हैं । 
उन्होंने हिन्दी समीक्षा पर अपनी अमिट छाप लगा दी है। न केवल सूर, 
तुलसी, जायसी जेसे श्रेष्ठ कवियों पर उन्होंने स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे हैं वरन्‌ हिन्दी 
साहित्य का पहला समग्र इतिहास लिखा है जो आधुनिक विवेखयाओं से ग्रथित 
होने के कारण इस युग का एक स्मरणीय ग्रंथ बत गया है | शुक्लजो की समीक्षा 
दृष्टि नवोत्थानवादी ओर साथ ही भादर्शवादी कही जा सकती है। उन्होंने 
साहित्यशास्त्र के तत्वों को आत्मसात्‌ करते हुए आध्ुतिक विवेचता की शैली को 
गहराई में जाकर अपनाया और इस प्रकार उनका समस्त समीक्षाकार्य आधुनिक 
युग का प्रतिनिधित्व करता है | शुक्लजी ने समीक्षा सिद्धात्तों पर भी दृष्टिपात 
किया और रस-मीमांसा नामक ग्रंथ में भारतीय साहित्य सिद्धात्त की नवीन 
वेशभूषा देकर प्रस्तुत किया । उनके समग्र समीक्षा कार्य में उनकी मौलिकता 
और निजी दृष्टि का भी योग है । उनसे असहमत होना आसान है पर उनका 
मौलिक चिन्तन दुष्प्राप्प है।.... 


शुक्लजी के समीक्षा काये में लोकादर्शवाद की गज सर्वत्र मिलती है। 
उत्तका साहित्यिक प्रतिमान बस्तृस्मुखी और जीवनाभिमृख कहा जा सकता है | 


दिवेदी यगीन समीक्षक और शोधकर्ता २०३ 
मातव जीवन के विस्तार और वैविध्य का जो आदर्शोन्मुख चित्र तुलसीदास के 
रामचरितमानस में मिलता है उसको आधार बनाकर घक्‍लजी ने प्रवन्ध काध्यों 
के अन्य काव्य हूपों की अपेक्षा श्रेष्ठतर और छूक्षतर के प्रढेंदों को प्रतिवादित 
किय्रा है । दूसरी ओर उन्होंने धर्म के लोकपक्ष को महत्ता देकर निर्ग ग संत कवियों 
के प्रति बहुत कुछ अनास्था प्रकट की है। इसी प्रक्नार आधुनिक काब्य में उन्होंने 
लाकाभिमुख क्ृत्यों को प्रगीतात्मक कृत्यों की तुलना में विशेषता दी है । शुक्लजी 
संस्कृत साहित्य के भी अच्छे अध्येता थे । विशेषकर प्रकृतिवर्णन की भमिका पर 
उन्होंने वाल्मीकि और कालिदास कवियों के प्राकृतिक सौन्दर्य वर्णन को सरा 

। हिन्दी के आधुनिक काव्य में प्रकृति वर्णन की सुन्दर विशेषताओं से समन्वित 
नूरजहां काब्य का उन्हांने सराहना की है। इस प्रकार एक विशिष्ट आदर्श 
ओर प्रतिमाव को सर्वांगीण रूप से ग्रहण कर उसमें अनुरूप संतुलित काव्य 
मीमांसा का संतुलित अस्खलित रूप शुक्‍्लजी ने संपन्न किया। इस दृष्टि से वे 
आधुनिक हिन्दी साहित्य के पृथक वास्तविक आचार्य कहे जा सकते हैं। इति- 
हासत उनकी गणना भारतीय साहित्य के श्रेष्ठ मवीषियों में निरन्तर करता 
रहेगा । द 


शुक्लोत्तर शास्त्रीय समीक्षा 


क्‍  शुक्लजी के पश्चात्‌ हिन्दी में छायावादी समीक्षकरों का प्रवेश होता हैं। 
जिनका सुख्य कार्य द्विवेदी युग के पण्चात्‌ विकसित होने वाले तवीन काव्य और 
नवीन साहित्य का स्पष्टीकरण और विवेचन करता था। शुक्लजी ने छायावाद 
की मुख्यतः अभिव्यंजता की एक नयी शैली के रूप में ही विख्यात किया था । 
जहाँ तक नये काव्य के वस्त॒पक्ष का सम्बन्ध है शुक्लजी ने उसक्षी अधिकतर 
उपेक्षा ही क्री थी। बे उच्च स्वच्छंदतावादी काव्य का एक संकीर्ण स्वरूप ही 
मानने के पक्ष में थे। नवीन काव्य के रहस्यवादी स्वरूप को वे पश्चिमी 

मेक कवियों की साँप्रदायिक वाणी के समीप मानते थे। उन्होंने इस नवीन 
रहस्यवाद की प्रेरक झक्तियों को पश्चिम से ही उधार ली हुई बतलाया था। 
यद्यपि वे सीधे रवींद्रवाथ पर आक्रमण करना नहीं चाहते थे परन्तु प्रकारान्तर 
से रबींद्रीय रहस्यवद की ही उन्होंने विरोधी समीक्षा की है | 


स्वेच्छंदतावादी समीक्षा का आरम्भ 


+' नये घ्वच्छंदताबादी समीक्षक्रों को प्र/रम्भ में शुक्लनी के" इस 
वक्तब्यों के प्रत्यावतंन में ही लगा रहना पड़ा। परन्तु क्रमशः इन समीक्षकों ने संपूर्ण 


२०४ हजारी प्रसाद द्विवेदी: व्यक्तित्व और कृतित्व 


आधुनिक काव्य और स्वदेशी विदेशी रचनाओं का अनुशीलन आरम्भ किया और 
इस प्रकार अपनी क्षमीक्षा के द्वारा हिन्दी माहित्य को पहली बार एक अनन्‍्तर्रा- 
ष्टीय भूमिका पर देखने का प्रयत्त किया । जिस प्रकार रचना के क्षेत्र में पंत जैसे 
कवि पश्चिचमी स्वच्छंदतावादियों की शैली और अभिव्यंजना के समीप पहुँचे । 
उसी प्रकार इन समीक्षकों ने भी काव्य और साहित्य को एक सार्वजनिक भूमिका 
देते का प्रयत्त किया । 


फलत: साहित्य और काव्य के प्रतिमान और समीक्षा की पदावली में 
काफी परिवतंत हुआ । यद्धपि इन समीक्षकों ने आरम्भ में किसी सिद्धान्त विशेष 
को तियोजना और मानदण्डों का अप्रत्यक्ष रूप से विनियोग किया परन्तु आगे चल 
कर इन समीक्षकों ने विश्व साहित्य की भमिका पर कछ सैद्धान्तिक निरूपण 
भी किये. हैं। छायावादी काव्य को उन्होंने केवल शैलीगत भूमिका पर ही नहीं 
देखा बल्कि उसे युगीन काव्य की प्रतिष्ठा प्रदान की । भावोत्कर्ष, कल्पना 
और कला की भूमि. पर द्विवेदी युग के कवियों से प्रसाद, पंत, निराला जैसे 
कवियों का स्पष्ठ अन्तर प्रदर्शित किया । जिसकी प्रतिध्वनि यह थी कि ये कवि 
हिन्दी काव्य के आधुनिक युग के वास्तविक उन्नायक हैं । 


काव्य के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास और नयी कहानी के सम्बध्ध: में 
भी छायाववादी समीक्षकों के विचार, पश्चिमी समीक्षा प्रतिमानों से प्रभावित हुए 
हूँ किग्तू एक स्वतन्त्र कला समीक्षा का आधार मूल्य भी निर्मित हो सका है जिसे 
हम राष्ट्रीय समीक्षा के स्तर पर उनका नवीन प्रदेय मान सकते हैं। इसके 
पश्चातू इन समीक्षकों ने प्राचीन भारतीय साहित्य और काव्य विकास पर अपने 
अभिमक्ञ दिये, हैं. और भारतीय साहित्य की ऐतिहासिक रूपरेखा के निरूपण में 
बया योगदान दिया है। प्रबन्ध काव्य और प्रगीत काव्य के स्वतन्त्र त्िकास: के 
तश्य को-शुक्लजी को अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ठता और गहनता के साथ समझा 
' गया. हैं । इन छायावादी, सूमीक्षकों ने प्रगीत काव्य के महान भारतीय उन्नायक 
स्रदास के काव्य.वेभव को प्रकट करने में अपनी साहित्यिक अभिरुचि का परि« 
चय दिया है । ह 


सका के. में आाक, 

सैद्धान्तिक समीक्षा के स्तर पर: छायावादी संमीक्षेकों के प्रकीर्ण 
विचार समय-समय पर उद्भावित होते रहे है। यह कुहंना तो कदाचित्‌ सुसंगत 
ने होगा कि इन समीक्षकों ने किसी समग्र सैहित्य शाँस्त्र का प्रणंयन किया" है 
पदुल्त्‌ स्वरूप ओर कूलाओों, के विविध स्वरूपों पर प्रकाश डालते हुए उनके उत्कर्ष 


कपुकफ की भावुक भूमियों का उद्भावन्‌ करते. हुए इन समीक्षकों ने एक नयी 


द्विवेदी युगीन समीक्षक और शोधकर्ता २०४ 


सेद्धान्तिक चेतना की सृष्टि अवश्य की है। यह भी कहता अनुचित न होगा कि 
छायावाद युग के समीक्षक अभी हिन्दी साहित्य के मंच पर विद्यमान हैं और 
आशा की जाती है कि साहित्य के नये स्वरूपों, लक्ष्यों और प्रभावों के सम्बन्ध 
में उनके समस्वित विचार हिन्दी साहित्य समीक्षा के विकास के एक समृद्ध कड़ी 


के रूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे । इस प्रकार सैद्धान्तिक समीक्षा का क्षेत्र एक 
संगठित स्वरूप ग्रहण कर सकेगा | 


स्वच्छन्दतावादी कवियों का समीक्षाकार्य 


ऊपर हमने स्वच्छुन्दतावादी या छायावादी समीक्षा के एक समग्र स्वरूप 
का संक्षिप्त परिचय दिया है । इसका यह अर्थ नहीं कि स्वच्छन्दतावांदी समीक्षा 
एकदम समरस है । इस समीक्षा में अनेकानेक प्रस्थान हैं और इसकी विवेचना 
ओर निष्कर्ष एक से नहीं हैं । कुछ तो प्रसाद, निराला, पंत और महादेवीजी 
को समीक्षायें हैं जिनमें स्वभावत: स्फुट विचारों की प्रधानता है। ये कविगण 
अधिकतर अपनी-अपनी कविताओं के स्पष्टीकरण के लिए अपने साहित्यिक 
विवेचन प्रस्तुत करते रहे हैं | प्रसादजी की दृष्टि विशुद्ध रूप से भारतीय आधार 
लेकर चली है उन्होंने ऐतिहासिक स्तर पर छायावाद और रहस्यवाद को 
भारतीय अध्यात्मवादी दर्शन से समन्वित किया है और विशेषतः शैवमत आनंद- 
वादी धारा का उपन्यास्त किया है । उनके मत में भारतीय काव्य की एक धारा 
आनन्दात्मक दर्शन से संभूत हैं और दूसरी धारा उनके विवेकात्मक दर्शन से 
परिचालित है। इसी प्रकार उन्होंने भारतीय साहित्य सिद्धान्तों को रत्त सिद्धांत 
को आनन्दवादीधारा का उनन्‍्मेष और अलंकारादि संप्रदायों को विवेकबादी धारा 
का परिणाम बताने का प्रयत्न किया है। आधुनिक छायावादी या रहस्थवादी 
काव्यों'को उन्होंने प्राचीन आनन्दवादी काव्य घारा का ही अग्रिम विकास बताया 
है । उन्होंने छायावाद और रहस्यवाद के बीच कोई विभेदक रेखा नहीं खींची है । 
प्रसादजी के इन विवेचनों में आधुनिक छायावादी काव्य को भारतीय काव्य 
परम्परा से संसंबद्ध बताया गया है । परन्तु इस नवीन काव्य पर पड़ने वाले देशी 
विदेशी प्रभावों कीं विवेचना नहीं की गई। 


४. निराला के समीक्षांत्मक निबन्ध भी प्रकीर्णक ही कहे जायेंगे । विद्यापति 
जौर बैंडींदास के प्रगीत काव्य की विकास! रेखा का उस्होंने आशिक उल्लेख किया 
है । निराला जी का विशेष ध्यान काव्य के सोन्दर्यात्मक पक्ष पर रहता/आया' है 
इसीलिए उन्होंने जो भी समीक्षायें लिखी हैं उनमें भाववित्यास और सौस्दर्य 


३०६ हजारी प्रसाद ठिवेदी : व्यक्तित्व और कतित्व 
निर्माण के सत्रों की प्रमुखता है। श्रेष्ठ कविता निराला को सदैव आक्रुष्ट करती 
रही है उसी की विमोहक स्थापना और विवेचना में उनका ध्यात केन्द्रित था । 
उनकी दसरी विचार विवेवना दिशा रवीन्द्रनाथ के काव्य से सम्बद्ध थी । रवींद्र 
कवितां 'कानत नामक अपनी समीक्षत्मक पुस्तक में उन्होंने अने कातेक उदाहरग 
देकर रवोन्द्र के काव्य सौन्दर्य को उदघादित किया है। उतकी विवेचनायें साहित्य 
के व्यावहारिक समीक्षा पक्ष से सम्बन्धित हैं। सिद्धार्त स्थापता की ओर उनकी 

ष्टि नहीं गई थी । निरालाजी ते आधुर्तिक हिन्दी काव्य पर भी अपने अभिमत 
लिखे हैं और विशेषकर पंत्जी की कविताओं की प्रशंसा की परल्तु पंतजी 
के काव्य में कल्पता के समाहार की कमी को ही उन्होंने धदर्शित क्रिया है। समग्र 
दृष्टि को देखने पर निराला काव्य सौन्दर्य के पारखी विवेचक के रूप में हमारे 
समक्ष आते हैं। द 


श्री सुमित्रानन्‍्दत के आलोचनात्मक निबन्ध प्राय: उनकी काव्यपुस्तक 
की भूमिका के रूप में उपलब्ध होते हैं । पल्‍्लव की भूमिका में उन्होंने कविता 
के छत्द, लय. और शब्दयोजना पर अधिक विस्तार से लिखा है परस्तु इंन 
सबमें उनकी निजी अभिरुचियों की ही प्रधानता है। एक तटस्थ समीक्षक की 
विशदता और विस्तार वहां नहीं है । किर भी पंतजी ने नयी कविता के रचना- 
त्मक सौन्दर्य पक्षों पर अपने विचार प्रकट किए हैं । आगे चलकर पंनजी- ने 
काव्य के वचारिक और दाशेनिक पक्षों का ही अजिक उपस्थापत् किया है परन्तु 
उन निबन्धों में काव्य के भाव और सोन्दययक्ष के तथा काव्य में विचार और. दर्शन 
के अन्तभ क्त हो जाने की चर्चाय नहीं की हैं । इस प्रकार उनके ये निबन्ध दाशंनिक 
अधिक ओर साहित्यिक कम हैं। पंतजी की भूमिकाओं में आत्मसमर्पंण के तत्व 
भी मिलते हैं। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक काव्य रचनाओं को एक ह॒द तक किशोर 
बय के उद्गार मात्र कहा है और अपनी परवर्ती कविताओं को अधिक महत्वपूर्ण 
बताया है। परन्तु उनके ये विवेचन सबंजनस्वीकृत नहीं है।. 


महादेवी वर्मा के समीक्षात्मक विचार भी अधिकतर उनके काव्य से ही 
सम्बन्धित हैं। वे उनकी काव्य पुस्तकों की भूमिका रूप में ही लिखे गये हैं 
इत विचारों में उनकी आध्यात्मिक दाशंविकता ही व्यक्त हो सकती है। साहिः 
के कोई सुसम्बद्ध प्रतिमान- उप्तमें निरूपित नहीं है ।. उनकी. समस्त समीक्षायें 
अंततः: उनको रहस्यवादी काब्यसुब्टि का वेशिष्ट्य दिखाने के लिये ही : नियोजित 
"किये गये द लक हर & अल ज पा, 


हिन्दी के इन कवि समीक्षकों ने स्वच्छन्तावादी काव्यसमीक्षा के लिये 


द्विवेदी युगीव ससोक्षक और शोधकर्ता 


बहुत ही आंशिक और किसी हद तक वैय्रक्तिक प्रतिक्रियाओं का ही निदर्शन क्रिया 
है। इतके तिबन्धों को पढ़ लेने पर क्रिप्ती सुव्यवस्थित और समग्र समीक्षादप्टि 
का परिचय नहीं मिलता । 


स्वच्छन्दतावादी गद्य समीक्षक 


वस्तृत: स्वच्छन्दवावादी समीक्षक के वास्तविक एवं विशद प्रतिमान 
गद्य लेखकों और समीक्षकों के द्वारा ही प्रकाश में लाये गये हैं। इन समीक्षकों 
की भी समीक्षा पद्धति और समीक्षात्मक दृष्टि एक सी नहीं है। समीक्षा की 
पश्चिमी शैली विशेषकर पश्चिम के प्रमुख कवियों और साहित्यकारों पर लिखे 
गये निबन्धों की अनुरूप ता वाजपेयीजी के समीक्षात्मक निबन्ध्रों में देखी जाती 
है । इन निबन्धों में कवियों के साहित्यिक और कलात्मक विशेषताओं को उनके 
प्रेरक उपकरणों का विचार करते हुए स्थापव किया गया है। वाजपेबीजी ते 
काव्य की वेच[रिक, दार्शनिक, साहित्यिक और अभिव्यंजनात्मक पक्षों को समा- 
हिल कर अपनी समीक्षायें लिखी हैं । उनमें किसी एक सूत्र की प्रमुखता नहीं 
पायी जाती । उनकी समीक्षाओं में किश्नी वाद विशेष का योग भी नहीं है। 
जहां तक सिद्धान्त विवेचन का प्रश्त है वाजपेयीजी की समीक्षायें भारतीय 
सिद्धान्तों का पक्ष लेती हुई बहुत कुछ स्वतन्त्र हैं। यहां हम उनके समीक्षा कार्य 
के सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि वे इस प्रबन्ध के निर्देशक हैं 
और यहां विस्तार का अवसर भी नहीं है । 


द्विगेदीजी का समीक्षाकार्य 


स्वच्छंदताव।दी समीक्षा की एक विशेष और सुस्पष्ट धारा के आधार 
पर आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का समीक्षाकार्य परिचालित हुआ है। उन्हें 
मुलत: स्वच्छुन्दतावादी समीक्षक मात्रा जायगा क्योंकि उनकीं समीक्षाओं में किसी 
क्रमागत सिद्धान्तों का आग्रह नहीं है। रचना के प्रत्यक्ष प्रभाव की भूमिका पर 
उन्होंने कवियों और लेखकों पर अपनी विवेचना प्रस्तुत की । परन्तु मूलतः: 
स्वच्छन्दतावादी भूमिका पर संस्थित होते हुए भी द्विवेदीजी की काव्य समीक्षा 
किसी शास्त्रीय या सैद्धान्तिक आधार का निर्मित नहीं हुई। साहित्य और 
कला कौ समीक्षा में और निर्माणात्मक स्वरूपों और प्रतिमानों के विवेचन में 
अस्तर किया जाता है कदाचित्‌ इसीलिए उनकी समीक्षाओं को पूर्णतः: साहि- 
 त्यिक कहने में भो संकोच हो सकता है। परन्तु साहित्य के अपने भाव एवं कला 
क्षेत्रों को छोड़कर ट्विवेदीजी ने जिस मानवतांवादी दृष्टि, को .समीक्षा क्षेत्र में 


२०५ हजारीप्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


अवतरित किया है वह काम महत्वपूर्ण नहीं है। पूर्व पृष्ठो' में य 

चके हैं कि द्विवेदीजी साहित्य और कला को साध्य न मानकर उसे मानवता के 
विकास का साधन मात्र मानते हैं इसी से उतकी समीक्षाओं में सामाजिक और 
सांस्कृतिक आधारों की प्रमुखता है। कोई काव्य या साहित्यिक रचना सामान्य 
मनुष्य को किस सीमा तक अनुप्रेरित कर सकती है और उसके विकास में सहायक 
हो सकती है । दिविदीजी के समीक्षां प्रतिमान साहित्य के समस्त उपकरण, उसके 
भावात्मक और कलात्मक पक्षों के अशेष पक्षापक्ष उतकी समीक्षा दृष्टि को केन्द्रित 
नहीं कर सके तर उनका एक मात्र दृश्य साहित्यिक आदर्श समाज के निम्न वर्गों) 
और परित्यक्तों के प्रति सहानुभूति का सन्देश देने वाला है । जिस 
प्रकार टाल्स्टाय मे अपने युग के और पूर्व युगों के समस्त साहित्यिक विवेचनों 
कला और सौन्दर्य के गम्भीर निर्देशों को एक झठके में छोड़कर साहित्य को 
लोकहितकारी स्वरूप को अपवा संपूर्ण समर्थन दिया था और इस प्रकार .एक 
मानवतावादी संदेश वाहक का पदग्रहण करने का दायित्व ग्रहण किया था.प्राय 
उसी प्रकार द्विवेदीजी का समीक्षा दर्शन लोकादर्शवादी कहा जा सकता है। 


यहां अनेक प्रश्त उत्पन्न होते हैं-टालस्टाय के “कला क्‍या है” शीषषंक 
निबन्ध में जित तथ्यों का प्रतिपादद किया गया है और उनके परवर्ती साहित्य 
रचना काल में जिस प्रकार की कृतियां प्रस्तुत की गई हैं उन पर यूरोपीय साहित्य 
समीक्षकों की सामान्य प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है। लोग उन्हें साहित्य समीक्षक 
और साहित्य सुष्टा की अपेक्षा धार्मिक प्रचारक और आदर्शवादी लेखक के रूप 
में मान्यता देते हैं। इस आदर्शवादिता के कारण टालस्टाय की परवर्ती कृतियों 
में एक अवास्तविकता भी आ गई है। मनृष्य की नाना चरित रेखाओं के अड्ून 
में टालस्टाय की आरम्भिक कृतियों में जो दिलचस्पी थी वह उनकी परवर्ती 
क्रृतियों में फीकी पड़ गई है। रूसी साहित्य के आधुनिक समीक्षक भी उनकी ही 
रचनाओं में वस्तुपक्ष और आदर्श पक्ष का प्रथक्‍करण करते हैं और वस्तृप्रक्ष 
को महत्व देते हुए आदश पक्ष का तिरस्कार करते हैं। इस प्रकार टालस्टीय 
पर न केवल साहित्यिक समीक्षाओं के दरा नीतिवादिता के आरोप लगाये गये 
है बल्कि माक्संवादी समीक्षकों के क्लरों भी उनकी कृतियाँ वर्ग संघ की वौस्त- 
विक प्रेरणाओं से विलग मानी गई हैं । गा 
 द्विवेदीजी की मानवेतावादी समीक्षा दुष्ट के सम्बन्ध में हम इतना ही 
. कह सैंकते हैं कि उनकी इर्सा दृष्टि में टालस्टाय की सी*कट्टरता नहीं है| सिद्धांत 
कीभि्मिका पर वे अभ्रहन्वित नहीं हैं'इसोलिये सकी व्यावहारिक समीक्षाओं 


द्विवेदी युगीन समीक्षक और शोधकर्तता २०९ 
में स्वच्छन्तावाद को स्वतन्त्र प्रेरणायें भी प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ हमारा आशय 
यह है कि द्विवेदीजी की समीक्षाओं में विशेषकर उनकी कवियों और क्ृुतियों 
की व्यावहारिक चर्चा में किसी वाद विशेष का आग्रह नहीं है और वे आधतिक 
काव्य साहित्य के सम्बन्ध में बहुत कुछ स्वतन्त्र सम्मतियाँ दे सके हैं । यद्यपि 
यह भी स्वीकार करता पड़ेगा कि साहित्य समीक्षा में उनकी प्रमुख दिलचस्पी 
सौन्दर्य और कत्ना की रचनात्मक दिश्लाओं में न होफर उनके प्रभावात्मक और 
मानवतावादी पक्षों में अधिक है । 


द्विविदीजी की समीक्षायें या तो ऐतिहासिक भूमिका पर प्राचीन तथ्यों 
का परिचय कराने के कारण वर्णनात्मक है या किर वे एक विशेष 
भावोद्रेक की स॒ष्टि करके प्रभावाभिव्यंजक बन जाती हैं। इससे भी यह अनुमित 
होती है द्विवेदीजी में साहित्य समीक्षा के विवेचन एवं विश्लेषण के ग्रुण कम हैं । 
उनकी शैली मुख्यतः परित्रयात्मक और प्रभावमूलक्त है । इस विशिष्ट शैली के 
कारण यद्यपि उनकी समीक्षाओं में शास्त्रीयता की विशेषनायें नहीं आयी हैं 
परन्तु प्रभावोत्पादन की दृष्टि से उनका महत्व कम नहीं है । ट्विविदीजी में वह 
परख नहीं है जो कवियों की मूल युक्ति या भावता को तथा उनकी कृतियों के 
मूल वेशिष्ट्य को समझ लेती है। परन्तु उनके अधिक ऊहापोह में वह नहीं 
पड़ती । 


दिविदीजी के समकालीन कतिपय समीक्षकों की चर्चा हमने ऊपर की है । 
वास्तव में वर्तमान समय में ऊपर वर्णित स्वच्छन्दतावादों समीक्षायें प्रमुख ओर 
प्रतिनिधि कही जा सकती हैं । द्विवेदीजी का समीक्षा काव्य ही जेसा कि हम कह 
चुके हैं स्वच्छन्दतावाद की व्यापक सीमा में आता हैं। पर-तु इस युग में 
शास्त्रीय. और परंपरागत समीक्षा शैली की भी एक धारा चल रही है जिसमे 
पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, श्रीचंद्रबली पांडेय आदि की समीक्षायें आती हैं। जहां 
एक ओर द्विवेदीजी शास्त्रपक्ष का और संपूर्ण कला या सौंदय पक्ष का विवे- 
चन छोड़कर विशुद्ध अनुभूतिमुलक समीक्षाओं के सूष्टा रहे है वहां दूसरी ओर 
श्री मिश्रजी और पांडेयजी आदि की समीक्षायें परम्परागत भारतीय विवेचना 
पद्धति को पुष्ट करती हैं। इन दोनों अतिवादों के बीच हिंदी समीक्षा के अनेक 
रूपरंग दिखाई पड़ते हैं । 


शास्त्रीय समीक्षकों की जो समीक्षायें वर्तमान समय में प्रकाशित हो रही 
हैं उनमें से कुछ तो सिद्धान्त पक्ष को लेकर हैं और कुछ व्यावहारिक समीक्षायें 
कवियों की या उनकी कृतियों की है। सैद्धान्तिक पक्ष को लेकर हिन्दी के शास्त्रवादी 


२१० हजारो प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


समीक्षकों ने अधिकतर व्याख्यात्मक कार्य किया है। नये तत्वों और आधुनिक युग 
की वैज्ञानिक उपलब्धियों का कोई विशेष योग उन समीक्षाओं में तहीं दिखाई देता 
फिर भी यदि प्रादीत मूल्यांकन यथातथ्य स्वरूप उद्धाटित कर दिया जाता है तो 
वह. भी बड़े काम की चीज है। व्यावहारिक समीक्षाओं में इन शास्त्रवादी समी- 
क्षकों और आचार्यों ने साहित्य का नया विकासोन्मुख आकलन कम ही किया है । 
कामायनी काव्य को लेकर जो समीक्षायें इन लोगों ने प्रस्तुत की हैं उनमें इस 
काव्य के महत्व को स्वीकार करने का लक्ष्य कम है, उसकी त्रुटियाँ देखने की 
प्रवृत्ति अधिक है। प्रत्येक समृद्ध साहित्य में एक परम्परागत पक्ष होता ही है 
अन्यथा कला और साहित्य के विवेचन में अराजकता और नियमहीनता फैलने का 
भय रहता है। अतएवं हम कह सकते हैं कि इन परम्परावादी पंडित हिन्दी साहित्य 
के अनुशात्षित विकास में सम्यक योग दिया है और साहित्य समीक्षा में प्रोढ़ तथा 
शास्त्र सम्मत विचारों को प्रस्थापित कर हिन्दी समीक्षा को अतिवाद की ओर 
जाने से बचाया है । 


द्विवेदी जी का समीक्षा कार्य किसी भीं दृष्टि से अतिवादी नहीं कहा जा 
सकता परन्तु वह परम्पराओं से स्वतंत्र अवश्य है आचाय॑ शुक्ल के समीक्षा सिद्धांतों 
का तथा उनके विधि निरूपण का जिन नवीन समीक्षकों को पर्याप्त ज्ञाव था नयी 
समीक्षा दृष्टियों का उन्मेष किया है। आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदीजी का महत्वपूर्ण 
स्थान है। इस दृष्टि से उनकी समीक्षा यूगीन भूसिका पर आती है और युगीन 
चेतना से संपक्त है। उनका साहित्य संबन्ची दृष्टिकोण सांस्कृतिक और मानवता- 
वादी है। उनके समीक्षा कार्य को आधुनिक समीक्षा में हम एक स्वतत्रधारा 
के विन्यास का कार्य कह सकते हैं । 


आधुनिक हिन्दों शोध की पृष्ठभूमि 


शोध का संबन्ध मुख्य रूप से प्राचीन इतिहास से हुआ करता है,अज्ञात या 
अल्पज्ञात तथ्यों को प्रकाश में लाना ही शोध का लक्ष्य हुआ करता है । प्राचीन 
इतिहास केवल सामाजिक या राजनीतिक ही नहीं होता बरन्‌ राष्ट्रीय जीवन के 
सभी प्राचीन पक्ष इतिहास की भूमिका पर आ जाते हैं। इन्हीं विभिन्न पक्षों में 
एक साहित्य का पक्ष है । साहित्यिक शोध के अन्तर्गत कवियों और लेखकों 
की सामाजिक पृष्ठिभूमि उन-उन लोगों के वेचारिक और सांस्कृतिक आदर्श तथा 
. साहित्यिक परम्परायें ली जाती हैं। स्वयं साहित्य के अन्तर्गत काव्यरूपों का, छंदों 
. का और भाषा आदि के अंगों का सम्मिलित है ।अतएवं साहित्यिक शोध की सीमा में 
भी सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के अनेकानेक पक्षों का समावेश हो जाता है । 


किक गे 
द्विवेदी-युगीन समीक्षक और जोवकर्त्ता २११ 
हन्दी में भाषा संवन्धी शोव को एक्र स्वतंत्र परम्परा भी है जिसकी गगना साहि- 
त्यिक शोध के बाहर भी चली जाती है । परन्तु जहां तक द्िवेदीजी का प्रश्न है 


० 


उन्होंने भाषा संवन्धी शोव को भी साहित्य की सीमा में ही रखने का प्रवत्त किया 
है। कतिपय अन्य भाषा संबन्धी शोवकों से उनकी यह भिन्नता उल्लेखनीय है। 


द्विवेदीजी के इस झोधकार्य क्षी समकक्षता में हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत अन्य 
शोबकलाओं का भी कार्य उपस्थित है अतरव तुलनात्मक दृष्टि से हम हिन्दी के साहि- 
त्यिक शोबकांये की एक स्पष्ट रूपरेखा का निर्देश कर सकते हैँ । 


जैसा कि पूर्व के एक अध्याय में लिखा गया है हिन्दी का शोधकार्य भाषा 
के क्षेत्र में भी शिविह सेंगर के पश्चात्‌ उन्हीं के द्वारा आगे बढ़ सका है। 
उस आरम्भिक स्थिति में त्ाहित्यिक शोब कतिपय कवियों की सामान्य 
जीवनी और उतकी रचनाओं के नामोल्लेख के रूप में प्रादुभ त हुआ था । ग्रियर्सन 
के भाषा संबन्धी शोधकायं अधिक प्रौड़ हैं और हिन्दी के भाषा संवस्धी शोध 
विकास में उनका काम अभी स्मरणीय है। इस क्षेत्र के अधिकांश शोव॒कर्त्ता ग्रिय- 
सन की स्थापताओं को स्वीकार करते हैं और उन्हीं का उन्‍्तयन और पलल्‍लवन 
करते है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लेखक़ों में ड[० धीरेन्द्र वर्मा, डा० बाबूराम 
सक्सेना, डा० उदयनारायण तिवारी तथा उन्हीं के समकक्ष कंतिपय अन्य विद्वानों 
के नाम लिये जा सकते हैं । हिन्दी के पू्ववर्ती भाषाओं पर झोधकार्य करने वालों 
में पारवीटर का उल्लेख विशेष सम्मात के स्लाथ किया जाता है। उन्होंने अपश्रश 
भाषाओं को लेकर विस्तृत शोधकार्य किया है । उनके पश्चात्‌ प्राकृत पैंगलम्‌ और 
हेमचन्द्र के व्याकरण, संदेशरासक आदि ग्रंथों का आधार लेकर अपन्ष श संबन्धी 
शोधकार्य होता रहा है। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायत ने भी इस भाषाकाल 
संबन्धी शोधकार्य को आगे बढ़ाया है। 'बौध दृहा ओ गान के संवन्ध में ड[० 
हरप्रसाद शास्त्री की स्थापनाओं का खन्‍्डन भी राहुल जी ने अनेक अंशो' में किया 
है । अभी कुछ हो दिन हुए डा० हेमचद्ध जोशी ने प्राचीन हेमचन्द्र के व्याकरण 
के अनुवाद करके भाषा संबन्धी अध्ययन को एक भूमिका प्रदान की है । पुरानी 
हिन्दी पर चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, मोतीलाल मेवारिया और स्वयं हजारींप्रसाद 
द्विवेदीजी का कार्य उल्लेखनीय है। हिन्दी भाषा के व्यापक्र विकास की लेकर 
डा० श्यामसुन्दरदास, आचाये रामचन्द्र शुक्ल आदि के शोध कार्य भी विशेष महत्व 
रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से भाषात्मक शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय कारये 
हो रहा है । 


साहित्यिक शोध की दिशा में डा० ग्रियर्सन के पश्चात्‌ काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा हिन्दी के प्राचीन ग्रंथी' का शोध एक महत्वपूर्ण शोध कार्य हुआ 


२१२ हजारी प्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


है। सभा ने इस शताब्दी के आरम्भ से ही दूर-दूर स्थलो' में अपने वेतविक और 
अवैतनिक प्रतिनिधि भेजकर भिन्न-भिन्न स्थानों में मिलने वाली पुस्तकों की सूची 
इनके लेखों का रचनाकाल और उनमें उल्लेख किये गये विषयों आदि का सर्वेक्षण 
करवाया था। कई वर्षों तक यह कार्य संचालित होता रहा। कदाचित इसके 
प्रमुख संचालन उप सबय मिश्रबन्धुओं में से एक श्री श्यामबिहारी मिश्र जी थे इस 
समस्त संकलित सामग्रो का उपयोग उन्होंने भिश्वबन्धुविनोद ग्रंथ में किया है । 
इस ग्रंथ में केवल कवियों की रचतायें ही नहीं उनके सम्बन्ध में और विशेषकर 
उनकी कविता को लेकर कुछ साहित्यिक विचार भी प्रकट क्रिये और इस ग्रंथ 
में शोध का अंश इतना हो है कि कवियों का जीवनकाल उनकी क्ृृतियों की 
रखता तिथियाँ और उनकी संक्षिप्त जीवनी यत्रतत्र दी गई है । 


इस संग्रहात्मक शोबकर्ता के पश्चात्‌ कतिपय प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन 
की व्यवस्था नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा की गई और तत्कालीव विद्वानों 
द्वारा उन ग्रन्थों का संपादन कराया गया । इत संपादित ग्रन्थों में पृथ्वीराज रासो, 
तुलसी ग्रंथावली, वुरसागर, बीप्नलदेवरासो आदि मुरुप् काव्य ग्रंथ हैं । इन ग्रंथों 
की भूमिका के हूप में शोबात्मक विवेचच और विवरण दिए गए हैं। विशेषकर 
पृथ्वीराज रासो, जायसी ग्रंथावली आदि की भूभिकायें शोधात्मक सामग्री से 
संयुक्त हैं । ये शोध मुख्यतः प्रामाणिकता, मूलगाठ और उन ग्रंथों की पूर्व 
परम्परा से सम्बन्धित हैं । उदाहरण के लिये जायसी ग्रन्धावजी की भूमिका में 
आचाय॑े शुकक्‍लजी ने सूफी धर्म, सूफो आख्यानों की प्रेमचर्या, सूफी प्रेम के स्वरूप, 
स॒फोी साधना के स्वरूप आदि पर ऐसे विचार दिए हैं जिससे हिन्दी क्े क्षेत्र में 
शोध की ओर प्रवृत्ति बढ़ी है । कुछ ही समय पश्चात्‌ हिन्दी के प्रमुख कवियों की 
काव्य रचनाओं पर संम्पादित ग्रन्थ और उतकी विवेचनात्मक भूमिका के 
परम्परागत कबीर ग्रन्यावली, केशव ग्रंथावली आदि को भूमिकायें और तुलसी- 
दास जी की जीवनी ओर काव्य से सम्बन्धित डा० श्वामसुन्दरदास और बड़थ्वाल 
का गोस्वामी शीर्षक का तुलसीग्रन्य इसी काल की रचनायें हैं। इस प्रकार हम 
देख सकते हैं कि हिन्दी के इस शोवात्मक कार्य के विकास में अनेक पंडित और 
विचारक शोश्नकर्ता बड़ी तत्परता से संलग्न रहे हैं। इसी समय के कुछ ही 
पश्चात्‌ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीजी भी शोध क्षेत्र में आये और उन्होंने 
धामिक, साँस्कृतिक शोध की एक नयी प्रणाली का निर्माण किया है । जिसकी 
विशेषताओं की आंशिक चर्चा इस प्रकार है। 


द्विगेदीजो के शोधकार्य की दिशायें 


जैसा कि हम पूर्व अध्याय में कह चुके हैं द्विवेदीजी के शोधकार्य की 


द्विवेदी-युगीन समीक्षक और शोधकर्त्ता २१३ 


अनेक दिशायें हैं, उन्होंने मध्यकालीन धांभिक विकासक्रम पर झोधात्मक विचार 
किया है और इस सिलसिले में नाथसंप्रदाय और मध्यकालीन धर्मसाथना पर 
पुस्तकें लिखी हैं। उनकी कबीर नामक पुस्तक का एक पक्ष इसी घारिक शोध 
से सम्बन्धित है। मध्यकालीन संस्कृति के कतिपय पक्ष उनकी हिन्दी साहित्य की 
भूमिका नाम की पुस्तक में शोव के विषय बने हैं। विशुद्ध साहित्यिक झोध 
के लिये उनकी 'हिन्दी का आदिकाल (पुस्तक प्रस्तुत की गई है| काव्य परम्पराओं, 
काव्य रूढ़ियों और भाषा के प्राचीन विक्रासक्रम को भी द्विवेदी जी के शोध में 


स्थान मिला है। इप दृष्टि से देखने पर द्विवेदीजी का शोध कार्य काफी विस्तृत 
और बहुमुखी है। 


इस गोधकार्य के विस्तार के कारण द्विवेदीजी ने अपनी विवेचना में 
और निर्णयों में भी वैज्ञानिक विवेचन की प्रणाली को अधिक नहीं अपनाया है। 
बे ऐये तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं जो सामान्य तथ्य कहे जा पकते हैं। कियी 
विषय को लेकर उसकी सर्वाज्जीण शोधात्मक रूपरेखा को विशुद्धता की शैली 
से प्रस्तुत करने का कार्य ट्विवेदीजी ने कम ही किया है। जहाँ कहीं उन्होंने 
किसी विषय का शोबात्मक तिद्देश किया है वहाँ उतकी दृष्टि अधिकतर ऐतिहा- 
सिक्र है परन्तु इतिहास की वेज्ञानिक छातबीन करने को ओर उनको प्रवृत्ति नहीं 
है | विशुद्ध साहित्यिक शोवकार्यों में भी द्विवेदीजी ने अनुमानों का सहारा बड़ी 
मात्रा में लिया है। इस कारण उतके भेदों का निष्कर्ष अन्तिम वाक्य के रूप 
में गृहीत नहीं हो सक्रेगा । एक प्रकार से उन्होंने शोव के क्षेत्र में नवीव विचारो- 
त्तेजन के लिए जगह छोड़ रखे हैं। अतएवं उनके समस्त शोधकार्य की रूपरेखा 
निर्णायक न होकर उद्भावता पूर्ण कही जायेंगी । 


समकालीन शोधकर्त्ताओं का कार्य 


शोध क्षेत्र में द्विवेदीजी के कार्यो पर तुलनात्मक दृष्टि डालने के लिये 
हमें उन शोधकर्त्ताओं का विचार करना होगा जो द्विवेदीजी के कुछ ही अग्र-पश्चात्‌ 
इस क्षेत्र में कार्य करने लगे थे | इनमें से प्रथम नाम डा० पीतांबर बड़थ्वाल का 
लिया जां संक्रता है जिन्होंने निगू ण संतकाव्य पर तात्विक प्रकाश डालने का 
प्राथमिक कार्य किया था । आरम्भ में उन्होंने कबीर ग्रंथावली की भूमिका लिखने 
में आचाये श्यामसुन्दरदास के साथ सहयोग दिया, यद्यपि यह भूमिका १०० पृष्ठों 
से अधिक की नहीं है पर इसमें कबीर की जीवनी और व्यक्तित्व ही नहीं, उनकी 
समकालीन सामाजिक परिस्थितियों का भी उल्लेख है और इस पृष्ठभूमि पर 
कबीर के काव्य का दाशंनिक और साहित्यिक अनुशीलन किया गया है। 


२१४ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कतित्व 


वड़थ्वालजी ने आचार्य शुकक्‍्लजी के कबीर सम्बन्धी कतिपय निर्देशों का विरोध 
भी किया है और कबीर के महत्व को प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया है। इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी और उनके साहित्य पर फिर 
आचार्य श्यामसुन्दरदास के सहयोग से शोधकाय किया परन्तु डा० बड़थ्वाल का 
मुख्य कार्य निगुण सन्‍्तों के सम्बन्ध में है जिस पर उन्होंने अपने डी-लिट का प्रबन्ध 
लिखा था । बड़थ्वाल जी का मुख्य झुकाव आध्यात्मिक साधना की ओर था 
अतएव उन्होंने निगम ण सम्तों के इस पक्ष पर अधिक मनोयोग पुवेक कार्य किया 
है और साधना की शब्दावलियों पर यथेष्ठ प्रकाश डाला है । साथ ही निगुण 
कवियों की जीवनी और उनकी काव्य रचनाओं का अनुशीलन भी किया है । 
उनका एक प्रधान कार्य गोरखनाथ' के काव्य का अनुशीलन करने, गोरखबानी 
का पृस्तक रूप में-प्रकाशन है । डा० बड़थ्वाल वस्तुमुखी शोधकर्त्ता थे परन्तु 
उन्होंने विशुद्ध लोकजीवन के स्ताथ इन संतों का सम्बन्ध स्थापित करने का अधिक 
उद्योग-नहीं किया है । यह कार्य आगे चलकर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदीजी ने 
किया परन्तु जहाँ तक प्रामाणिक शोध प्रक्रिया का सम्बन्ध है डा० बड़थ्वाल की 
पद्धति वैज्ञानिक स्तर पर पहुँची हुई है। 


पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्विवेदीजी के एक अन्य सहयोगी हैं । पं ० 
विश्वनायप्रसाद मिश्र हिन्दी के रीतिकाल को अपने शोध का प्रमुख केन्द्र 
बनाया । वे पाठ शोधन एवं संपादन के कार्य में आरम्भ से ही रुचि रखते थे । 
इस दिशा में उन्हें अपने गुरु लाला भगवानदीन से बड़ी प्रेरणा मिली थी । लाला 
भगवावदीन प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ तो थे ही प्राचोन काव्य की 
व्याख्यायें और अर्थ करने में अप्रतिम थे । केशव और बिहारी पर उन्होंने आरंभिक 
टीकायें लिखीं थीं और पाठ संशोधन किया था । पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी 
ने उनके इस कार्य को उपव्‌ हि6त करते हुए केशव ग्रन्थावली, बिहारी की वाग्विभूति, 
पद्माकर पंचामृत जैसे ग्रंथों का संपादन किया और भूमिका में विशद रूप से 
उन कवियों की जीवनी और काव्य रचना पर प्रकाश डाला। भूषण पर भी 
मिश्र जी का कार्य उल्लेखनीय है परन्तु जिस कार्य से मिश्र जी हिन्दी के एक 
प्रमुख शोधकर्त्ता के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं वह है घतानन्द सम्बन्धी उनका 
शोधकार्य । न केवल वे. एक अल्प प्रचलित कवि को सम्पूर्ण प्रकाश में लाये 
वरन्‌ रीतिमुक्त कवियों की उस सम्पूर्ण परम्परा को भी रूपाहित किया जिसका 
उल्लेख आचारय॑ शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया था। पाठ्शोधन का 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने अभी-अभी रामचरित मानस के 'काशीराज 
संस्करण के रूप में किया है। जिस पर उनकी प्रश॒स्त भूमिका अभी प्रकाशित 


हिवेदी थुगीन समीक्षक और शोधकर्ता २१३ 


होने वाली है। यो मिश्र जी ने “हिन्दी साहित्य का अतीत' नाम क्रे ग्रंथ में 
हिन्दी के इतिहास का आंशिक निर्माग किया है। उनकी टिप्पणियाँ और उनके 
शोधनिर्देशन काफी महत्वपूर्ण हैं। 


सिश्रजी ते भी अपने शोधकार्य में शोब की वस्तुमुखी परम्परा का ही 
आवार लिया है । वस्तुमु्री परम्परा से हमारा आद्व यह है कि कवियों एवं 
कृतियों का यथातथ्य जीवन निर्देश उनकी रचनाओं का शास्त्रीय साहित्यिक 
मूल्य की दृष्टि से आकलन है । शास्त्रीय परम्परा का पश्ष प्रधान होने के कारण 
मिश्रजी के शोधकार्य में वे नवीत उद्भावनायें नहीं जो एक समाजज्षास्त्र या 
सास्क्ृतिक शोधकाय में हुआ करती हैं परन्तु साहित्यिक सौद्र्य॑ और मूल्यों के 
निर्धारण में उनकी दृष्टि काफी पैती है । ऐतिहासिक शोध की दिशाओं में 
उनका परिश्रम श्लाध्य हैं । 


श्रीचंद्रबली पाण्डेयबजी भी द्विवेदीजी के समवयस्क्र शोबकर्तताओं में से 
हैं। वे भी आचाय॑ शुक्ल के शिष्यत्व की सीमा में रहकर काम करते रहे हैं। 
सबसे पहले उन्होंने “तसव्बुफ या सूफीमत' पर अपनी विशिष्ट शोध पुस्तक का 
प्रणयत्त किया जिसमें सूफी काव्य के मौलिक स्रोतों का अनुसंधान किया गया 
है । शुक्लजी की ही भांति पांडेय जी ने भारतीय चिन्तव भूमिका पर सूफो 
चिन्तन के तृलनात्मक रूपों का निर्देश किया है और भारतीय परिस्थितियों में 
सूफीकाव्य के नवीन आयाम प्रस्तुत हुए उनकी प्रशंसा को है। पांडेय जी ने 
'केशवदास” और 'तुलसीदास' पर स्वतन्त्र ग्रन्य लिखकर उतक्री जीवनी और 
काञ्य परम्परा का विशद रूप से निर्देश किया है। मूलतः शुक्लजी के साहित्यिक 
दृष्टि का इन ग्रन्थों में भी प्रसार या विस्तार दिया गया है। इसी प्रकार 
पाण्डेय जी ने हिन्दी के मध्यक्रालीन काव्य के अन्य पक्षों पर स्वतन्त्र शोबात्मक 
निबन्ध लिखे हैं । 


परल्तु पाण्डेय जी का मुख्य कार्य भाषासम्बन्धी अनुशीलन ओर हिन्दी 
पर किए जाने वाले आरोपों का प्रत्यावतंन रहा है। उनके भाषासम्बन्धी इस 
कार्य की समता का कार्य हिन्दी में कम ही दिखाई पड़ता हैं. जिस प्रकार उद्ू 
भाषा और साहित्य के प्रचार और प्रसार में मौलाना अब्दुल हक ने स्मरणीय कार्य 
किया है उसी प्रकार पांडेयजी ने हिन्दी भाषा के यथार्थ राष्ट्रीय स्वरूप को अपनी 
भांषा सम्बन्धी शोधों द्वारा परिपृष्ट कर दिया है । 


पांडेय जी निर्भीक ही नहीं वरन्‌ अत्यन्त स्पष्ट भाषी हैं और कहीं-कहीं 
 व्य॑ंग्यात्मक प्तीमा तक जांने वाले विद्वान रहे हैं। खंडन मंडन में भी उन्होंने 


२१६ हजारीं प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


पर्याप्त दिलचस्पी दिखाई थी अतएवं रचनात्मक दृष्टि से उनका शौधकार्य शोध 
की वैज्ञानिक शैली का अनुधावत न करके उनकी निजी शैली का प्रतिनिधित्व 
करता है । अन्य मतों का प्रतिवाद करने के लिए विशेष रूप से निष्णात रहे हैं । 
कह सकते हैं कि भारतीय अनुशीलन की पुरानी पद्धति जिस प्रकार पू्वपक्ष और 
उतरपक्ष की व्यवस्था थी और अन्य मत निदर्शन एक आवश्यक कार्य समझा 
जाता था उसी पद्धति या प्रतिमाव को पांडेयजी ने अपने शोधकाये में प्रमुख 
स्थान दिया है। 


प्राचीन साहित्य सम्बन्धी इन शोधकर्त्ताओ के अतिरिक्त काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा से सूरसागर का संपादन करने और गीता प्रेस, गोरखपुर से राम- 
चरितमानस का प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने में पाठालोचन सम्बन्धी 
शोधकार्य आचाय॑ नन्ददुलारे वाजपेयी जी ने किया है। वाजपेयीजी ने सूरदास 
पर एक समीक्षा ग्रन्थ भी प्रकाशित किया जिसमें शोध सम्बन्धी कुछ तथ्य मिलते 
हैं परन्तु उनकी विशेष रुचि समीक्षात्मक होने के कारण उन्होंने सूरदास के काव्य 
सम्बन्धी जो विवेचन किया है वह कदाचित्‌ अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। सूरदास 
के काव्य को उसकी उदात्त मानसिक और कलात्मक भूमिका में ले जाकर परखा 
गया है। जिससे सूरदास के प्रगोत कात्य का तथा सौष्ठव उद्घाटित हुआ है। 
वाजपेयीजी को रुचि सेद्धातिक समीक्षा सम्बन्धी शोधकार्य की ओर रही है 
जिसके फलस्वरूप उन्होंने भारतीय सिद्धान्त तथा अन्य कतिपय साहित्य सिद्धांतों 
पर अपने नये निर्देश दिए हैं जो उनकी शोधात्मक दृष्टि के परिचायक हैं। राम- 
चरितमानस के व्याकरण को भी उन्होंने गीता प्रेस के मानस संस्करण में संयुक्त 
रूप से एक बड़ा निबन्ध लिखा है जो उदकी भाषा और व्याकरण सम्बन्धी विवे- 
चन का परिचायक है। पाश्चात्य समीक्षा चिद्धान्तों का क्रम विकास दिखाते हुए 
उन्होंने एक प्रशस्त निबन्ध भी लिखा है जो “नया साहित्य नये प्रशन' नाम की 
उनकी पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार सेद्धांतिक शोध सम्बन्धी कार्यों 
में उनकी अभिरुचि प्रारम्भ से ही बनी रही हैं-जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में 
उन्होने अपनी समीक्षा और शोध दृष्टि का परिचय दिया है । 


प्राचीत शोध के लिए कुछ पक्षों पर प्रयाग विश्वविद्यालय के डा० माता 
प्रसाद गुप्त ने उल्लेखनीय कार्य किया है। उनकी भी अभिरुचि अधिकतर पाठ 
शोधन की ओर रही है । उन्होंने रामचरितमानस, पद्मावत, बीसलदेव रासो 
आदि ग्रन्थों के शुद्ध संस्करण प्रकाशित किये हैं और उनके पाठों के सम्बन्ध में 
अपना अभिमत दिया है। गोस्वामी तुलसीदास पर उनका शोध प्रबन्ध विशेषत: 
गोस्वामीजी के ग्रंथों की रचना-तिथि के निरूपण के लिए प्रसिद्ध है। उनके ये 


द्विवेदी युगीन समीक्षकत और शोधकर्ता २१७ 
निरूपण जिन आधारों पर अवलम्बित हैं वे आंशिक आधार उनके निर्णयों पर 
हिन्दी के विद्वान सहमत नहीं हैं। डा० माताप्रसाद गथ्त पाठशोब, तिथि मिरूपण 
सम्बन्धी वेज्ञानिक दृष्टि का आधार लेते हैं परन्त साहित्यिक झोध में कला की 
प्रोढ़त्म आदि के आदर्श में मल्यवान होते हैं। इन आदर्शों का उपयोग न करने 
के कारण डा० गुप्त के इस विषय के शोध कोरे वैज्ञानिक हैं वास्तविकता न 

आती । इधर कुछ समय से डा० गृप्त ते सफी काव्य और रासो काव्य के सम्बन्ध 
में भी अपने शोधात्मक विचार प्रकट किए हैं | डा० गुप्त की शोध शैली अत्य- 
धिक यांत्रिक हैं अतएव अनेक बार साहित्यिक तथ्यों का उद्धाटन करने में 


पश्वात्‌-पद रह गई है । फिर भी हिन्दी के अधुनातम शोघकर्त्ताओं में गुप्त जी 
एक उल्लेखनीय स्थान रखते हैं । 


प्रयाग विश्वविद्यालय के एक अन्य शोबकर्त्ता डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेंथ 
आधुनिक युग के उस संधिकाल के अनेक तथ्यों पर प्रकाश डाल सके हैं जिन्हें 
हम सामान्यतः: भांरतेन्दु युग की पृष्ठभूमि कह सकते हैं । हिन्दी गद्य के सम्बन्ध 
में वाष्णंबजी का शोधकार्य वस्तुमुखी कहा जा सकता है, परन्तु जत्र कभी वे 
वस्तु स्थापन के अतिरिक्त उस काल के भाषा या साहित्यिक अध्ययन में प्रस्तुत 
होते हैं तव उतके विचार उतने सर्वमान्य नहीं रह जाते | इसका कारण कदाचित 
यह है कि भाषा और साहित्य की स्वरूप विषयक गम्भीर अत्तर्दष्टि उनके 
विचारों में यथेष्ठ यात्रा में नहीं होती । फिर भी विवरणात्मक और ऐतिहासिक 
तथ्यमूलक मूल्यवान शोधकाये वाष्णेयजी के द्वारा किया गया है । 


सन्‌ १६०० से लेकर १६२५ तक के हिन्दी साहित्य के विवरणात्मक 
शोव का अच्छा कार्य डा० श्रीकृष्णलाल ने किया है। उनकी प्रमुख विशेषता 
विवेच्य विषय को उचित वर्गों में विभाजित कर उसका संक्षिप्त परिचय देना 
है । इसके साथ वे लेखकों के नामों तथा उनकी रचनाओं की तिथियों आदि का 
निरूपण करने में काफी परिश्रम का परिचय देते हैं। इस प्रकार की सामग्री इन 
२५ वर्षो की जितनी डा» कृष्णलाल ने दी है उतनी किसी ने नहीं दी। उनके 
व्यावहारिक वर्गीकरण भी यथेष्ठ मात्रा में उपयोगी हैं परन्तु ज्यों ही साहित्यिक 
विवेचन और आकलन की समस्या आती है उनके विचार और निर्णय संदिग्ध 
हो जाते हैं । डा० लाल ने तुलसीदांस और मीरा बाई पर भी स्वततन्त्र पुस्तकें-- 
लिखी हैं । इन्हें देखने पर ज्ञांत होता है कि इनका साहित्यिक एकांगी है और अपर्याप्त 
है । रामचरितमानस की जसी तुलना उन्होंने वाल्मीकि रामायण से की है उसमें 
इतिहास की परिवर्धित परिस्थितियों का कोई ज्ञान नहीं कराया जा सका। 
गोस्वामीजी के चरित्र-चित्रण पर उनके आशक्षेप और भी असाहित्यिक हैं। 


२१८ ह॒जारी प्रसाद द्विबेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


आवचांय॑ गुक्‍्ल ने राम के शील शक्ति और सौन्दर्य की जो भूमिका तुलसी के 
मानस से लेकर उपस्थित की है उसकां अभ्याहत खण्डन करते हुए जो तके डा० 
कृष्णलाल ने दिये हैं वे नितांत असाहित्यिक और सांप्रदायिक हैं । जब तक किसी 
शोधकर्त्ता की साहित्यिक चेतना विकसित न हो और जब तक उसे समकालीन 
परिस्थितियों और तज्जन्य श्रेरणांत्रोत का यथेष्ठ सहानुभूतिपूर्ण विचार न हो तब 
तक कोई भी साहित्यिक शोधकार्य समुन्नत नहीं कहा जा सकता । 


.. ढ्विवेदीजी के अन्य समवयस्क हिन्दी शोधकर्त्ताओं में डा० बलदेवप्रसाद 
मिश्र का ताम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने विश्वविद्यालय से बाहुर रहकर भी 
तुलसी दर्शन! जैसे शोधात्मक प्रबन्ध का निर्भाण किया। डः० मिश्र जी की 
शोध प्रणाली वस्तुमुखी और विवेचनात्मक है तथा उन्होंने अपनी ऐतिहासिक 
दृष्टि का भी इस श्योध में परिचय दिया है। डा० मिश्र, आचाये शुक्लजी की 
विचार परम्परा के अनुयायी हैं अतएव वे तुलसीदास जी के ग्रंथों के दाशंनिक 
पक्ष का अच्छा अनुशीलन कर सके हैं । मातस के विभिन्न चरित्रों के माध्यम से 
भी उन्होंने गोस्वामी जी के दर्शन की खोज की है | नागपुर विश्वविद्यालय में 
डा० मिश्र ने एक भाषण माला प्रस्तुत की थी जिससे उतके भारतीय इतिहास 
और साहित्य सम्बन्धी विस्तृत ज्ञान का परिचय भिलता है । 


विश्वविद्यालयों से दूर रहकर उत्कृष्ट कोटि का शोधकार्य करने वालों 
में श्री परशुराम चतुर्वेदी का नाम भी भुलाया नहीं जा सकता । चतुर्वेदीजी की 
मुख्य अभिरुचि भारतीय संतकाव्य के प्रति रही है। जिसके कारण उन्होंने इस 
क्षेत्र के साहित्य का सर्वाद्भीग अध्ययन और अनुशीलत किया है । चतुर्वेदीजी 
की दूपरी निष्ठा सूफी काव्य के प्रति रही है । हिन्दी के सूफी काव्य पर उत्तके 
'शोधात्मक विचार बहुत अधिक माननीय हैं। श्री. चतुर्वेदी जी की शोध शैली व्या- 
: ख्यात्मक होती है। अतएव वे अपने विषय को सामान्य विद्यार्थी के लिये भी 
उपयोगी बना देते हैं। इस कारण उसके शोधकार्य में पर्याप्त गम्भीरता चाहे न 
भी होती हो किन्तु इससे उनकी शोध सम्बन्धी लगते . और साधना के सम्बन्ध में 
दो मत नहीं हो सकते । श्री चतुवेदी जी असावारण अध्ययनशील और विचार- 
शील व्यक्ति हैं उन्हें भारतीय सांस्कृतिक विकासक्रम का भी अच्छा बोध है। 
अतएव उनका शोधकाये मतभेदों की सृष्टि नहीं करता, बल्कि काफी प्रौढ़ और 
: प्रश्नस्त प्रतीत होता है । 


आधुनिक विश्वविद्यालयीन शोध 
ट्विवेदीजी के शोधकार्य के तुलनात्मक स्वरूप को समझने के लिए आधु- 


द्विवेदी युगीन समीक्षक और झोधकर्ता २१६ 


निक युग के उस विश्वविद्यालयोन झोधकार्थ पर भी दृष्टि डालनी होगी जो प्राय: 

पी० एच० डी, डि० लिट, की उपाधि के लिये प्रस्तुत किये गये हैं। यह शोध- 

कार्य सन्‌ १६९३० के लगभग आरम्भ होकर आज तक चल रहा है और उसमें 

उत्तरोत्तर गति आ रही है। इस झोबकार्य में विविध तत्व हैं परन्तु स्थरीयता 

(0976270 ) का यहाँ हम इस शोधकार्य को जो विश्वविद्यालय के माध्यम 
हुआ है कतिपय भागों में बाँटकर देखना चाहेंगे । 


(१) हिन्दी के प्राचीन कवि और काव्य सम्बन्धी शोध 


इस शोध के अन्तर्गत चन्दबरदाई, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, 
जायसी और कतिपय प्रेम मार्गीय कवि, रीतिकालीन केशवदास, बिहारी, घना- 
नन्‍द, सुरदांस तथा अष्टछाप के कवि, पद्माकर आदि प्रमख हैं। इनके अतिरिक्त 
कतिपय सन्‍त कवियों और दरवारी कवियों कां भी शोबकार्य किया गया है। 
इस क्षेत्र में किए गये कार्य से यह बताना तो कठिन है कि इससे इतिहास 
लेखन की सामग्री विकप्तित हुई है परन्तु भिन्न-भिन्न कवियों की साहित्यिक 
विशेषतायें उनका सामाजिक परिपाश्व, उनकी वेचारिक और सांग्रदायिक रूप- 
रेखायें और उन पर पड़ने वाले पुवव॑वर्ती प्रभावों का यथेष्ठ निर्देश किया गया है। 
इन शोथों में कवियों की जीवनी और उनकी काव्य क्ृतियों की रचना तिथियों का 
अनुशीलन किया गया है, यद्यपि जीवनी निर्माण का कार्य अधिक सफल नहीं हो 
सका है। इस क्षेत्र में यह कार्य करने की पर्याप्त सम्भावना नहीं है। संपूर्ण 
भारतीय भूमिका पर हिन्दी के कतिपथ कवि ओर काव्य धाराओं का विवेचन 
भी इस. प्राचीन शोध में नहीं के बराबर किया गया है। प्राचीन काव्य के स्वरूप 
उनकी परम्परा और उनकी विकास दिशा का आकलन भी न्यून मात्रा में हुआ 
है । अज्ञात कवियों एवं उनकी अज्ञात कृतियों की खोज भी कम हुई है । प्राचीन 
हस्तलिखित प्रतियों की अपेक्षाकृत न्यूनता होने के कारण प्रामाणिक पाठों का 
शोध भी कम हुआ है। इन सभी दिज्ञाओं में अधिकाधिक झोधकाय्य॑ अपेक्षित बना 
हुआ है । 


(२) प्राचीन सामाजिक ओर सांस्कृतिक दृष्टिकोण का शोध 


यह भी प्राच्य शोध का एक आवश्यक अंग है जो कवियों की जीवतो 
की ही भाँति उसकी सामाजिक परिस्थितियों के चित्रण के लिये अपेक्षित है परंतु 
इस क्षेत्र में भी अब तक पर्याप्त कार्य नहीं हो सका है। सामाजिक और सांस्क- 
तिक शोध अधिकतर आधुनिक युग से सम्बन्धित किये जा सके हैं। संस्कृतिक 


२२० हजारी प्रसाद ह्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


या सामाजिक पृष्ठभूमि के खोज के नाम पर अधिकतर भक्ति के विभिन्न संप्रदायों 
और उनकी विचारधाराओं पर अभी प्रकाश डाला गया है परन्तु सच्चे अर्थ में 
उसे सांस्कृतिक खोज नहीं कहा जा सकता । लोक भाषाओं का काव्य और उसकी 
ऐतिहासिक निरन्तरता पर भी बहुत स्वल्प कार्य हुआ है। इस प्रकार जिसे सच्चे 
अर्थों में ऐतिहासिक भूमिका का शोधका्य कहा जा सकता है अब तक अधिक 
मात्रा में नहीं लिखा जा सका | 


(३) जीवनी सम्बन्धी शोध 


सूरदास, तुलसीदास, कबीर, केशवदास तथा जायसी को छोड़कर हिन्दी 
के प्राचीन कवियों की जीवनियों पर भी शोधकार्य की न्यूनता दिखाई देती है। 
प्राचीन कवियों, नये कवियों और लेखकों की जीवनियों का अनुसंधान भी अभी 
आरम्भिक स्थिति में है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुन्द 
गुप्त, बालकृष्ण भट्ट आदि की कुछ जीवनियां ही लिखी गई हैं। परन्तु जीवनी 
और लेखक की दृष्टि अभी पर्याप्त विकसित नहीं है। प्राय: लोग जीवन की कंतिपय 
घटनाओं को ही जीवनी समझ लेते हैं | परन्तु जीवनी से आशय व्यक्तियों के उस 
आन्तरिक और द॑नन्दिनी क्थां जीवन से भी है जिसका आलेखन अपेक्षाकृत कठिन 
कार्य है । हिन्दी में डायरी लेखन की प्रणाली अविकसित दशा में रहने और आत्म- 
जीवनी लेखन की प्रणाली भी बिरल होने के कारण जीवनी लेखन में कठिनाइयाँ 
आती हैं। वस्तुत: जीवनी लेखन का काग्रे किसी अंतरंग मित्र, प्रेयसी या पत्ती 
का हुआ करता हैं परन्तु इस प्रकार की जीवनियां लिखी नहीं गई । पत्रों द्वारा 
भी जीवनी के अनेक अंशों पर प्रकाश पड़ता है परन्तु हिन्दी के प्रमुख कवियों 
एवं लेखकों के पत्रों का संग्रह भी यथेष्ठ मात्रा में नहीं हुआ है। कबियों 
और लेखकों की जीवनी का अन्तरंग परिचय हुए बिना उनका समग्र साहित्यिक 
विवेचन करना भी कठिन है। आवश्यकता यह प्रतीत होती है कि जीवनी लेखन के 
क्षेत्र में अधिक मनोयोग पूर्वक और प्रामाणिक प्रकार का शोध किया जाय । 


(४) आधुनिक काव्य सम्बन्धी शोध 


हिन्दी के वर्तमान युग में विश्वविद्यालयों के द्वारा आधुनिक साहित्य 
सम्बन्धी शोधकाय॑ प्रचुर मात्रा में हो रहा है। कुछ विचारक यह समझते हैं कि 
आधूनिक साहित्य सम्बन्धी शोध मुख्यतः: समीक्षात्मक है। उनके इस धारणा के 
मूल में शोध सम्बन्धी वह पूँराना आदर्श है जिसके अनुसार शोधकार किसी 
भ्रज्ञात वस्तु को प्रकाश में लाता है | यह माना ज़ाता है परन्तु शोध सम्बन्धी यह 


द्विवेदी युगीन समौक्षक और भोधकर्त्ता २२६ 


धारणा बहुत कुछ एकांगी है । शोध का लक्षण ज्ञान प्रसार है ज्ञान के साथ ही 
अनेक भूमिकायें हो सकती हैं। अज्ञात वस्तुओं को प्रकाश में लाना उनमें से 
केवल एक भूमिका हैं| वतंमान युग का शोघकार्य इतने में ही सीमित नहीं रह 
सकता। प्राचीन कवियों एवं कृतियों का समीक्षात्मक अनुशीलन आधुनिक शोध 
का एक आवश्यक अंग है | प्राचीन साहित्यिक सिद्धान्तों और त्रिभिन्न साहित्यिक 
संप्रदायों को नवीन वैज्ञानिक भूमिका पर उपस्थित करना नये शोध के लिये 
अतिशय आवश्यक है। प्राचीन कवियों की जीवनी उनके काव्य का अनुक्रम 
विवेचन भी शोध का नया विषय है। यह तो शोध सम्बस्धी प्राचीन भूमिका की 
ही एक आधुनिक भूमिका है। जबसे हमारा देश पश्चिम के संपर्क में आया 
है तबसे काव्य सम्बन्धी हमारे आकलन में आवश्यक परिवतंन हुए हैं। न केवल 
समीक्षण की शैली बदली है एक बड़ी मात्रा में दृष्टिकोण भी बदला है। इस 
दृष्टिकोण को उसकी सर्वागीणता में उद्घाठित करना आधुनिक साहित्य की 
विवेचना की भूमि पर अधिक उपयोगी हो सकता है। भारतीय और पश्चिमी 
दृष्टियों के समन्वय से साहित्यिक विवेचन की नयी परम्परा रूपायित हो सकती है 
सेद्धांतिक भूमिका पर भी भारतीय और पश्चिमी साहित्य शास्त्र के विविध 
पक्षों पर नया कांयें किया जा सक्रता है जो अधिकांश समीक्षात्मक ही होगा। 
विविध कवियों और उनकी कृतियों का तुलनात्मक विवेचन भी आधुनिक शोध 
का एक उल्लेखनीय पक्ष है केवल एक प्रदेश के ही नहीं, विभिन्न प्रदेशों के भार- 
तीय साहित्य की साहित्य-विधाओं की और साहित्य-धाराओं की तुलनात्मक 
विवेचना भी अपेक्षित है । अनेक साहित्य रूप नवयुग में विकसित हुए हैं उदाहर- 
णा्थ नये उपन्यास, नयी कहानी, नये निबन्ध, वर्तमान युग की सृष्टि, उनका 
विवेचन विश्लेषण व मृल्यांकन भी अपेक्षित है। उपसाहित्य ज्ञान के सम्बध॑न 
में इन सबका अपना महत्व है। यदि हिन्दी का ज्योध काये इन विषयों की और 
उन्मुख होता है तो इसे कोरी समीक्षा कहकर शोध भूमिका से बहिष्कृत करना 
न केवल एक प्रतिमान या प्रतिक्रिबांवादी कार्य होगा बल्कि राष्ट्रीय ज्ञान विस्तार 
में भी बाधक बनेगा विशेषकर जब यह समीक्षात्मक अनुशीलन शोध सम्बन्धी 
प्रक्रिओं का अनुसरण करते हुए किया जा रहा है। जब बहिरंग में भी यह 
कार्य शोध विषय का है तब इस सम्बन्ध में शंकात्मकः दृष्टि का परिचय देना 
घड़ी के कांटों को पीछे खींचना ही कहा जायंगा । 


आधुनिक साहित्य सम्बन्धी शोधों में शोध सम्बन्धी प्रामाणिक विषयों 
का प्रयोग किया जा रहा है। कवि विशेष और उनकी कृति विशेष के दाशेनिक 
आधार का अनुशीलन हो रहा है । उनकी सामाजिक पृष्ठ भूप्रि प्रस्तुत की जा 


२२२ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


रही है। भारतीय सांस्कृतिक परम्परा से उनका योग दिखाया जा रहा है | उनकी 
जीवनी के अपरिवित और भज्ञात तथ्यों का व्यवस्थित रूप से अनुसंधान किया जा 
रहा है । आधुनिक काव्य तया साहित्य सम्बन्धो वह शोध क्रमश: सर्वाज्भीण भूमिका 
पर ग्रहण किया जा रहा है । प्राचीव कवियों की खोज में इन सारे तथ्यों का प्रयोग 
सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता । विशेषकर उनकी जीवनी का निर्माण तथ्यात्मक 
प्तामग्री के अभाव में हो ही नहीं पाता । इन अभावात्मक पक्षों से सभी विचारक 
खिन्न हैं परन्तु विवश भी हैं। आधुनिक साहित्य सम्बन्धी शोधो में ये अभात्र त 
रह जांय और हमें आगे चलकर पछताना न पड़े इस निमित्त नए साहित्य के शोध 
कर्ताओं को प्रोत्साहत दिया जाना चाहिए। सामान्यतः यह नियम है कि किसी 
जीवित कवि या लेखक पर शोध कार्य करना समीचीन नहीं होता परन्तु इस 
नियम को हम बहुत दूर तक नहीं खींच सकते जो साहित्यकार परिपूर्ण प्रीढ़ता 
पर पहुँच चुके हैं और जिनके सम्बन्ध में नये विकास की सम्भावना नहीं रह 
गई है उन पर ज्ोवकाय करना अनुपादेय नहीं होगा , क्योंकि हमारा लक्ष्य 
साहित्यिक शोबकार्य द्वारा साहित्य परम्परा को पुष्ट करना भी है। विदेशी 
साहित्य का आक्रमण वजयुवक् लेखकों पर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में 
आधृनिक हिन्दी की काव्य और साहित्यिक परम्परा का स्पष्ट चित्र नंगे लेखकों 
के सम्मख उपस्थित कर देना भी आवश्यक है । ऐसा न होने पर विदेशी प्रभावों 
के अनावश्यक रूप से बढ़ जाने का खतरा रहेगा और हिन्दी साहित्य की राष्ट्रीय 
भूमिका आवश्यक रूप से अवरुद्ध हो जायेगी। इसका प्रभाव हमारे रचनात्मक 
साहित्य पर भी पड़ेगा और महाकवियों और लेखकों की वह राष्ट्रीय परम्परा 
स्थापित नहीं हो सकेगी जो अभीष्ट है । कोई भी मह॒त्‌ काव्य विदेशी अनुक्रण 
पर निर्मित वहीं होता इस तथ्य का ज्ञान नये लेखकों को होता चाहिए और यह 
ज्ञान आधुनिक साहित्य सम्बन्धी शोधकाय से कराया जा सकता है। 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्गर और उनके युग के सम्बन्ध में आकलनात्मक काये 
तो किया गया हैं परन्तु एक-एक कवि और लेखक को लेकर उसके कतेव्य का 
स्पष्ट स्वरूप हमारे समक्ष अब तक तहीं आयां है । आधुनिक साहित्य के शोधकार्य 
में इस पक्ष पर क्रमशः ध्यान दिया जा रहा है और भारतेरू्‌ युग के कई. लेखकों 
पर शोधकार्य किया भी जा चुका है। अनेक लेखको पर भी शोध बाकी है। 
ढवेदी युग के कतिपय कवियों और लेखकों पर शोधात्मक कार्य हो चुका हैं। 
रत्नाकर, श्रीधरपाठक, मेथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिह उपाध्याय आदि कवियों 
ओर आचारये रामचन्द्र शुक्ल और प्रेमचर्र जैसे समीक्षकों और कथाकारों' पर 
अच्छे शोधग्रंथ प्रस्तुत किये जा चुके हैं । स्वयं द्विवेदीजी पर दो तीन शोध प्रबंध 
निरभित हो चक्रे हैं। 


द्िवेदी-यूगीन सम्ीक्षक और झोधकर्ता २२३ 


वर्तमान युग की साहित्यिक प्रव॒त्तियों और काव्यथाराओ पर कई 
शोधकर्त्ताओं ने कार्य किया है | इस युग के कवियो' में साह्ित्यिकों की जीवनी का 
आकलन अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया हैं। इस कार्य पर सबसे पहले 
दृष्टि डालना आवश्यक प्रतीत होता है। 


वर्तमान युग में नाटक, उपस्यास, कहानी और कतिपय अन्य साहित्यिक 
विधाओं का तया विकास हो रहा है । इन विधाओं पर॒ न केवल विकासात्मक 
अध्ययन ओर अनुशीलन की आवश्यकता है वरन्‌ इसमें नवीत शिल्प पर भी 
प्रकाश पड़ना आवश्यक है । 


(५) सैद्धांतिक समीक्षा 


विश्वविद्यालयों में साहित्य शास्त्र और साहित्य की सैद्धाध्तिक रूपरेखा 
पर कुछ शोधकार्य हुआ है परन्त्‌ अधिकतर संक्लनात्मक विभिन्न संप्रदायों का 
विकासात्मक परिचय मात्र दिया गया है। समस्त संप्रदायों के समीकरण का 
अवतरण कम ही हुआ है। रप्त सिद्धान्त को लेकर आधुनिक काल में कुछ शोधात्मक 
कार्य किया गया हैं परन्तु इसमें भी प्राचीन तथ्यों को एकत्रिक करने की शैली 
ही अपनाई गई है। इसी सैद्धान्तिक समीक्षा से संबद्ध विभिन्न साहित्यिक रूपों के 
स्वरूप और विक्रास का विषय भी आता है जिस पर हाल ही में दो तीन प्रबंध लिखे 
गये हैं। परन्तु इस क्षेत्र में अभी अत्यधिक कार्य शेष पड़ा है। प्रगीतकाब्य रूप 
पर अब तक एक भी संतोषजयक शोध प्रबन्ध प्रस्तुत तहीं किया गया हैं। हाल 
में उपन्यासों के स्वछूप विकास पर कुछ कार्य अवश्य हुआ है। महाकाव्य के 
शिल्प विधान को लेकर एक्राध प्रबंध प्रकाशित हुए हैं। हिन्दी के छन्दशास्त्र पर 
दो ही प्रबंध प्रकाशित हुई हैं जिनसे इस विषय पर अच्छा प्रकाश पड़ सका है । 


वाद सम्बन्धी शोध 


सैद्धान्तिक समीक्षा के एक अंग के रूप में वादों का विवेचन भी आता 
हैं। प्रत्येक वाद का एक वेचारिक आधार होता है ओर उस आधार का 
आश्रय लेकर साहित्यिक कृतियां भी उपजब्ध हैं। वाद चूकि वैचारिक क्षेत्र की 
वस्तु है । अतएवं उसका संबन्ध साहित्यिक कृतियों से सुनियोजित करके देखना 
भी आवश्यक होता है। हिन्दी में स्वच्छन्दतावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि 
कतिपय आधुनिक वादों और उतसे प्रतिफलित होने वाली कृतियों का समीक्षण 
किया गया है । परन्तु अब तक यह कार्य अधिक प्रौढ़ स्थिति तक नहीं पहुँचा 


२२४ हजारो प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


है । हाल में आधुनिक मनोविज्ञान सम्बस्धी वादों को लेकर कुछ विवेचन हुआ है 
परन्तु इस दशा में अभी और भी शोधक्ार्य अपेक्षित जान पड़ता है । 


भाषा सम्बन्धी शोध 

भाषा सम्बन्धी शोधकार्य में अधिकतर हिन्दी में प्रदेशिक भाषाओं के 
प्रमुख विकास की ओर ध्यान दिया गया है। अवधो, ब्रजभाषा, मेथली, भोजपुरी 
खड़ी बोली आदि पर शोधप्रबंध लिखे गये हैं परन्तु इन भाषाओं का विभिन्न 
शताब्दियों में क्या स्वरूप रहा है और परवर्ती शताब्दियों में कौन से नए प्रचलन 
हुए हैं उनका ऐतिहासिक विवेचन दुल॑भ है ! अनेक शोधकर्ताओं ने लोक साहित्य 
पर विचार करते हुए उन प्रदेशों की लोकभाषा पर कुछ अध्ययन लिखे हैं। परस्तु 
इस पद्धति से किसी लोकभाषा का समग्र ऐतिहासिक अनुशीलन नहीं हो पाता । 
हाल में अपभ्रश, पूरानी हिन्दी, डिगल आदि प्राचीनतर भाषाओं की भी 
कार्य करने की प्रवृत्ति दिखाई दी है। अभी इस दिशा में बहुत अधिक कार्य 
करना शेष रह गया है। प्रदेशिक भाषाओं से और आगे बढ़कर क्षेत्रीय बोलियों 
पर ही कार्य किया जाने लगा है। भारतीय विश्वविद्यालयों में भाषा सम्बन्धी 
स्वतन्त्र विभाग कम ही हैं। कदाचित्‌ इसी कारण भाषाओं के अनुशीलन का 
कार्य अभी अपनी आरम्भिक अवस्था में पड़ा हुआ है । 


शोध के क्षेत्र में द्िगेरीजी की विशेषतायें 


हिन्दी के प्रमख शोधकर्त्ताओं और विश्वविद्यालयीन शोधकाये के 
परिप्रेक्ष्य में भब हम द्विवेदीनी के शोधकार्य की विशेषतायें देख सकते हैं। मलत 
द्विवेदीजी एक स्वच्छुन्तावादी विचारक हैं।परल्तु वे प्राचीन साहित्य के पंडित 
भी हैं। उन्होंने उसका अध्ययन भी किया है। विशेषकर हिन्दी के आदि- 
कालीन साहित्य को उन्होंने देखा और परखा है और बहुत सी बातें प्रकाश में 
लाये हैं | द्विवेदी जी के मानवतावादी दृष्टि के कारण उनका शोध क्षेत्र भी अधिकतर 
ऐसे युगो से सम्बन्धित है जिसमें साहित्य की गतिविधि सामनन्‍्य जनता के अधिक 
समीप पहुच गई थी । सिद्ध संप्रदाय, नाथसंप्रदाय, कबीर और निगू णकाव्य की 
धारा सामान्य रूप से जन साहित्य के अधिक समीप है। उसमें परिनिष्ठित 
साहित्य और कला के गुण अल्पमात्रा में ही पाये जाते हैं। द्विवदीजी की अभिरुचि 
चू कि लोकजीवन से सम्बन्धित रही है इसलिये उन्होंने परिनिष्ठित साहित्य की 
भूमिकाओं को छोड़कर उन लोक कवि और लोक साहित्य की भरूभमिकाओ' में 
प्रवेश किया है जिन्हें मूल॒त: जनता के कवि और जनता का काव्य कहा जा 
सकता है। 


ह्िवेदी-युगीन समीक्षक और जश्ञोधकर्तता २२५ 


स्वभावत: यह जनकाव्य साहित्य के इतिहास में अब तक उपेक्षित रहा है। 
हिन्दी के शोवकर्त्ता और आचाये इस प्रकार के साहित्यक्ष शोध की ओर उन्मुख 
नहीं हुए क्योंकि इसे वे वास्तविक साहित्य की श्रेणी में स्वीकार करने को तैयार 
नहीं थे । दूसरी बात यह भी थी कि सूर और तुलसी जैसे कवि भारतीय घर्म की 
स्वाभाविक विकास परंपरा में आते हैं। इसकी परंपरा शास्त्रसम्मत है। इसके 
विपरीत जिन कवियों और काव्य रचनाओं को द्विवेदी जी ने शोध का विषय 
बनाया है वे किसी सर्वेत्तामान्य शास्त्रीय परंपरा से संपृक्त नहीं है। इस प्रकार के 
साहित्य को गौरव देकर और उसकी शोधात्मक छानबीन करके द्विवेदी जी ने 
हिन्दी साहित्य को शोध का एक नया क्षेत्र ही नहीं, साहित्य की एक नवीन दृष्टि 
देने का भी प्रयत्न किया है । यह उनके शोधकार्य का ऐतिहासिक महत्व है। 


जब कभी ह्विवेदीजी अपने अभीष्सित कवियों और काव्यधाराओं के 
अनुसंधान में प्रवृत्त होते हैं तब पृष्ठभूमि में वे उत धामिक और लौकिक विश्वासों 
को भी प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर इन कवियों की श्रृंखला बन पाई हैं । 
धामिक विश्वासों और जीवनपद्धतियों के इस निरूपण में ट्विवेदीजी शास्त्रपक्ष को 
आधार न बनाकर लोकपक्ष की गतिविधियों को प्रस्तुत करते हैं। उनके विचार 
से सामान्य जनता उन्हीं आदर्शों क्रो लेकर चली है जो इन कवियों द्वारा 
अभिव्यक्त किये गये हैं। जहां तक इत कवि साधकों की साधना प्रणालियों का 
प्रश्न है उन्होंने उसका बहुत कुछ लोक सापेक्ष्य स्वरूप प्रकट किया है। जो जनता 
वर्णाश्रम धर्म की निचली श्रेणी में रख दी गई थी उसकी अपनी जीवनचर्या 
और लौकिक तथा अध्यात्मिक आदर्श क्‍या थे इन प्रसंगों और प्रकरणों को 
द्विवीदीजी ने विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है। इस प्रकार द्वविदीजी का 
शोधकाय्यं उस विशेष साहित्य से संबंधित हैं जिसका प्रधार और प्रभाव शिष्ट 
समाज में उतना नहीं था जितना सामान्य जनता में था । इसी आधार पर द्विवेदी 
जी ने उस लोकभाषा को भी नया महत्व प्रदात किया है । वह साहित्यिक न होते 
हुए भी अपने स्वतंत्र प्रतिमाव रखती हैं। इस शोधकार्य को ववीन सांस्कृतिक 
और साहित्यिक दृष्टि का पर्याय माना जाय तो अनुचित न होगा । 


प्राचीन साहित्य के अध्ययन के आधार पर हिवेदीजी के रासो काव्य 
सम्बन्धी कुछ शोधकार्य किया है यह रासो काव्य लोक काव्य की भूमिका से 
कछ भिन्न है। विशेषकर पृथ्वीराजरासो की काव्य और कथारूढ़ियों के आधार 
पर द्विवेदीजी ने उसमें प्राचीन अंशों को दृढ़ निकालने की चेष्टा की है। यद्यपि 
स्वयं भी वे पृथ्वीराजरासों के आदिम और प्रामाणिक अंश के सम्बन्ध में पूर्णतः 
विश्वास नहीं करते फिर भी उसका एक आनुमानिक स्वरूप उन्होंने: निर्धारित 


२२६ हजारी प्रसाद हिवेदी : व्यक्तित्व और छृतित्व 


किया है जिस पर आगामी शोधकार्य के लिये पर्याप्त अवकाश है। इसी सम्बन्ध 
में उन्होंने पुरानी हिम्दी और अपश्र शकालीन भाषा स्वरूपों की खोज की है जिस 
पर उनके कतिपय शिष्यों ने कुछ और भी कार्य किया है। इस प्रकार हिन्दी के 
आदिकाल के सम्बन्ध में द्विवेदीजी की निष्पत्तियां प्रायोगिक शोध की सीमा में 
आती है जिनका अपना स्वतंत्र मूल्य है। 


संस्कृत साहित्य से भी अभीष्सित सामग्री लेकर द्वविदीजी ने प्राचीन कला- 
विलास, और काव्य रूढ़ियों आदि पर कुछ का किया है जो शोध की श्रेणी में 
आ जाता है। यद्यपि इस शोध क्षेत्र में द्विविदीजी शोधकार्य की अपेक्षा संग्रहकर्ता 
के कार्य को अधिक सफलता के साथ संपन्न कर सके हैं। फिर भी शास्त्रीय भूमिका 
प्र कवि और काव्य सम्बश्धी प्राचीन निर्देश क्या रहे हैं इसका अच्छा रेखाचित्र 
उपस्थित किया गया है। कदाचित्‌ द्विवेदीजी इस दिशा में इस कार में तत्पर 
हुए हैं कि वे शास्त्रीय शैली के काव्य और जनकाव्य के अन्तर को और भी 
स्पष्टता के साथ रूपायित कर सके हैं। कारण चाहे जो हो परस्तु इस क्षेत्र में 
उनके कार्य की विशेषता स्वीकार की जानी चाहिए। 


द्वविदीजी के शोधकारये को प्राय: सांस्कृतिक भूमिका पर किया गया 
शोध कहा जाता है। अधिक अच्छा हो यदि हम उसे लोक संस्कृति की भूमिका 
पर किया गया शोध मानकर उसके विशेष अध्ययन को समझ सके । कहा जा 
सकता है कि द्विवेदीजी ने अपने संपूर्ण शोधकार्य द्वारा लोकसाहित्य की एक 
पक्की पृष्ठभूमि तेयार कर दी है। वह वर्तमान लोकतंत्रात्मक जीवन व्यवस्था 
में विशेष मूल्य रखती हैं। आज हिंदी साहित्य में लौकिक संस्कृति और लोक- 
काव्य के शोधों की जो एक स्वतंत्रधारा चल रही है द्विवेदीजी इसके प्रमुख मार्ग 
निर्देशक कहे जा सकते हैं। शालीन साहित्य जो दरबारों में या शिक्षित समुदाय 
में महत्व रखता है अब्ततः थोड़े लोगों में ही प्रचलित हो पाता है। तुलसी और 
सुरदास को छोड़ दिया जाय तो इस शालीन साहित्य का क्षेत्र और विस्तार 
बहुत कुछ सीमित हो जाता है। रीतिकाल के कवि तो प्राय: सबके सब एक 
ह्रासोन्‍्मुख जीवनचर्या के प्रतिनिधि हैं। उनका साहित्य, रस और अलंकार की 
दृष्टि से समुद्ध हो सका है पर जनजीवन की भूमिका पर उसका लेशमात्र भी 
प्रवेश नहीं है । हििवेदीजी ने इस संपूर्ण शालीन साहित्य को एक पृथक श्रेणी में 
रखा । वास्तविक जनसाहित्य के स्रोतों में पैठकर उसकी प्रमुख विभूतियों को 
उनके संपूर्ण महत्व सहित प्रकाश में ला रखा है तो उनका यह काय॑ हिन्दी 
साहित्य की शोधपरंपरा में एक नये प्रवत्तत का काय कहा जा सकेगा। उनके 
शोधकार्य के महत्व के सम्बन्ध में कोई भी दो मत नहीं हो सकते। 


है 
उपसंहार और प्रदेय 


व्यक्तित्व की विशेषतायें 


समीक्षक और शोधकर्ता आचाय॑ द्विवेदीजी पर अपना विवेचन पूरा कर 
अब हम अपने प्रबन्ध का उपसंहार करना चाहते हैं। पहले अध्याय में हमने देखा 
है कि हजारीप्रसाद द्विवेदी ने एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर शिक्षा 
ओर ज्ञान लाभ के उच्चतर साधनों से बहुत कुछ बंचित रहे हैं। काफी समय 
तक उनका अध्ययत घर पर और ग्रामीण पाठशाला में होता रहा | परल्तु द्विवेदी 
जी का संकल्पशील व्यक्तित्व इतने से संतोष नहीं कर सका। फलतः उन्होंने 
संस्कृत ओर ज्योतिष में उच्च शिक्षा प्राप्त की। काशी विश्वविद्यालय पहुँचे । 
ज्योतिष विद्या द्विवेदीजी को अपने पूवेजों स मिली थी । परन्तु साहित्य उनकी निजी 
अभिरुचि का परिणाम है। ज्योतिष में उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर के भी उन्होंने 
इसे अपनी आजीविका का साधन नहीं बताया । सच पूछा जाय तो वे परम्परागत 
ज्योतिष पर बहुत अधिक विश्वास नहीं रखते हैं । साहित्य का अनुशीलन उन्होंने 
अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य बनाया है। परल्तु यहाँ भी उनकी शिक्षा, संस्कृति, 
साहित्य तक ही सीमाबद्ध थी। द्विवेदीजी की मनस्विता यहां भी परितोष न 
प्राप्त कर सकी और उल्होंने अंग्रेजी में हाई स्कूल की परीक्षा देकर विदेशी 
साहित्य के अध्ययत का द्वार भी खोल ही दिया। परिस्थितियां फिर भी उनके 
अनुकूल न बन सकी और वे कूछ समय तक उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक 
सामान्य अध्यापक का कार्य ही प्राप्त कर सके। सन्‌ १६३० के आस-पास 


श्श्८ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और छृतित्व 


हद्िवेदीजी का नया जीवन अध्याय आरम्भ हुआ। ६ नवम्बर १६३० को वे घर 
से शान्ति निकितन के लिए रवाना हुए। वे लिखते हैं '७ नवम्बर के प्रात:काल 
में शांतितिकेतन पहुँचा और सीधे आशा दीदी के घर गया उस समय वह घर 
पर नहीं थीं | घर के भृत्य ने बताया कि यह क्लास ले रही हैं और उंगली उठा 
कर दिखा भी दिया कि वहाँ क्लास ले रही हैं ।' कछ ही समय में आशा दीदी से 
उनकी भेंट हुई। वे लिखते हैं 'आशा दीदी मुझे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, बोलीं 
कोई सूचता नहीं दी । बिना सूचना दिए ही आ गये-मैंने कहा-भआना तो था 
ही सूचना क्‍या देता ? 


शांतिनिकेतन के निवास काल में द्विवेदीजी वहाँ के धातावरण से अत्य- 
धिक लाभान्वित हुए । वहाँ पहुँचने तक वे बंगला भाषा नहीं जानते थे। परन्तु 
वहाँ रहते-रहते उन्होंने कई भाषाओं का अभ्यास किया जौसा कि द्विवेदीजी ने 
लिखा है उन दिनों शॉतिनिकेतन के वातावरण में एक संगीतात्मकता व्याप्त यी । 
प्रकृति की मानव परिष्कृत भूमिका भी विद्यमान थी । नवयुवक और तरुण विद्या- 
थियों की उत्साहपूर्ण और सुसंस्कृत गतिविधि भी चतुदिक व्याप्त थी और इन सबसे 
ऊपर गुरुदेव का उद्बोधक व्यक्तित्व उस विद्यापुरी को एक अपूर्व आलोक प्रदान 
कर रहा है.। इन तीनों के मिश्रण से संगीत-प्राणता शांतिनिकेतत की एक 
केन्द्रीय विशेषता बत गई है। इस संगीत-प्राणता में सहज कला प्रेम का भी 
_सम्यक मिश्रण है । द्विवेदीजी लिखते हैं "ऐसा जान पड़ता था जैसे किसी अध्यापक 
की प्रेरणा पर छोटे-छोटे बच्चों के चित्त में रचनात्मक कला स्वयं उदभत हो 
जाती है और सौन्दर्य निर्माण के प्रति उनमें आदर भाव जागरत हो जाता है। 
बे कहते हैं मैंने ऐसे-ऐसे विद्वानों को वहाँ अत्यन्त साधारण जीवन बिताते देखा 
है जिनके दर्शन के लिये दुर-दूर से लोग आते थे। सहज जीवन शांतिनिकेतन 
आश्रम का मूल मन्त्र था। आश्रम के वयोवृद्ध मनीषियों का तपस्यथापर्ण जीवन 
. विद्यार्थियों की आनन्दोल्लास से परिपृर्ण दिनचर्या अनेक प्रकार के ऋत उत्सवों 
के मोहक संस्मरण, नाटक, नृत्य आंदि के आनन्द मुखर अनुष्ठान और सबसे 
बढ़कर गुरुदेव का प्रेमपूर्ण व्यवहार द्विवेदीजी की स्मृति में स्थायित्व पा 

गये हैं ॥' 


द्विवेदीजी के व्यक्तित्व का वास्तविक निर्माण शाँतिनिकेतन में ही हो 
सका है। अतएवं ऊपर के ववतुत्व से इस व्यक्तित्व के निर्माण की और उस पर 
* पड़ने वाले प्रभावों की रूपरेखा का अनुमान किया जा सकता है। शाॉँतिनिकेतन 


१-भआकाशवाणी विविधा पृ० ४६-५० | 


उपसंहार और प्रदेय २२६ 


में रहकर द्विवेदीजी ने साहित्य के मूल्यांकन की प्ाधना की और विशेषकर 
भारतवर्ष के 'मध्यकालीन साहित्य, लोक साहित्य, लोक कला आांदि का अनुशीलन 
किया । उत्तर-भारत के विद्वान साहित्य के शिष्ट स्वरूप की ओर जितने दत्त- 
चित्त है शांतिनिकेतन के वातावरण में नागरिकता की ओर उतना आग्रह नहीं । 
भारतीय संस्कृति की मूलभूत भूमिकाओं को ढूृढ़ निकालने की प्रवृत्ति अधिक 
थी जिनका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर कवि 
रवीन्द्रनाथ की रहस्यवादी चिन्तन और मानवतावादी दृष्टि के अनुरूप शांति- 
निकेतन के पंडितों का विशेष अभिनिवेश है। आज हमारे द्विवेदीजी भी उन्हीं 
सबसे परिचालित हुए हैं। 


द्विवेदीजी का अधिकांश साहित्यसर्जन शांतिनिकेतन की भूमि में हुआ 
था । हिन्दी साहित्य की भूमिका को अंतिम स्वरूप वहीं दिया गया । कबीर 
पुस्तक का निर्माण वहीं हुआ । नाथ संप्रदाय और मध्यकालीन धर्मताधना के 
सत्र वहीं से प्राप्त हुए । अशोक के फूल बाणभट्ठ की आत्मकथा, वहीं की 
परिणतियां हैं। हम कह सकते हैं द्विवदीजों के साहित्य का सबसे भास्वर अंश 
दशांतिनिकेतन की देन है। 


साहित्य निर्माण 


यद्धपि द्विबेदीजी का मुख्य कार्य मध्यकालीन संत-साहित्य और लोक 
संस्कृति की विवेचना करना ही है, परल्तु वे संस्कृत साहित्य की सरणियों में 
भी आवागमन करते रहे हैं। प्राचीन भारत का कला विनोद उनकी ऐसी पुस्तक 
है जिसमें शिष्ठ साहित्य के प्रणेताओं की जीवनचर्या पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता 
है । यही नहीं उन्होंने संस्कृत साहित्य की विवेचना भी यथेष्ठ मात्रा में की है। 


विशुद्ध रूप से हिन्दी साहित्य के इतिहास पर उनकी दृष्टि कुछ समय 
पश्चात्‌ गई थी और कदाचित तभी उन्होंने प्राकत और अपभ्रश साहित्य का 
अनुशीलन किया । इन साहित्यों के अनुशीलन से द्विवेदीजी को सबसे मारमिक 
वस्तु प्राचीन काव्य में ही प्राप्त हुई है । हिन्दी साहित्य के आरम्भिक निबन्धों 
पर उनका प्रभाव दिखाई देता हैं। इन काव्य छूढ़ियों के आधार पर द्विवेदीजी 
आदिकाल का इतिहास लिखने में अधिक समीप सामग्री का संकेत कर सके हैं। 
शांतिनिकेतन से काशी विश्वविद्यालय में आने के पश्चात्‌ उन्होंने हिन्दी के आदि- 
काल के स्वरूप पर पाँच गम्भीर भाषण दिए जिनसे हिन्दी के आादिकाल के 
स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा जैसा कि हम अन्य अध्यायों में कह चुके हैं । 


२३० हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


आदिकाल सम्बन्धी भाषण माला से किसी प्रकार के प्रामाणिक निष्कर्ष भले ही 
न निकले परन्तु उनसे एक ओर तो द्विवेदीजी की सॉस्क्रतिक अभिरुचियों का 
परिचय मिलता है और दूसरी ओर नये शोधकों के विचार करने के लिये ययथेष्ट 
सामग्री प्राप्त हुई है। जैसे कि जेन और बौद्ध साहित्य के सम्बन्ध में हिन्दी 
साहित्य के विद्वानों में यह भावता रही है कि आदिकाल की सृष्टि सांप्रदायिक 
सृष्टियाँ हैं और उन्हें साहित्य की सीमा में प्रवेश नहीं मिल सकता परन्तु द्विवेदीजी 
की दृष्टि उस साहित्यि कोटि की नहीं, उसमें कवियों की साहित्यिक या रसात्मक 
दृष्टि भी परिलक्षित होती है । रहस्यवादी सिद्ध संप्रदाय के विषय में भी द्विवेदीजी 
का वक्तव्य अन्य हिन्दी पंडितों के वक्तत्व से भिन्न प्रकार का है। वे सिद्ध साहित्य 
को हिन्दी साहित्य की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते हैं । 


हिन्दी (आदिकाल) के निर्माण करने के पश्चात्‌ द्विवेदीजी ने अपने 
एक शिष्य के साथ पृथ्वीराज रासो के उस स्वरूप के निर्माण का उपाय किया 
जिसे वे रासो का मूलस्वरूप मानने में विश्वास रखते हैं । यद्यपि पृथ्वीराज रासो 
का यह संस्करण अत्यन्त लघु है और इस पर अब तक विद्वानों की स्वीकृति नहीं 
मिली है परन्तु एक ऐतिहासिक कल्पना को रूपाहित करने का प्रयत्न इस संग्रह 
में परिलक्षित करने का प्रयत्त दृष्टिगोचर होता है । अपभूश साहित्य में 
हिन्दुओं का योगदान था। पृथ्वीराज रासो की भाषा के सम्बन्ध में द्विवेदीजी के 
निर्देशन में ध्यान देने योग्य प्रबंध प्रकाशित हुआ है । 


इतिहास लेखक 


इस प्रकार का वेविध्यपूर्ण शोध कार्य करने के पश्चात्‌ ट्विवेदीजी ने 
हिन्दी साहित्य नामक एक इंतिहास ग्रंथ भी लिखा है। यह सही है कि इस 
इतिहास ग्रंथ के लिखने में द्विवेदीजी ने सम्पूर्ण अभिनिवेश नहीं दिखाया और 
उसे छात्रोपयोगी बनाकर इसमें विशिष्ट विवेचन को क्षीण कर दिया है फिर भी 
समस्त हिस्दी साहित्य पर द्विवेदीजी की एक ऐसी दृष्टि का निर्देश हो सका है जो 
एक सीमा तक अपनी मौलिकता रखती है। आदि कालीन और मध्यकालीन हिन्दी 
साहित्य पर द्विवेदीजी के विचार बहुत क॒छ स्वतन्त्र हैं और उनकी मानवतावादी 
दृष्टि के परिसूचक हैं परन्तु शेष इतिहास में द्विवेदीजी कोई बड़ी मौलिकता 
नहीं ला सके हैं। जहाँ पर इतिहास लेखन शैली का प्रश्न है इसमें द्विवेदीजी 
वस्तुमुखी शैली की अपेक्षा बेयक्तिक निर्देशश शैली को अपनाते हैं। इसके 
कारण उनके इतिहास में एक सजीवता तो है पर एक समग्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
विकसित नहीं हो सका है। यदि द्विवेदीजी इस इतिहास को अधिक समय देकर 


उपसंहार और प्रदेय २३१ 


तैयार करते तो उसका ऐसा स्वरूप वन सकता था जिसे हम स्वतन्त्र इतिहास ग्रंथ 
तथा विशिष्ठ पद प्रधान कह सकते । आधुनिक यूग के ऐतिहासिक अनुशीलन में 
द्विवेदीजी ने इसी एकदम स्वतन्त्र या मौलिक आधार और शैली को नहीं अपनाया 
फिर भी द्विवेदीजी स्वच्छन्दतावादी प्रकृृति कवियों और उनकी इतियों के 
अन्तस्थल में प्रवेश करते में सक्षम हैं। यदि इस आधुनिक हिन्दी इतिहास का 
अधिक सर्वंतोमुखी अध्ययत्त और परिशीलन किया जा सकता तो इस ग्रन्थ में 
कहीं अधिक प्रौढ़ता, विचार क्षमता और मौलिकता आ सकती थी । 


इतिहास लेखन के पश्चात्‌ द्विवेदीजी की समग्र कृतियाँ प्रकाश में नहीं 
आई । उनके स्फूट निबन्ध और भाषण अवश्य प्रकाशित हुए हैं। सूना जाता है 
कि उन्होंने अपना नया उपन्यास “'चारुचम्द्रलेख' काफ़ी दुर तक लिख लिया है और 
इन दिनों वे लालित्य-मीमांसा नामक एक सौन्‍्दय शास्त्र का ग्रन्थ लिख रहे हैं। इसमें 
भारतीय सौन्दयंशास्त्र को बिखरी हुई परम्पराओं का आकलन किया जा रहा 
है । हम आशा कर सकते हैं कि यह ग्रन्थ ट्विवेदीजी की प्रौढ़ प्रतिभा के अनुरूप 
होगा और सोन्दर्यंशास्त्र की शास्त्रीय परम्परा को एक स्पष्ट रूप दे सकेगा । 


शान्तिनिकेतन से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष 
पद पर आने के पश्चात द्विवेदीजी ने शोधकार्य में अपने विशिष्ट विद्याथियों को 
सम्पन्न कर जो कुछ कार्य किया है उसका उल्लेख हम यथास्थान कर चुके हैं । 
संयोगवश इन्हें काशी विश्वविद्यालय छोड़ देना पड़ा और अब ये पंजाब विश्व- 
विद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष होकर चंडीगढ़ आ गये हैं। अभी इन्हें 
कई वर्षों तक अध्ययन क्षेत्र में रहता है। अतएवं आशा की जा सकती है कि 
शांतिनिकेतन में जिस व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था उसका विकास और प्रति- 
फलन उत्तरोत्तर होता रहेगा और ह्िवेदीजी हिन्दी साहित्य को बहुत कुछ 
योगदान दे सकेगें। 


शोध ओर समीक्षा 


इस प्रकार उनकी जीवनी के विकास के साथ-साथ उनके साहित्य निर्माण 
का संक्षिप्त आकलन करने के पश्चात्‌ हम विशेषकर शोध और समीक्षा के क्षेत्र 
में उनके कार्यों का सारांश उपस्थित करना चाहते हैं। द्विवेदीजी की समीक्षायें और 
शोधकाय बहुत कुछ एक दूसरे से संग्रथित हैं बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि 
विशुद्ध साहित्य समीक्षा की अपेक्षा उनका झुकव शोध की ओर अधिक रहा है। विशुद्ध 
समीक्षात्मक, उनका कोई भी ग्रन्थ प्राप्त नहीं हैं। आधुनिक साहित्य पर उनकी 
समीक्षायें प्रकीर्णक प्रकार की हैं । जहाँ तक शोधकारय का सम्बन्ध है द्विवेदीजी का 


२३१ हजारीप्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


कार्य कुछ तो परिचय मूलक है उसे हम छायानुवाद भी कह सकते हैं। संस्क्रत साहित्य 
पर लिखे गये उनके निबन्ध अधिकतर इसी श्रेणी में आते हैं । परच्तु द्विवेदीजी का 
वास्तविक शोध कार्य साहित्य इतिहास और संस्कृति पर है। यहाँ पर उन्होंने 
अपनी विशेष अभिमुखता का परिचय दिया है। भआठवीं-तवीं शताब्दी से आरम्भ 
कर १४वीं १५वीं शताब्दियों तक प्रायः ६०० वर्षों के साहित्य का शोधन और 
मूल्याकन इनकी विशेष देन है। यह समग्र साहित्य अब तक प्राय: उपेक्षित रहा 
है द्विवेदीजी के कार्य से इस पर अभिनव प्रकाश पड़ा है। हम पिछले अध्यायों 
में उनके शोध कार्य का विवरण दे चुके हैं । यहाँ इतता ही कहना पर्याप्त होगा 
कि भारतीय अलंकार युग के साहित्यिक और विशेषकर उप्तके ऐतिहासिक एवं 
सांस्कृतिक मृल्यों को एक नवीन आलोक देकर दविवेदीजी ने बहुत कुछ ऐतिहा- 
सिक कार्य किया है। उनके विचारों से सहमत होना सर्वत्र आवश्यक नहीं है। 
परन्तु उनके अध्ययत और अनुशीलन का मूल्य स्वीकार करना भारतीय विद्या- 
थियों के लिए अत्यावश्यक है । यह सही है कि हिवेदीजी शोध और अनुशीलन कायें 
में लोक संस्कृतिवादी आदर्श को लेकर चले हैं। इन्हीं शताब्दियो में संस्कृत का 
अतिशय संबुद्ध और समुद्ध साहित्य विद्यमान हैं जिसकी और द्विवेदी जी ने अधिक 
ध्यान नहीं दियां। अतएवं उन शताब्दियों के समग्र सांस्कृतिक जीवन का एक 
पक्षहीन उद्घाटन द्विवेदीजी का विषय रहा है। यह पक्ष एक भाब मूलक पक्ष 
है। इतिहास की समग्रता कदाचित्‌ इसमें पूर्णंता से प्रतिबिबित नहीं हो सकी 
है। परन्तु इस प्रकार द्विवेदीजी के प्रयासों में कोई विशेष कमी नहीं आती | 
उनका लक्ष्य साहित्य के माध्यम से सम्पूर्ण संस्कृति का पर्यवेक्षण करना कदाचित्‌ 
नहीं था । परन्तु संस्कृति के एक विशेष युग और पक्ष की जो समग्र विवेबना 
द्विविदीजी ने की है वह हिन्दी साहित्य में अपार महत्व रखती हैं । 


यद्यपि हमारे प्रवन्ध में द्विवेदीजी का समीक्षक और शोधकर्ता रूप ही 
प्रधान है परन्तु हमने द्विवेदीजी के इतिहासकार और शैलीकार स्वरूप का विवे- 
चन भी दो अध्यायों में किया है । एक अन्य अध्याय में हमने उनके आचाय॑त्व का 
निर्देशन प्रस्तृत किया है । इतिहास वास्तव में समीक्षा और शोध का ही एक 
मिला-जुला स्वरूप है । अतएवं द्विवेदीजी का इतिहास ग्रंथ भी उनके समीक्षक 
ओर शोधकर्ता स्वरूप का एक विस्तार है । अपने इतिहास ग्रंथ में द्विवेदीजी ने 
अपने मध्यकालीन शोधों का यथेष्ट उपयोग किया है। इस दृष्टि से उसमें नयी 
सामग्री ओर नया विवेचन प्राप्त होता है। हम पिछले एक अध्याय में यह भी 
देख चुके हैं कि द्विवेदीजी ने इतिहास लेखन में समन्वय लाने का प्रयत्न किया है। 
पूव॑वर्ती इतिहास लेखक अपने साहित्य की प्रवृत्तियों का इतिहास ग्रस्थों में निर्देश 


उपसंहार ओर प्रदेय २३३ 


करके और कवियों की चर्चा भी करते थे। इन दोनों में तारतम्य स्थापित करने 
में वे अंशत: सफल हुए थे । ट्विवेदीजी का इतिहास यद्यपि छोटा है पर पू्व॑वर्ती 
इतिहासों की अपेक्षा उसमें समीकरण का तत्व अधिक स्पष्ट हो सका है । इसे 
हम हिन्दी इतिहास लेखन में विकास की एक दिशा ही कह सकते हैं। हम हिवेदी 
जी की उस आकलन प्रतिभा का भी उल्लेख कर चुके हैं जिसके द्वारा वे कवि विशेष 
या कृति विशेष की केन्द्रीय विशेषता का स्पर्श करते हुए और उस केन्द्र से भी 
अपने विवरणों की परिधि खींचते हैं। यह भी कवि विवेचन की एक उल्लेखनीय 
उपलब्धि है। इन सबके साथ द्विवेदीजी की मूल मानवतावादी दृष्टि का योग 
हो जाने से उनके इतिहास में एक दूसरी समग्रता भी आ गई है। इस प्रकार 
द्विवेदीजी का इतिहास लेखन नयी सामग्री और नयी शैली का पर्याप्त मात्रा. 
में आनयन कर सका है । 


शेलीकार 


प्रचुर मात्रा में विवेचनात्मक और विचारात्मक साहित्य का निर्माण 
करते हुए भी द्विवीदीजी एक शैलीकार के दायित्व को भी पूरा कर सके हैं । 
उनकी शैली धारावाहिक भावात्मक और लोकाभिमृखी हैं। आचायें शुक्ल की 
शैली की सी तटस्थता और अनुक्रमशीलता हिवेदीजी में नहीं हैं । अन्य स्वच्छंद- 
तावादी लेखकों कीं सी संस्कृतगत और सुविन्यस्त शैली से भी ह्विविदीजी पृथक 
स्थिति रखते हैं । उन्होंने यों तो बाणभट्‌्ट की आत्मकथा से बाण की काव्यात्मक 
और सामासिक शैली के उदाहरण उपस्थित किए हैं परन्तु कदाचित यह उनकी 
सहज शैली नहीं है। वह केवल उनके भाषा अधिकार का द्योतन करती है । 
द्विवेदीजी की वास्तविक शैली उनके निबन्धों में पाई जाती है। विशेषकर वेयक्तिक 
निबन्धों में उनकी शैली का प्रतिनिधि स्वरूप मिलता है। उसे संक्षेप में सहज 
शैली का नाम लिया जा सकता है । अपने एक पिछले अध्याय में हम द्विवेदीजी की 
गद्यशैली का यथेष्ठ विबरण दे चुके हैं। यहाँ हम यह कहना चाहते हैं कि द्विवेदी 
जी की एक स्वतन्त्र शैली जिसका अंतरंग और वाह्यांग विधान अन्य शैलीकारों 
से स्वतन्त्र है जेसा कि हम कह चुके है उनकी शैली का अंतरंग उनकी भाव प्रवणता 
से अनुशासित हैं। जहाँ तक उनके विचारात्मक और श्ोधात्मक निबन्ध की बात 
है वे भी इसी भावात्मकता से अनुप्राणित हैं। यहकदाचित्‌ विषय स्थापन में 
पूर्णतः समर्थ नहीं हैं, फिर भी इस शैली का अपना गुण यह हैं कि इसके द्वारा केवल 
विद्वानों को ही नहीं साधारण पाठकों को भी आक्ृष्ट किया जा सकता है । 


द्विवेदीजी की शैली की दूसरी विशेषता उसकी संवादात्मक प्रवृत्ति है। 


२३४ हुजारी प्रसा८ द्विवेदी: व्यक्तित्व और क्षृतित्व 


द्विवेदीजी अपने पाठक को सदैव अपने सम्मुख रखकर लिखते हैं। कतिपय अध्य 
शैली गद्यकारों की भाँति वे आत्मोन्मुख नहीं हैं। उनकी शैली की यह वाह्मर्थ- 
बादिता उनकों एक लोकप्रिय शैलीकार बनाने में समथ है। 


जहां तक उनकी शैली के बहिरंग का प्रश्न है हमने यह देखा है कि द्विवेदी 
जी का भाषा और शब्द चयन पर बहुत अच्छा अधिकार है। इसका अच्छा उपयोग 
उनके साहित्यिक निर्माण में किया गया है परन्तु शब्द चयन में द्विवेदीजी न तो 
पवित्रतावादी हैं और व परिष्कारवादी । जो कोई शब्द उस्हें अपनी सहज शैली 
के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है उसे चुन लेने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती । फलत: 
द्विवेदीजी की शैली का बाह्य आधार व्यापक है और चयनंशील भी है । इस दृष्टि 
से द्विवेदीजी अपने पृव॑ंज आचार्य महावीर प्रसाद ट्विवेदीजी के अधिक समीप कहे 
जा सकते हैं । यह अंतर फिर भी बना रहता -है कि ह्विवेदीजी की भाषा 
शैली में गतिशीलता और प्रवाह अधिक है जबकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 
की शैली में अनेकरूपता है। बसे द्विवेदीजी की शैली अधिक संयत और मम्द गति 
हैं, इन दोनों पंडितों की शैली में व्यंग्य और विनोद का भी प्रचुर स्थान है। 
परन्तु जहां महावीर प्रसाद द्विवेदी की शैली में व्यंग्यों का आधिक्य है द्विवेदीजी 
की शैली में विनोद की प्रधानता है । यह भी कहा जा सकता है कि आचाये महा- 
वीर प्रसाद द्विवेदी के व्यंग और विनोद अधिक खुले हुए हैं जबकि हजारी प्रसाद 
द्विवेदीजी की शैली में ये अधिक प्रच्छन्न और व्यंजक होकर आये हैं । 


युगीव शैलीकारों में द्विवेदीजी का उल्लेखनीय स्थान है । उनकी शैली 
आयास की सूचना कहीं नहीं देती । इसलिये इसे सहज कहा जा सकता है। बोल. 
चाल के अधिक समीप होने के कारण उनकी शैली प्रेमचन्द के भी समीप कही 
जा सकती हैं परन्तु प्रेमचन्द की भांति ह्िवेदीजी में उद्द का आधिक्य नहीं है 
और न ग्रामीण मुहावरों की अधिकता है। हम कह सकते हैं कि प्रमचनद की 
अपेक्षा वे हिन्दी की अपनी परम्परा के अधिक निकट हैं। हिवेदीजी की शैली पर 
बंगला भाषा के साहित्यिकों का प्रभाव भी लक्षित होता है। विशेषकर उनके 
व्यंग्य और विनोद का स्वरूप बंगाली सांहित्यिकों के सामीप्यजश्य प्रभाव का 
द्योतक है। यह (सब होते हुए भी द्विवेदीजी की शैली आधुनिक हिन्दी के क्षेत्र 
में अपनी स्वतन्त्र इकाई लिए हुए है और वह इकाई पर्याप्त विशिष्ट और 
मूल्यवान है । 


आचायंत्व 
उपयु क्त विशेषताओं से समन्वित ्विवेदीजी का साहित्यिक कार्य तथा 


उपसंहार और प्रदेय र२% 


उनके क्ृतित्व और व्यक्तित्व की अन्य विशेषतायें उन्हें हिर्दी के आधुनिक आचार्य 
के पद पर प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुई हैं। हम पिछले एक अध्याय में आचार्य 
शब्द का अर्थ और उसकी विशेषता का परिचय दे चुके हैं और यह भी बता 
चुके हैं कि आधुनिक हिन्दी साहित्य में भिन्न-भिन्न विशेषताओं के आधार पर 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, डा० श्यामसुन्दर दास, पं० रामचन्द्र शुक्ल पिछली पीढ़ी 
के प्रमुख आचार्य कहे जा चुके हैं । इनकी तुलना में द्विवेदीजी के आचायंत्व की 
कतिपय विशेषताओं का. दिग्दर्शन भी कराया जा चुका है। वर्तमान पीढ़ी में 
ट्विवेदीजी के अतिरिक्त आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और आचार्य नन्ददुलारे 
वाजपेयी जी की गणना की जाती है। इन तीनों की तुलना करना यहाँ वाँछ- 
नीय नहीं है परन्तु इतना तो हम देखते ही हैं कि इन तीनों के व्यक्तित्व और 
उनका साहित्यिक कार्य बहुत कुछ प्रथक प्रथक है। पं० विश्ववाथ प्रसाद मिश्र 
शास्त्रीय पद्धति के पंडित और आधचाय॑ हैं। उनका प्रमुख कार्य साहित्य की शास्त्रीय 
व्याख्या करना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रचुर शोध कार्य किया है और अपनी 
स्वतन्त्र स्थापनायें दी हैं। विशेषकर रीतिकालीन काव्य पर उनकी मीमांसायें 
उल्लेखनीय हैं । उन्होंने भी हिन्दी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ लिखा 
और “हिन्दी का सामयिक साहित्य” नामक एक पुस्तक भी लिखी । इसके अति- 
रिक्त उन्होंने घनानन्‍्द को रीतियुक्त कवि के रूप में प्रस्थापित किया है | बिहारी, 
केशव, भूषण और पद्माकर आदि के सम्बन्ध में उनकी स्वतन्त्र पुस्तकें प्राप्त 
होती हैं। साहित्य के सिद्धान्त पक्ष पर उतका वाड मय विमर्श प्रसिद्ध ग्रन्थ है। 
मिश्रजी को उनकी इन्हीं कृतियों के आधार पर हम शास्त्रीय परम्परा का 
आचार कह सकते हैं। श्री आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी जी के सम्बन्ध में यहां 
विशेष कुछ कहना समीचीत नहीं जान पड़ता, विशेषकर इस कारण कि वे हमारे 
इस प्रबन्ध के निदेशक भी हैं। तथापि संक्षेप में कहा जा सकता है कि आधुनिक 
साहित्य और विशेषकर छायावादी काव्य को एक अभिनव साहित्यिक भूमिका 
देकर प्रथम बार उसका सांगोपांग विवेचन उन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त 
वास्तविक रूप में भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा पद्धति को एक साथ संग्रथित 
कर उन्होंने हिन्दी समीक्षा में एक मौलिक प्रतिमान का आविर्भाव किया है। 
उल्हें आधुनिक हिन्दी का प्रथम स्वच्छंदतावादी समीक्षक कह सकते हैं। हिन्दी 
के विशाल आधुनिक साहित्य के सम्बन्ध में इतनी प्रामाणिकता और नवीनता के 
साथ लिखने वाले व्यक्ति को यदि आचार्यत्व की पदवी दीं गई तो इसमें किसी 
प्रकार की असंगतता नहीं है वरन्‌ समीक्षा में एक नये युग का विन्यात्त करने के 
कारण वह उपाधि उनके स्वंथा उपयुक्त है। आचाये वाजपेयी जी ने प्राचीन 
साहित्य और विशेषतः तुलसीदास एवं सूरदास जैसे प्राचीन कवियों के ग्रश्थों का 


२३६ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


संपादन किया और उनके काव्य पर मौलिक विचार व्यक्त किये हैं। इन कारणों 
से पूरे हिन्दी साहित्य में उनकी एक स्वतन्त्र दृष्टि का विन्यास हो सका है । इस 
समय हिन्दी साहित्य के विद्यार्थियों के लिये आधुनिक साहित्य पर वाजपेयी जी 
के वक्तव्य प्रमूत आधार का काम दे रहे हैं । द 


इस भूमिका पर जब हम आचाये हजारीप्रसाव द्विवेदी को लाकर रखते 
हैं तो सबसे पहले यह अभिज्ञात होता है कि द्विवेदीजी प्रमुखत: प्राचीन साहित्य 
और उसके विविध स्वरुपों को प्रकाश में लाने वाले आचांय॑ हैं। उनका दृष्टिकोण 
सांस्कृतिक है, वे मानवतावादी विचारक हैं । उन्होंने साहित्य को साधन माना है 
साध्य नहीं, इस दृष्टि से उनका साहित्यादर्श अत्यन्त स्वतन्त्र और नवीन है। 
भारतीय अंधकार युग की भिन्न परम्पराओं को उन्होंने प्रकाशित किया है जो 
हिन्दी साहित्य के नवीन अध्येताओं के लिए काफी मूल्यवान है। विशुद्ध साहित्यिक 
दृष्टि से भथथवा एकदम ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर द्विवेदीजी की उद्भावनाओं 
और निष्कर्षों के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है १रन्‍तु लोकजीवन की भ्रूमिका 
पर उन्होंने प्राचीन साहित्य का जो अनुशीलन किया है वह निस्संदेह मृल्य- 
वान है । 


द्विवेदीजी केवल समीक्षक और शोधकर्त्ता ही नहीं एक स्वतन्त्र रचना- 
त्मक झतिकार भी हैं। यों तो उनके निबन्धों में यह रचनात्मक शक्ति परिलक्षित 
होती है परत्त 'बाण भद्‌ट की आत्मकथा तामक औपन्यासिक कृत्ति में वह और 
भी स्पष्ट हो गई है। यह उपन्यास हिन्दी संसार में न केवल सम्मानित है बल्कि 
एक स्वतन्त्र पद्धति का तिदर्शक्त माता गया है। इस उपन्यास को लिखकर 
द्िवेदीजी ने प्राचीत भारतीय सम्यता और संस्कृति के अन्तिम उल्लेखनीय युग 
पर एक नया आलोक केन्द्रित किया है । हषं॑-बद्धत के समय की सामाजिक और 
राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न धामिक और रहस्पवादी चिन्तनधारायें राजकीय 
परिवेश आदि के सम्बन्ध में द्विवेदीजी ने औपन्यासिक सीमा में यथेष्ट विवरणपूर्ण 
चित्र उपस्थित किए हैं । यहाँ द्विवेदीजी के कलाकार रूप के साथ उनके पंडित 
रूप के युगपत दर्शन होते हैं। 


अब तक द्विवेदीजी की दो महत्वपूर्ण कृतियाँ अपनी निर्माणावस्था में 
हैं। एक तो वे भारतीय सौन्दय शास्त्र का आलोचनात्मक इतिहास लिख रहे 
हैं जो हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में एक नयी वस्तु होगी। दूसरे वे चारुचन्दलेख 
नामक एक अध्य उपन्यास भी लिख रहे है जिसमें कछ अंश पत्र-पत्रिकाओं में 


उपसंहार और प्रदेय २३७ 
प्रकाशित हुए हैं। इन दोनों ग्रस्थों के प्रणयन के पश्चात्‌ द्विवेदीजी एक शास्त्रज् 
विद्वान के अतिरिक्त एक विशिष्ट कलाकार के हप में भी हमारे समक्ष आ 
सकेंगे। इस प्रकार द्विवेदीजी के आचार्यत्व में रचना और विचारणा के दोनों ही 
पक्ष समाहित हो जाते हैं जिसके कारण उनका साहित्यिक ऐश्वर्य और भी 
दीप्तिमान हो जाता है । 


प्रदेय 


द्विविदीजी के सम्पूर्ण प्रदेय को पहले तो ऐतिहासिक भूमिका पर देखा 
जाना चाहिए और इसके पश्चात्‌ उसे अपनी ताकिक भूमि पर भी देखना आवश्यक 
होगा । ऐतिहासिक भूमिका से हमारा आशय आधुनिक साहित्य के विकास में 
द्विविदीजी के योगदान से है। तात्विक भूमिका से हमारा आशय उन्तकौ उत 
साहित्यिक और वैचारिक विशेषताओं से है जिनसे उनके कार्य के स्थायी मूल्यों 
का आकलन हो सकेगा । हमारी यह रचना विशेषकर द्विवेदीजी के समीक्षक और 
शोधकर्ता ब्यक्तित्व से है इसलिये हम यहाँ इन्हीं दो रूपों में उनके ऐतिहासिक 
योगदान पर विचार करेंगे। 


ऐतिहासिक प्रदेय 


द्विविदीजी के पूर्व हिन्दी में विचारकों, समीक्षकों और साहित्यिकों 
की एक लम्बी परम्परा चलीं आ रही थी। उनमें से कुछ विचारक तो विशुद्ध 
साहित्यिक क्षेत्र के थे, कुछ अन्य साहित्य के साथ भाषा और इतिहास के पक्षों 
को मिलाकर चलते रहे हैं परन्तु साहित्य के साथ सामाजिक और लोकजीवन 
के समस्त योग को और उस लोकजीवन की दाशेनिक और आध्यात्मिक उप- 
लब्वियों को एक साथ मिलाकर देखने का प्रयत्न अपेक्षाकृत कम किया गया था । 
ट्विवेदीजी के साहित्य को सांस्कृतिक विकास का साधन मानकर संस्कृति के 
परिवेश में ही साहित्य की समीक्षा भी है। ट्विवेदीजी की संस्कृति सम्बन्धी 
धारणा काफी विस्तृत है। उसमें समाज, सामाजिक और राजनेतिक इतिहास, 
धाभिक दार्शनिक उदुभावनायें, लोकजीवन के आचार विचार और विश्वास सब 
एक साथ संग्रथित हैं। संस्कृति के इतने विस्तीर्ण स्वरूप को आधार बनाने के 
कारण द्विवेदीजी का साहित्यानुशीलव एक नयी ही भूमिका पर पहुँच गया है। 
इसे हम एक शब्द में समाहित साहित्य भूमिका कह सकते हैं। इस प्रकार की 
समग्र भूमिका हिन्दी के क्षेत्र में इसके पूर्व इतनी स्पष्ट नहीं थो। बतएवं हम इसे 
द्विवेदीजी का उल्लेखनीय प्रदेय कह सकते हैं। 


२३८ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 
मानवतावादी दर्शन 


अपने समस्त साहित्यिक काल में द्विवेदीजी की एक अन्तरनिहित दृष्टि 
भी दिखाई देती है वह दृष्टि एक शब्द में मानवतावादी हैं।यों तो मानवताबाद 
शब्द के अनेकानेक रूपों और प्रकारों पर पंडितों ने विचार किया है पर द्विवेदीजी 
जिस मानवतावादी दृष्टिकोण को उपस्थित कर सके हैं वह बहुत कुछ नियत 
परिभाषा का दृष्टिकोण नहीं है । उनमें मानवतावादी विशिष्ट सामाजिक वर्गो' 
और शास्त्र सम्पत प्रतिमानों के प्रभावों का स्वीकरण नहीं है बल्कि व्यापक 
लोकजीवन और विशेषकर बहुसंख्यक अन्त्यज वर्गो। की निर्माणात्मक प्रवृत्तियों 
का दिग्दर्शन कराना ही उन्हें अभीष्ट है। मानवतावाद के इस आदर्श को अपना 
लेने के कारण द्विवेदीजी एक प्रकार से साहित्य की शालीन और परम्परागत 
मान्यताओं से कुछ दूर भी चले गये हैं परन्तु इंपी कारण ये ऐसे तथ्यों का भी 
संग्रह कर सके हैं जो दूसरी दृष्टि से अधिक मूल्यवाव है भारतीय इतिहास केवल 
राजाओं और पंडितों का इतिहास नहीं है। उसमें उन असंझ्य, अताम और 
अपरिचित वर्गो' और जातियों का भी योगदान हैं जिसका हमें सम्यक बोध नहीं 
था। इस प्रकार द्विवेदीजी ने मानवतावादी आदर्श इतिहास का एक नए 
प्रकार से उद्घाटन कर दिया है । व्यावहारिक रूप में संत कवियों की जीवनी 
और उनका काव्य विभिन्न संप्रदायों की दार्शनिक और अध्यांत्मिक मान्यताओं 
और विश्वासों को सहृदयता से देखने और समझने का कार्य हिन्दी के क्षेत्र में 
द्विवेदीजी ने सम्पन्न किया है। उनकी इसी मानवतावादी धारणा के कारण 
इतिहास, समाजशास्त्र, धर्म, अध्यात्म सभी पक्षों को एक नया अर्थ और एक नयी 
दीप्ति पिल सकी है। क्रमागत साहित्यिक आद्शों में जिन अनेकांनेक कतियों को 
साम्प्रदायिक समझकर छोड़ दिया था उन्हें ह्विवेदीजी ने नये सिरे से प्रकाश में 
ला रखा है। भले ही साहित्यिक भूमिका पर उठ कृतियों का अधिक मूल्य न हो 
पर सांस्कृतिक ओर ऐतिहासिक तथ्यों के अनुशीलत के लिये ऐसी कृतियों का 
अपना स्वतन्त्र स्थान हैं। इस प्रकार द्विवेदोजी ने अपने प्रयत्नों से हिन्दी के 
साहित्यिक क्षेत्रों में चिन्तन की एक नयी भूमिका प्रदान की है। यह उनका 
दूसरा मूल्यवान प्रदेय है । 


. भारतवर्ष में अनेक भाषायें प्रारम्भ से ही प्रचलित हैं। अनेक जातियां 
और वर्ग यहाँ विकप्तित ओर वद्ध मान हुए हैं। इस विविधता को आधार बताकर 
विभिन्न पंडितों ने एक एक भाषा क्षेत्र के साहित्य का अनुशीलन किया था। 
विविघता में एकता लाने वाले सीमित दृष्टि को विस्तार देने वाले उपकरण 


उपसंहार और प्रदेय १२९ 
सामान्यतः साहित्यिकों की दृष्टि में नहीं आये थे । द्विवेदीजी ने समस्त भारतीय 
हित्य और बाड़ मय को एक इकाई के रूप में देखने का प्रयत्न किया हिदी 
गुजराती, मराठी, बंगला, राजस्थानी प्रदेशों में जो एक सी साँस्कतिक गति- 
विधियाँ पूर्वकाल में प्रचलित थीं उनका समाहार करके उन्हें एक समन्वित भपिका 
पर ला रखने का उद्योग भी एक मूल्यवान कार्य कहा जायेगा। दिवेदीजी ने 
चीन साहित्य के शोब में इसी दृष्टि का प्रयोग किया है। फलत: वे बौद्ध, जैन, 
सिद्ध, नाथ, निगु ण, सग्रुण भक्ति के संप्रदायों को एक ही भारतीय भमिका पर 
रखकर देखने में संलग्न हुए हैं। हिन्दी के संघ, गुजराती के संघ अलग अलग 
नहीं हैं केवल उनकी भाषा अलग है। संतप्त की भूमिका पर वे समान हैं। यही 
नहीं एक ही संप्रदाय का विकास गुजरात, राजस्थान और उत्तरभारत में तथा एक 
ही नाथ संप्रदाय का विकास विभिन्न प्रदेशों में हुआ था । जब तक इस भारतीय 
एकता का बोध नहीं हो जाता तब तक भारतीय साहित्य को विभिन्न इकाइयों 
में बाँटकर पढ़ने में हमें उनके समग्र मलयों का ज्ञान नहीं हो प्रकेगा । ट्विवेदीजी की 
व्यापक दृष्टि इस महत्वपूर्ण तथ्य को अच्छी तरह समझकर आत्मसात कर सकी 
थी । तभी उनकी समीक्षाओं और शोधों में प्रादेशिक भाषाओं की इकाई उतनी 
मुखर नहीं है जितनी एक सावदेशिक भूमिका का संस्थापन | हुम कह सकते हैं 
कि द्विवेदीजी की इस साव॑देशिक सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न प्रादेशिक साहित्यों 
में समान प्रेरणा सूत्रों को दूढ़ने में अधिक सहायता मिलेगी। स्वतः ह्िवेदीजी 
का अध्ययन अभी आंशिक रूप से इस समग्रता का परिचय दे पाया है परल्तु 
इस दृष्टि का आधार लेकर नये युग और नयी पीढ़ियों के विद्यार्थी भारतीय 
साहित्य का समग्रता पूर्ण अध्ययन और अनुशीलन करते मे सम हो सकेंगे ऐसी 

आशा की जा सकतो है । 


तात्विक प्रदेय 


साहित्य शास्त्र के अन्तर्गत रस अलंकार आदि के विभिन्न संप्रदाय प्रच- 
लित हैं और विभिन्न आचाय॑ अपने-अपने संप्रदायों के पक्ष में पर्याप्त विवेचन 
कर चुके हैं। इन समस्त संप्रदायों का समाहार संस्कृत साहित्यशास्त्र में उप- 
लब्ध है । आचार्य सम्मट इसी समस्वय के प्रमुख प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। 
रप्त, अलंकार, रीति, गृण आदि साहित्यिक मत यद्यपि मूलतः मानव जीवन के 
कलात्मक पक्ष से सम्बन्धित हैं परन्तु अनेक बार इन तत्वों का मानवीय सम्बन्ध 
लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाता है भौर तब साहित्यिक विवेचनों में गड़बड़ी 
आने लगती हैं। होता यह है कि मानवीय भाव भूमिका तथा मानवीय संस्कृत 


२४० हजारी प्रसाद दिवेदी : व्यक्तित्व और ऋतित्व 


भौर आदर्शों और उसके विकाप्तमान मूल्यों से सम्बन्ध विच्छेद कर ये रस अलंकार 
आदि कोरी शास्त्रीय भूमिका पर आधारित हो जाते हैं ओर तब एक प्रकार से 
कृत्रिम काव्य का और कला का स॒जन होने लगता हैं। यूरोप में कला के लिए 
कलावाद का आम्दोलन इसी का निदर्शक है। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि 
रस अलंकार आदि साहित्यिक परम्परागत तथ्यों ओर तत्वों के सम्बन्ध छूट जाने 
पर साहित्यिक प्रतिमान लुप्त होने लगते हैं और वेसी स्थिति में कला और 
साहित्य की परम्परायें टूट जाती हैं और एक विश्व खलता उत्पन्न होती है। यह 
एक विचित्र दन्द्वात्मक स्थिति है कि एक ओर इन साहित्यिक मूल्यों को छोड़ा 
भी नहीं जा सकता और दूसरी ओर इन मूल्यों को एकमात्र ही तत्व मान लेने 
पर मानवीय विकास से साहित्य का सम्बन्ध उच्छिन्न हो जाता है। एक या 
दूसरी भोर अति की दिशा में जाने पर विश्रवुखलता का उत्पन्न होना अवश्यं- 
भावी हैं । संस्क्ृत साहित्य के शास्त्रीय युगों में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब 
साहित्यिक कृतियों का सम्बन्ध मानवीय जीवन प्रवाह से कटकर अलग हो गया 
है। ऐमे अवसरों पर केवल आलंकारिक और चमत्कार पूर्ण साहित्य की सुष्टियां 
होती रही हैं | इसी प्रकार ऐसे युग भी साहित्यिक इतिहास में प्राप्त होते हैं 
जब साहित्य का सम्बन्ध साहित्य की सुदृढ़ परम्पराओं से टूट गया है । बैसी 
स्थिति में लोक साहित्य की सृष्टि होने लगती है जिसमें सौन्दर्य और रस के पक्ष 
तिरोहित हो जाते हैं। इस दन्द्वात्मक परिस्थिति से प्रत्येक दरदर्शी चितक को 
गुजरना पड़ता है। इस समस्या का हल कदाचित यह है कि साहित्य चितक और 
विचारक कला के मानवीय पक्ष और उसकी सौन्दयं भूमिका को समन्वित करके 
आगे बढ़ । वास्तव में आधुनिक युग में कला और साहित्य की यह एक विशेष 
समस्या रही है । कुछ विचारक साहित्य को उपदेशात्मकता की ओर खीच ले गये 
हैं और कुछ विचारक उसे विशुद्ध कला की दृष्टि से देखना चाहते हैं। उपदेशात्म- 
कता का आधिक्य साहित्य को उसकी प्रवाह क्षमता से दूर फेंक देता और युगीन 
भावनाओं और चेतनाओं से रिक्त कला और साहित्य भी अतिशय एकांत और 
निष्प्राण हो जायेंगे । ऐसे ही अवसरों पर ऐसे समीक्षकों की आवश्यकता पड़ती 
है जो एक ओर कला का सम्बन्ध जीवन से और दूसरी ओर जीवन का विनियोग 
कला के माध्यम से करा सके । 


आचाये ह्विवेदीजी ने अपने युग के इस साहित्य की इस द्वन्द्वात्मक 

प्रक्रि| को समझा था और उन्होंने इनमें सामंजस्य लाने का उद्योग भी किया 

है । यह सही है कि युगीन भूमिका पर द्विवेदीजी का यह समन्वयात्मक प्रयास 
साहित्य के जीवन पक्ष की भोर कुछ अधिक झूक गया है और साहित्य तथा 


उपसंहार और भ्रदेय 


कला की अपनी परम्परायें कुछ उपेक्षित हुई हैं। फिर भी हिवेदीजी का प्रयत्न 
उस दिशा में हैं जो युगीव आवश्यकताओं के अनुरूप है। प्रजातस्त्रात्मक अवस्था 
में प्रतिशील मानव जीवन की आवश्यकतायें सर्वोपरि होती हैं। जहां-जहाँ साहित्य 
वर्गीय भूमिका ग्रहण करता है और सामान्य जनता से दूर चला जाता है वहाँ 
वहाँ साहित्य के समीक्षक को उसकी वर्गीयता और विशेषाधिकार की असमानता 
कर उसे जनजीवन के अधिक समीप लाना पढ़ता है। हिवेदीजी का दूसरा 
साहित्यिक प्रयत्त इसी प्रगतिशील दिशा की ओर है। यदि उम्होने युगीन चेतना 
का साथ देते हुए साहित्य के परम्परागत मानों की किसी हद तक उपेक्षा की है 
तो यह उनका एक अवश्यंभावी दिल्ला निरदेश भी कहा जा सकता हैं। परम्तु रखों 
और अलंकारों की व्याख्या करते हुए द्विवेदीजी ने अनेक बार उसके मानवीय 
आधोर के साथ-साथ उसकी परम्परागत सौन्दर्य और आनन्द भूमिकाओं का 
उल्लेख किया है। उन्होंने इन शब्दों से किसी प्रकार तिरस्कत नहीं होने दिया । 
अतएव हम कह सकते हैं कि आंधूनिक साहित्य की एक विषम और जठिल 
समस्‍या का समाधान करते हुए द्विवेदीजी ने संतुलन खोया नहीं है । जहाँ एक 
ओर उन्होंने निगु ण संप्रदाय की साहित्यिक परम्पराओं से अल्प परिचित कबीर 
जैसे कवियों को असाधारण महत्व दिया है वहाँ उन्होंने संस्कृत साहित्य के 
काव्य ग्रन्थों के प्रति यथेष्ठ सम्मान व्यक्त किया हैं। द्विवेदीजी की ये समन्‍्व- 
यात्मक दृष्टि युगीन विकास के अनुरूप तो है ही, वह साहित्यिक समीक्षण का 
एक संतूलित प्रतिमान भी प्रस्तृत करती है । इसे हम तात्विक भूमिका पर द्विवेदी 
जी का एक प्रदेय ही मानेंगे । 

शान्तिनिकेतन में प्रमुखत: कवींद्र रवींद्र के संपर्क में रहते हुए और 
बंगाल की विद्धन-मंडली का साहचरय्यं प्राप्त करते हुए द्विवेदीजी ने साहित्य को 
आध्यात्मिक मूल्यों के साधन के रूप में भी ग्रहण किया है। रवींद्रताथ महान 
रहस्यवादी और दार्शनिक कवि हैं। उन्होंने शांतिनिकेतन में ऐसे पंडितों का 
समुदाय स्थापित किया था जो भारतीय अध्यात्म की अनेक गृत्थियों को सुलझा 
कर उपस्थित कर सकें । रवि बाबू ने उपनिषदों, गीता तथा अभ्य अध्यात्म ग्रन्थों 
के साथ-साथ कबीर जैसे आध्यात्मिक साधकों के चरित्र का यथेष्ट पारायण किया 
था । उन्होने कबीर की पदावली का एक अंग्रेजी अनुवाद भी अपनी ही लेखनी 
से प्रस्तुत किया था । उन्हीं के साहचयं और संपर्क से भारतीय कला के क्षेत्र में 
भी एक विशाल परिवतंन घटित हुआ । रवीद्रनाथ ठाकुर से लेकर नन्दलाल 
वसु और अग्य कलाकारों के द्वारा जिस इण्डियन आर्ट की संस्थापता हुई उसका 
बहुत कुछ श्रेय शांतिनिकेतन को है। साहित्यिक क्षेत्र में रवींद्रनाथ का प्रभाव 
प्राय: समस्त भारतीय भाषाओं पर पड़ा था। स्वल्पाधिक मात्रा में सारे भारत 


२४२ हजारो प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कतित्व 


में रवींद्रनाथ की रहस्यवादी काव्य साधना का अनुसरण भी हुआ है । द्विवेदीजी 
इस महान राष्ट्रीय साहित्यिक और कलात्मक श्रवर्तत का सीधा साक्षात्कार कर 
सके हैं अतएव उनके ऊपर भारतीय नवोत्यान की इस कला साधना का प्रभाव 
ने पड़ता यह सम्भव नहीं था। द्विवेदीजी के समस्त साहित्य में अध्यात्म पक्ष 
को जो सुस्थिर और सुदृढ़ भूमिका मिलती है वह इस भारत व्यापी नव्यकला 
साहित्योत्याव का प्रतिरुप ही है। हिन्दी के स्वच्छंदतावादी काव्य के नाम पर 
प्रचलित प्रसाद, निराला और पंत की काव्य सृष्टियां ,बिशुद्ध स्वच्छंदतावादी न 
होकर अध्यात्मोन्मूख बनी हुई हैं | द्विवेदीजी के व्यक्तित्व भौर विचारणा में इन 
कवियों के प्रति एक नैसगिक आत्मीयता का होना आवश्यक था। हम यह देखते 
भी हैं कि उन्होंने हिम्दी के छायावादी कवियों पर सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां 
लिखी हैं इसके विपरीत वे तथाकथित प्रगतिवादी और पश्चिमवादी प्रभाव से 
आपन्न प्रयोगवादी साहित्य को अपनी संपूर्ण सहानुभूति दे सके हैं। इस प्रकार 
हद्िवेदीजी.की अध्यात्मोन्मुल साहित्यिक चेतना कबीर से प्रसाद तक प्रसरित 
दिखाई पड़ती है । एक ही अपवाद प्रेमचश्द जी का मिलता है जिनमें सामाजिक 
जीवन और संघर्षो' की प्रचुरता मिलती है। द्विवेदीजी ने अपने आध्या- 
त्मिक संस्कारों के साथ प्र मचन्द जी का भी स्वागत किया है | यह उनकी व्या- 
पक सहानृभूतियों का परिचायक तत्व है। द्विवेदीजी के अध्यात्म और रहस्य- 
वाद में इस संघर्षशील समाज सुधारक लेखक के लिये भी स्थान है । इससे उन 
की आध्यात्मिकता की गहराइयों और विस्तार का .बोध होता है। उन्होंने हिन्दी 
साहित्य में एक साथ प्रसाद, पंत, और प्र मचन्द के लिये जो प्रशंसात्मक वक्तव्य 
दिये हैं उन्हें तालिक भूमिका पर उनका अम्य प्रदेय कहा जायगा। दो परस्पर 
विरोधी प्रतीत होने वाली साहित्य सरणियों का समान सहानुभूति से आकलन 
और आशंसा करने वाले समीक्षक बिरले ही होते हैं परस्तु द्विवेदीजी के व्यक्तित्व 
में इतने व्यापक संस्कार संयोजित हो चुके हैं कि वे रहस्यवादी काव्य और 
समाजवादी उपन्यास लेखन को विकास की एक ही धारा में सब्नचिहित कर सके 
है। गंगा ओर यमृता का यह संगम जिस पवित्र त्रिवेणी का निर्माण करता है 
उसमें द्विवेदीजी ने जी खोलकर स्नान किया है । 


द्विवेदीजी का एक अधश्यतम प्रदेय यह भी है कि वे एक समीक्षक और 
शोधकर्ता ही नहीं रचनाशील साहित्यकार भी हैं। हिन्दी में पिछली पीढ़ी तक 
प्रायः सभी समीक्षक-स्वतस्त्र- रचनाकार भी रहे हैं। उदाहरण के लिये मिंश्रबन्धु 
एक समीक्षक और इतिहास लेखक ही' न थे कवि और ओऔपमध्यासिक भी थे। इसी 
प्रकार कृष्णबिहारी मिश्र और लाला भगवोनदीन भी सक्रिय साहित्य रचयिता 


उपसंहार ओर प्रदेय १७३ 


थे। इस परम्परा के अंतिम व्यक्ति आचाय॑ रामचद्ध शुक्ल थे जिन्होंने अपने 
गम्भीर समीक्षा कार्य के साथ-साथ बुद्ध चरित जैसा काव्य ग्रन्थ भी लिखा। अनेका- 
नेक छोटी बड़ी कवितायें और निवन्ध भी लिखे | वे कहा करते थे कि मुझे स्वतंत्र 

लेखन में जितता आनन्द आता हैं उतना बौद्धिक समीक्षा काय॑ में नहीं। 

परन्तु यह परम्परा वर्तमान युग में आकर बहुत कुछ क्षीण हो गयी है। आधु- 

तिक समीक्षकों ने थोड़ी बहुत स्वतस्त्र रचनायें तो प्रस्तुत की हैं परन्तु वे मुख्यतः 

विवेचक और विश्लेषक बन बैठे हैं । परिस्थितियों के दबाब ने उन्हें इस विशे- 

षज्ञता की ओर खींच रखा है। साहित्य में यह एक उल्लेखनीय प्रश्न रहा है कि 

केवल विवेचना क्या साहित्यकार का एकमात्र धर्म हो सकता है और क्या कोरा 
विवेचन साहित्य के साथ न्‍्याय कर सकता है ?. योरोपीय साहित्य में भी इस 

प्रश्न पर विचार किया गया है। उनके यहाँ कवि समीक्षकों की एक समृद्ध 

परम्परा हैं परब्तु बतंमान समय में सबके सब समीक्षक कवि या उपन्यासकार नहीं 
हैं। यदि टी० यस० इलियट विचारक होने साथ-साथ एक श्रेष्ठ कवि भी हैं 

तो आई० ए० रिचर्डंस विशुद्ध समीक्षक हैं। इनके पूर्व के समीक्षकों की दो 

श्रेणियां रही हैं। एक वह जो कवि समीक्षकों की है और दूसरी वह जो केवल 

विचार-कर्त्ताओं की है। यद्यपि यह स्वीकार किया जा सकता है कि विचारक 

या समीक्षक साहित्य के मर्म के साथ न्याय करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु 

कदाचित्‌ यह आदर्श स्थिति कही नहीं जा सकती । साहित्य का तत्व और मर्म 

जानने के लिए साहित्यिक और रचनात्मक निर्माण की भी आवश्यकता हैं। बैसा 

न होने पर साहित्यिक विचारों में वे ज्ञिनिकता भले ही बढ़ जाय परन्तु साहित्यिक 

सौन्दर्य सम्पूर्णत: शायद ही उद्घाटित हो सके । 


द्विवेदीजी के साथ यह सुयोग देखा जाता है कि वे कोरमकोर एक 
समीक्षक और शोधकर्ता ही नहीं हैं । उन्होंने भावात्मक भूमिका पर एक मानवता- 
वादी दर्शन अपना रखा है, जिसके कारण उनके समस्त समीक्षा और शोधकार्य 
में एक स्वतन्त्र अर्थवक्ता भी आ गई है । परन्तु इससे भी अधिक विशेषता यह हैं 
कि वे एक स्वतन्त्र रचयिता और कलाकार भी हैं । उन्होंने कोई काव्यकृति नहीं 
लिखी परन्तु बाणभट्ठ को आत्मकथा नामक उपन्यासिक कृति तैयार की है जो 
काव्य का पूरा आनन्द देती है। इस प्रकार द्विवेदीजी ने साहित्यिक विचारणा, 
भावात्मक दर्शन और रचनाशील साहित्य की त्रिविध क्षमताओं से संपन्न 
होकर आधुनिक समीक्षकों की अपेक्षा एक व्यापक साहित्यकार और 
समीक्षक का प्रदेय पूरा किया है। वर्तमान समय में जब साहित्यिक विवेचन 
में वैज्ञानिकता का भाग्रह बढ़ रहा है द्विवेदीजी की समीक्षायें एक प्रसन्न और 


२४४ हजारी प्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व 


भावज्ञ साहित्यिक व्यक्तित्व का प्रतिफलन करती हैं। बहुत से वैज्ञानिक किन्तु 
स्वदेशीय समीक्षकों की अपेक्षा द्विवेदीजी अधिक व्यापक साहित्यिक और मान- 
वीय भूमिका पर अपना काय॑ संपन्न कर सके हैं। भाज की साहित्यिक समीक्षा 
जब विज्ञान की शुष्क भूमि पर प्रवेश कर रही हैं तब द्विवेदीजी की समीक्षायें 
एक हरे-भरे संसार का प्रत्यय देती हैं। यह निश्चय नहीं कि हिन्दी समीक्षा भविष्य 
में कौन-सा रूप ग्रहण करेगी । परन्तु आशंका यह अवश्य है कि वह कोरी वैचा- 
रिक मरीचिकाओं में भठक न जाये । ह्विवेदीजी का समीक्षा-कार्य इस प्रकार की 
आशंकाओं का प्रतिवाद करने के लिये एक सामयिक और तात्विक ज्योति संकेत 
देती है और हम यह भी आश्वासन पाते हैं कि साहित्य समीक्षा की नई वैज्ञानिक 
या मनोरवेज्ञानिक खाइयों और गडढ़ों के बीच द्विवेदीजी का समीक्षा और शोध 
कार्य एक वाद रहित और निःसंशय साहित्यिक राजपथ को निरभित कर उस पर 
भविष्य के साहित्यिकों को सुविधा पूवक तथा निरापद चलने का आह्वान करता 
रहेगा । 


लेखक की कृतियाँ 


समीक्षात्सक ग्रंथ 


सूरसाहित्य 
नखदपंण में हिन्दी कविता 
सूर और उनका काव्य 
साहित्य का साथी 
आधुनिक हिन्दी साहित्य पर विचार 
मृत्युजयी (रवीन्द्रनाथ) 
दशोधात्मक कृतियाँ 
७ कबीर 
८ मध्यकालीन धर्मेंसाधना 
६ नाथसंप्रदाय 
१० हिन्दी साहित्य का आदिकाल 
ऐतिहासिक क्ृतियाँ 
११ हिन्दी साहित्य की भूमिका 
१२ हिन्दी साहित्य ह 
निबन्धात्मक कृतियाँ 
१६ अशोक के फूल 
१४ हमारी साहित्यिक समस्‍यायें 
१५ विचार और वितर्क 
१६ साहित्य का मर्मे 
१७ विचार प्रवाह 
श१्८ केलफलता 
छायानु वाद 
१९ प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 


री #द 6 #ए पे ७७ 


१४६ हजारी प्रसाद द्विवैदी ; व्यक्तित्व और कृतित्व 


२० प्राचीन भारत के कलात्मक विलास 
२१ प्रबन्ध चिन्तार्माण 

२२ पुरातन प्रबन्ध संग्रह 

२३ प्रबन्ध कोश 

२४ विश्व परिचय 

२५ मेरा बचपन 

२६ लाल कनेर 

२७ रवीरद्रनाथ की कवितायें 


सम्पादित ग्रंथ 
श्थ. सम्देशरासक 
३९ संक्षिप्त पृथ्वीराजरासो 
३० नाथ सिद्धों की वाणियाँ 


कथा-सा हित्य 


३१ बाणभट्ठ (की आत्मकथा) 
३२ घारुचद्द्रलेख 
३३ मेघदूत (एक पुरानी कहानी) 


अनुपलब्ध व अप्रकाशित पुस्तकों के नाम 


३४ लालित्य मीमांसा (प्रेस में) 

३५४ सत्तों का स॒क्ष्मवेद 

३६ भअपम्रश का रसात्मक साहित्य 

३७ कालिदास द्वारा प्रयुक्त प्रसाधन सामग्री 

३८ भारत नाटक परम्परा भधौर दशरूपक (प्रेस में) 


सहायक पुस्तकें 


आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल 


हिन्दी साहित्य का इतिहास 
तुलसीदास 

जायसी ग्रंथावली 

अ्रमर गीतसार 


कई... ्छ 55 ++ 5 


लेखक की कृतियाँ २४७ 


आचाय॑ श्यामसुन्दरदास 


५ भाषा रहस्य 
६ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 
७ भाषाज्विज्ञान 
८ कबीर दोहावली 
आचाय ननन्‍्ददुलार वाजपेयी 
९ हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी 
१० नया साहित्य-नए प्रश्न 
११ क्षाधनिक साहित्य 
११५ महाकवि सुरदास 
१३ आधुनिक काव्य रचना और विचार 
आचार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
१४ हिन्दी साहित्य का अतीत 
१५ हिन्दी का समसामयिक साहित्य 
डा० पीताम्बरदास बडथ्याल 
१६ हिन्दी काव्य में निगु ण संप्रदाय 
१७ सूरदास 
डा० चस्द्रबली पाण्डेय 


१८ तुलसीदास 

१९ केशवदास 

२० विधार और विमर्श 
डा० नर्गेस्र 

२१ विचार और विश्लेषण 


२२ विचार और विवेचन 
२३ विचार और अनुभूति . 


डा० भगवत्स्वरूप सिश्र 

२४ हिन्दी समीक्षा का उद्भव और विकास 
डा० मुन्शीराम शर्मा 

२५ सूरदास और भगवद्भक्ति 


२४८ हुजारी प्रसाव दिवेदी : व्यक्तित्व भर कृतित्व 


२६ भारतीय साधना और सूर साहित्य 
२७ सूर सोरभ 
डा० हरिवंशलाल शर्मा 
१८ घर काव्य की आलोचना 
१६ सर और उतका काव्य 
हा० रामकुमार वर्भा 
३० हिन्दी साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास 
३१ हिप्दी साहित्य का इतिहास 
३२९ सम्त कबीर 
शचोरानी गुट 
३३ हिन्दी के आलोचक 
शमचन्द्र तिधारी 
३४ हिस्दी गद्य के निर्माता 
थ्री व्यथित हृदय 
३५ हमारे गद्यकार 
डा० शिवकुमार शर्मा 
३६ हिष्दी साहित्य : युग और प्रवृत्तियाँ 
डा० रामाधार शर्मा 
३७ हिन्दी की सैद्धास्तिक समीक्षा 
डा० विपिनबिहारी त्रिवेदी 
३८ चन्दबरदाई और उनका काव्य 
रामगोपाल तह चौहान 
३९ हिप्दी के गद्यकार और उनकी शैलियाँ 
सत्यकाम वर्मा 
४० हिष्दी साहित्यावलोकन 
सिहासनराम सिद्धेश 
४१ हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्यकार 
४२ हिन्दी साहित्य में काव्य रूपों के प्रयोग 
जयनाथ नलिन 
४३ हिन्दी के निबम्धाकार 


लेखक की कुतियाँ २४६९ 


22 वी &6 #&0 #>द< ० -ए #ए0० #७ 


अचिक (3 >ऊ बाते 
ल्ध्णू न ७ | 


न छा >> नए जी 0 अत ॑0 ७ ७9 त>9झ 40 29 
ही मत ०६ जाए 0 9 9० कर वी छ 0 >< ०€< 


पत्र-पंत्रिकायें 


धमंयग, फरवरी १९६२ 
आलोचना-आलो चनांक 
सरस्वती सम्बाद 

विशाल भारत, मार्च १६४४ 
विशाल भारत, अगस्त, १६४७ 
विश्वभारती पत्रिका 

साहित्य सन्देश, १६५१४ 
अजन्ता, १६५३ 

सम्मेलन पत्रिका, सं० २०१० 
सरस्वती संवाद, अप्रेल-मई-जून, १६६२ 
साहित्य सन्देश सितम्बर १६४२ 
सरस्वती संबाद, जून, १६५९ 
साहित्य संदेश, अप्रेल, ११९५२ 
सरस्वती संवाद, १६५७ 
साहित्य संदेश, दिसम्बर १९५२ 
साहित्य संदेश, मई १६५३ 
सरस्वती, फरवरी १६९५४ 
अवन्तिका, १६४३ 

संगम, जनवरी १६४६ 

साहित्य संदेश, माचे, १६५७ 
साहित्य सन्देश, दिसम्बर १९५४ 
प्रतीक 

सम्मेलन पत्रिका, सं० २०११ 
तया समाज, सन्‌ १६५४ 

नया समाज, सन्‌ १६५१५ 
हिन्दी अनुशीलन, मार्च १६६२ 


